परिचित प्रश्न : नई समीक्षा 





सत्यपाल चुघ 
प्राध्यापक, किरोडीमल कालिज 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


निशियाम प्रकाशन, नई दिल्‍ली 


प्रकाशक : 
वरदाचारी पण्डित 


निशियाम प्रकाशन 
१९ एल० लाजपतनगर-३ 
नई दिल्‍ली-१४ 


प्रथम संस्करण 


मूल्य : चोदह रुपए 


मुद्रक 
राजकमल इलेक्ट्रिक प्रेस 


सब्जी पण्डी, दिल्ली 


अकाश 


प्रस्तुत पुस्तक भाई सत्यपाल जी के समय-समय पर लिखे गए निबस्धों 
का संग्रह है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेखक को यह स्वीकार है 
कि उसने परिचित प्रदइन लिए हैं, पर इन परिचित प्रवनों की समीक्षा में 
नूतन सामग्री तथा दृष्टिकोश के कारण पर्याप्त मौलिकता है। नई 
समीक्षा” नाम में अहं की गंध मिल सकती है पर यथार्थता यह है कि यह 
लेखक के विश्वास का द्योतक है। साथ ही इसमें एक ध्वनि भी है। प्रद्नों 
के परिचित होने के कारण ही उनके उत्तर या समीक्षाएं भ्रपठनीय नही है। 
कुछ लोगों में यह एक विचित्र धारणा बन गई है कि कुछ प्रइन जो बार- 
बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं केवल परीक्षार्थी और परीक्षा-जगत के है । 
विद्वान लोग उन पर विचार करना अपने लिए अश्योभन मानते है, जबकि 
यथार्धता यह है कि इन प्रश्नों में बहुत से साहित्य के किसी न' किसी रूप 
में बहुत महत्वपूर्ण प्रदत हैं और उनके भ्रतेक कोने अ्रभी तक श्रस्पशित 
हैं। कहना न हीगा कि साहित्य का कोई भी प्रदत अपने आप में हेय 
नहीं है, यदि उस पर विचार करने वाले में विचार करने की प्रतिभा 
हो । इस पुस्तक में भी अनेक प्रद्त इसी प्रकार के हैं, जिन पर पहले 
बहुत कुछ कहा जा चुका है पर यहाँ जो कहा गया है उसे उस कहे गए 
की प्राय: पुनरावृत्ति नहीं कह सकते । साथ ही जो कुछ कहता था सब 
कुछ कह दिया गया ऐसी भी बात नहीं है। भविष्य में भी इन प्रश्नों पर 
नई बातें कही जा सकती हैं और कही जायेगी, यही साहित्य की 
विलक्षण॒ता है। ऐसी रिथति में परिचित और पुराने प्रश्नों पर पुनविचार 
अनावश्यक नही, झनिवाय तः आवश्यक है । नए युग, चए दृष्टिकोण के 
प्रकाश में उनसे नई उपलब्धियों को संभावताएँ सवेदा हो सकती हैं । 


एक 


दो 


किसी निबन्ध या पुस्तक का शीर्षक देखकर ही यह सोचने लगना कि 
घिसा-पिठा प्रश्न या विषय है, इसमे मौलिकता नहीं हो सकती, या यह 
सोचना कि मौलिकता केवल नए प्रश्नों में ही हो सकती है किसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं है । अस्तु । 

प्रस्तुत पुस्तक में तीन प्रकार के निबन्ध संग्रहीत हैं, सैद्धान्तिक, 
कृति-विषयक और कृतिकार-विषयक | सैद्धान्तिक निबन्ध केवल एक 
है-- रेखाचित्र । इसमें साहित्य की श्रपेक्षाकृत इस नवीन विधा का 
बड़ी गहराई से सांगोपांग विवेचन किया गया है । 

कृति-विषयक निबंधों का सम्बन्ध गोदान, चन्द्रगुप्त, चिन्तामरिं, 
संन्यासी, मृगनयनी और यशोधरा से है । गोदान पर दो निबन्ध हैं। 
एक में उसके नामकरण पर विचार किया गया है, और दूसरे में उद्देश्य 
और वस्तु-संगठन पर। इस दूसरे निबन्ध में लेखक ने बहुत से 
आलोचकों द्वारा व्यक्त की गईं इस धारणा का निराकरण किया है कि 
गाँव और नगर के अलग-अलग असंबद्ध चित्र प्रेमचन्दर की कई रचनाओं 
में मिलते है और यह दोष गोदान मे और भी बढ़ गया है । इसी प्रकार 
श्री नलिन विलोचत शर्मा तथा श्रन्य लोगो द्वारा गोदान के उद्देश्य के 
बारे में कही गई बाते भी लेखक को स्वीकार नही है और उसने इस 
प्रदन के भ्रधिक व्यापक और नवीन पक्ष की ओर पाठक का ध्यान झ्राकषित 
किया है। गोदान के उद्देश्य और वस्तु-संगठन पर प्रथम' बार इस 
मौलिक विधि से विचार किया गया है और यह प्रेमचन्द के अन्य बड़े 
उपन्यासों के उद्देश्य और वस्तु-संगठन को समझने में सहायक हो सकता है। 

प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक “चन्द्रगुप्त' से सम्बद्ध तीन प्रश्न यहाँ उठाए 
गए है, उसका उद्देश्य, नायक और दोष । उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में 
यत्र-तत्र और लोगो ने भी विचार किया हैं पर यहाँ एक विशेष हृष्टि- 
कोरा से इस प्रइन को लिया गया है। लेखक ने राष्ट्रीयता में श्रन्तनिहित 
विभिन्‍त भावनाओं का विवेचन करते हुए उसके प्रमुख--राष्ट्रीयता-- 
और अप्रमुख उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया है। नायक के प्रइन पर भी 


तीन 


कई नई दृष्टियों से विचार किया गया है। दोषों को कवित्व, वस्तुविधान, 
मालविका, राक्षस और चन्द्रगुप्त के चरित्र आदि दृष्टियों से स्पष्ट किया 
गया है। लेखक ने कई पुरानी मान्यताओो का निराकरण करते हुए प्रायः 
सभी प्रमुख दोष सामने रक्‍्खे है। चिन्तामरिंग से सम्बन्धित यहाँ तीन 
प्रशन उठाए गए है--निबन्धों का वर्गीकरण, गद्य-शैली और इसमें व्यक्त 
विचारधारा ) वर्गीकरण के प्रश्न के मूल से शुक्ल जी के लिखने का 
उद्देश्य सम्बद्ध है, इसी कारण यह प्रश्न पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसीलिए 
इस प्रइन पर यहाँ बहुत ,वस्तार से विच्यर किया गया है। चिन्तामणि 
की गद्यरौली पर लिखा गया निबन्ध बहुत विस्तृत है । इसमें उनके 
विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग तथा शैलियों का सक्षम और सोदाहरण विवेचन 
किया गया है । किसी की गद्य होली का अध्ययन किन-किन कसौदटियों 
पर होना चाहिए इस निबन्ध में इसके लिए भी पर्याप्त संकेत है । 
चिन्तामरि में व्यक्त शुक्ल जी की समाज सम्बन्धी विचारधारा 
पर डा० रामविलास शर्मा तथा कुछ और लोगों ने यत्रतत्र विचार किया 
'है,' पर यहाँ उसे समग्ररूपेणा लिया गया है श्रौर निरपेक्ष दृष्टिकोश से 
उनकी पूरी विचारधारा के पु]तनिर्माण का यह प्रथम मौलिक प्रयास है । 
श्री इलाचंद्र जोशी के बहु प्रशंसित उपन्यास 'संन्यासी' का हद श्य' 
की दृष्टि से यहाँ सविस्तर विचार किया गया है शौर भुक्तिपथ” से कड़ी 
जोड़ते हुए उस पर प्रकाश डाला गया है, प्रासंगिक रूप से उसके कला- 
विषयक दोषों की श्रोर भी अंगुलिनिर्देश हुआ है। इसी प्रकार 
श्री वृन्दावनलाल वर्मा के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'मृगतयनी” के उ््दं श्य पर 
भी विचार किया गया है। इसके पूर्वे डा० सत्येन्द्र तथा कुछ भ्रौर लोगों 
ते संक्षेप में इसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला था पर कला-कत्तंव्य के प्रइन पर 
लेखक पूर्ववर्ती लेखकों से भ्रपना मत-वेभिन्य प्रकट करता है, जो निराधार 
नही है | मृगनयनी के गुण-दोष की भी यहाँ सविस्तर विवेचना की 
गई है जिसमे सब से बड़ी नवीन मान्यता स्थापत्य कला के संबंध में 
स्थापित की गई है । मेरा भी यह बहुत पहले से मत रहा है कि स्थापत्य 


चार 


कला को ठीक उसी रूप में ललितकला नहीं माना जा सकता जिस रूप 
मे मृति, चित्र, संगीत या काव्य को माना जाता है। यदि ललित कला 
का मूल आधार भावाभिव्यक्ति है तो उसमे स्थापत्य कला के लिए प्रायः 
कोई स्थान नही है! स्थापत्य कला भावाभिव्यक्ति यदि कर सकती है 
तो मृति और चित्र-कला के आधार पर, बिना उनकी सहायता के नही । 


गुप्त जी की यशोधरा में वैष्णव भावता का विचार करते हुए लेखक 
ने यह मान्यता सामने रखी है कि इसे वैष्णव-भावना ने कहुकर 
भाधुनिक विचारधारा कहना भ्रधिक संगत है । साथ ही प्रतिपाथ में बैचा- 
रिक प्रसंगति की भोर भी प्रथम बार यहाँ ध्यान दिलाया गया है। 

तीसरे प्रकार के निबन्ध विभिन्‍न साहित्यकारों पर स्वतन्त्र लेख हैं, 
जिनमें क्रम से तुलसी की समन्‍वयसाधना, इलाचंद्र जोशी के आधार भूत 
सिद्धान्त, वृन्दावनलाल़ वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता, महादेवी की 
भावधारा, प्रसाद जी की कविता का समे, परिमल की भूमिका, निराला- 
काव्य की विशेषताएँ और वाद, एवं बिहारीलाल से “इन्टरव्यू' हैं । इनमें 
पहले निबन्ध को छोड़कर औरों मे पर्याप्त मौलिकता है। जोशी जी के 
सिद्धांत यहाँ प्रथम बार इतने विस्तार से दिए गये है। इस निबन्ध की 
एक विशेषता यह भी है कि लेखक ने अ्रपनी ओर से कम कहा हैं, 
ग्रधिकतर बातें व्याल्या के रूप में आई हैं। वर्मा जी के उपन्यासों की 
ऐतिहासिकता पर विचार करने के लिए लेखक ने कुछ सुस्पष्ट मापमान 
स्थापित किए हैं और इस कारण इस लेख में सैद्धांतिक श्रौर प्रायोगिक 
दोनों ही हृष्टियों से बहुत सी नई बातें झाई है । 

महादेवी के गद्य-पद्य में लोग विचारधारा का श्रन्तर मानते हैं, 
साथ ही' उन्हें पलायनवादी कहते हैं। लेखक ने युक्तियुक्त तर्कों के 
आधार पर इसका खंडन करते हुए उनकी भावधारा एवं उनके ब्रह्म 
आ्रादि को स्पष्ट किया है | 

परिमल की भूमिका की कुछ बातें इसके पूर्व भी कही जा चुकी हैं 
पर यहाँ कुछ नई भी हैं। लेखक ने उनके सिद्धांतों के साथ उन्हीं के 


पाँच 


उदाहरण देकर ताल-मेल बैठाने का श्रच्छा प्रयास किया है। निराला 
की विशेताएँ तथा वाद में कुछ आलोचक अ्रपने-अपने प्रश्नों के साथ 
उनके पास पहुँवते है और उनकी निराली शेली में अ्रपना-अ्रपना समाधान 
पाते हैं। यह निबन्ध शैली तथा निराला के मूलभूत स्वच्छंद सिद्धांत, दोनों 
ही दृष्टियों से सुन्दर बत पडा है| यहाँ पहली बार यह स्थापित किया गया 
हैं कि वे स्वच्छन्द कवि है, स्वच्छंदतावादी या छायावादी नहीं ! उन्हें 
प्रायः प्रालोचकों ने छायावादी मानते हुए स्वच्छन्दतावादी कहा है, जिसका 
कोई श्रर्थ नहीं है । 

बिहारीलाल से इन्टरव्यू में भी प्रायः ऐसी ही शली है । इसमें बड़े 
मतोर॑जक ढंग से उनकी कला, सौन्दर्यानुभूति, चयनवृत्ति, झौचित्य एवं 
ध्वनिवादिता आदि का स्पष्टीकरण है। उनके काव्य तथा जीवन के 
प्रति आदर्श विषयक सारे दोहे भी इस में दिए गए है जिनसे बिहारी के 
व्यक्तित्व तथा आलोचनादर्श को समभने में बड़ी सहायता मिलती है । 

प्रसाद की कविता का मर्म' शीर्षक लेख संक्षिप्त किन्तु सारगभित 
है भर इससे निस्‍्सन्देह उनकी कविता का मर्म सामने आ जाता है । 

भीराँ का गीतिकाव्य' शीर्षक निबन्ध में उनके मनोभावों की पृष्ठ- 
भूमि और उसका विकास देते हुए गीति-काव्य की प्रत्येक बात सोदा- 
हरण स्पष्ट की गई है, साथ ही सूर से तुलना भी है। इसके पूरब आलोचकों 
ने मीराँ के गीति-काव्य की तारीफ़ तो की है पर उसका सांग्रोपांग 
विवेचन किसी ने नहीं किया है । 

अत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेखक ने प्रायः सभी प्रश्नों पर 
पर्याप्त हराई से विचार किया है और उतके सम्बन्ध में श्रपने चितव और 
सनन के भ्राधार पर पर्याप्त सामग्री दी है--जिसका अधिकांश नया है । 
झ्ालोचक में श्रपनी कसौटी का कोई दुराग्रह न हो और वह अपने बने- 
बनाये ढाँचे में कृति या कृतिकार को न रखकर उसकी रचना के 
शक्राधार पर कसौटी का निर्माण करे और उस आधार पर उसकी 
परीक्षा करे तो वह अधिक न्याय कर सकता है। सत्यपाल जीं ने । 


छः 


निश्चय ही इसका ध्यान रक्‍्खा है। पुस्तक में कुछ ऐसे भी लेख हैं, 
जिनमे सामग्री पुरानी है पर इतमे भी यत्र-तत्र बिखरी सामग्री को एक 
सृत्र में क्र-बद्ध रूप से पिरोने की प्रयास है। गिनाने की पद्धति गंभीर 
विवेचन के लिए प्रायः ठीक नहीं मानी जाती पर स्पष्टता की दृष्टि से 
उसकी उपयोगिता को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । पुस्तक की 
कुछ खटकने वाली बातों की झ्रीर भी संकेत किया जा सकता है। कुछ 
निबन्धों मे बाते केवल सूत्र रूप में (जेसे तुलसी की समन्वय-साथना:) 
कही गई है | शायद विस्तार के भय से लेखक को ऐसा करना पड़ा है । 
कुछ निबन्धों में सुसंगठित तिजन्धन की कभी भी खटकती है, जिसके 
कारण प्रभविष्णुता को भी कहीं-कही धक्का लगा है। भ्रूफ़ की भूलें-+- 
विशेषत: विराम चिह्नों की--कही-कही खटकने वाली हैं। किस्तु ये 
छोटे-मोटे दोष नगण्य से है। विचार्थी तो इसे पढ़ेगे ही, मैं अ्रध्यापकों 
प्रौर इन विषयों में रुचि रखने वाले विद्वानों से भी इसे पढ़ेने का 


अनुरोध कहँगा। 


दिल्ली 
७ मार्च, १६५६ डॉ० भोलानाथ तिवारी 


विषय-क्रम 


, निबन्ध क्रम 


छू आती #ल्‍#थथा छू आ 0 ना 


न्‍ 


- तुलसीदास की समन्वय-साधना 

« चन्द्रगुप्त' का उद्देश्य 

« चन्द्रगुप्त' का नायक 

 चन्द्रगुप्त' के कुछ दोष 

« इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 

« संनन्‍्यासी' का उद्देश्य 

« गोदान का नामकरण 38 


गोदान' का उद्देश्य तथा वस्तु-संगठन 


, वृन्दावनलाल वर्मा--- 


उपन्यासों में ऐतिहासिकता कं 


« मृगनयनी' का उद्देश्य 
« गृगनयनी' के गुण-दोष 
« चिन्तामणि--- 


शुक्ल जी की विचारधारा 


» शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण 
. शुक्ल जी की गद्य-शली 
. यश्योधरा---गुप्त जी की वेष्णव भावना 


( के ) 


पृष्ठ क्रम 


दे 
१०६ 
११७ 


१४६ 
१७५ 
२०३ 


२२३ 
२५७ 
२७१ 
२६६ 


१६. 
१७. 
श्द, 
१९. 
२०. 
६१. 
२१२. 


( ख ) 


महादेवी की भावधारा या वेदनानुभूति 
प्रसाद जी की कविता का मर्म 

परिमल' की भूमिका ... 
निराला-काव्य की विशेषताएँ शौर वाद 
रेखाचित्र-कला 

मीरा का गीतिकाव्य 

बत्रिहारीलाल से इन्टरव्यू 


'परइम्ययालथुत मत अरमेपकानव्पाअब्म्मम उरमनसासनउबप१क,. पलकषआमरतपाकरिय 


३११ 
३३४ 
शेशे८ 
३५६ 
३६४ 
शेपर 
४०६ 


१, तुलसीदास की समन्वय साधना 


तुलसीदास का बहुमुखी व्यक्तित्व भक्त, कवि, धर्म-संस्थापक 
लोक-तनायक आदि विभिन्न रूपो मे एकत्र एकसाथ व्यवत हुआ। यह 
सब उनकी मह॒ती समन्‍्वयसाधना का परिणाम था। 


तुलसीदास भक्तिकाल के प्रतिनिधि कवि थे । प्रतिनिधि कवि वहीं 
हो सकता है जो अपने युग. की धडकन को पहचान सके, नब्ज़ को 
टटोल सके और परिणाम स्वरूप उपयुक्त निदान दे सके--य्रुगीन समस्त 
संवेदनाओं को मुखरित कर सके तथा गति-प्रगति को अभिव्यक्त कर 
अनुकूल समाधान दे सके। प्रतिनिधि कवि जन-त्रिशेष का न होकर 
जनता का, वर्ग का न होकर समाज का होता है। ऐसा कवि वाद- 
विशेष के सीमित संकुचित क्षेत्र का साधक न' होकर समन्वय की 
साधना करता है---विभिन्‍न विरोधों में सामजस्य स्थापित करता है। 
विशाल भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्यकार के लिए यह और 
भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसे भिन्‍न मतावलम्बियो की परस्पर 
विरोधिनी प्रवृत्तियो में समत्व स्थापित करना होता है । 


भारतीय संस्कृति सदेव उदार रही है। श्री क्षितिमोहन सेन के 
अनुसार “भारत मे भगवान ने वेविज्य ही को चुना है । इसी लिए यहां किसी 
प्रबल सभ्यता या संस्कृति ने अपेक्षाकृत दुरबंल अ्रन्य सभ्यता या संस्कृति को 
नष्ट नही किया । सभी पास-पास बन्धु भाव से निवास करती झ्राई हैं । 
विभिन्‍नता होने ही से विद्वेष-बुद्धि क्यों होनी चाहिए ? यहा तो भगवान 
ने चाही है सकल संस्कृतियों के मध्य समन्वय साधना । जगत्‌ में और 
कही भी इस प्रकार की बात नहीं देखी जाती । वहा एक धर्म या 
' संस्कृति ने दूसरे सब दुर्बल धर्मों और संस्कृतियों को मारकर समस्या को 
सरल बना दिया है। वह सरल पथ भारत का नही है ।” अतएवं ऐसे 


२] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


व्यक्ति जो भेद-विभेद, विच्छेद और विद्वेष के बीच में प्रीति श्ौर समत्व 
का योग-सेतु निर्माण कर पाये वे ही हमारे महापुरुष हुए। इस तथ्य 
-के श्रनुसार भारत के प्रतिनिधि लेखकों का साहित्य भी समल्वयात्मक रहा 
है। तुलसीदास के “पूर्ववर्त्ती साहित्य के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो गया 
है कि समत्वय की भावना केवल तुलसीदास जी की ही विशेषता न 
थी, वरव्‌ वह भारतीय साहित्य में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक ओत-प्रोत 
है। #& 
तुलसीदास को अपने परम्परागत साहित्य के अ्रध्ययन से तो समन्वय 
साधना के तत्व अवश्य मिले ही होगे, साथ ही भक्ति युग की सामयिक 
परिस्थितिया भी ऐसे प्रतिनिधि कवि का आह्वान कर रही थी जो 
विभिन्न विरोधों मे सामंजस्थ स्थापित कर सकता । यदि उस समय की 
परिस्थितियों का निरीक्षण-परीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है 
कि भारतवर्ण मुसलमानों द्वारा अधिकृत हो छुका था। बहुत थोड़े हिन्दू 
सामत्तों को छोड़ कर अन्य सभी मुक्लमानों के श्रागे सिर भ्ुका चुके थे । 
शक्तिशाली से सम्बंध बढ़ा कर पद-लालसा' की मानव-सुलभ दुबंलता 
तथा मुसलमानों के जोर-जुल्म से हिन्दू मुसलमान हो रहे थे। नाना 
प्रकार के मुस्लिम पीर-फकोर (जैसे सृफ़ी) हिन्दुश्नो भे इस्लाम का 
अचार भी कर रहे थे | ऐसी अ्रवस्था में संगठित हिन्दृशक्ति ही इसका 
सामना कर सकती थी, केवल तभी हिन्दूजाति का अस्तित्व अठल बन 
खकता था। किन्तु हिन्दूजाति का संगठत शिथिल हो चुका था। 
वर्णाश्रम' धर्म लुप्त हो रहा था । ब्राह्मण अपने मान से वंचित हो रहे 
थे। जनता तातना पंथों मे 'कलप' रही भ्री। उलझन के कारण "कहाँ 
जाई का करी' की स्थिति बती हुई थी। शैव-वैष्णव, निगुश-सगुण', 
ज्ञान-भक्ति के विवाद विशेदों की सृष्टि कर रहे थे । सगठन का आधार 


#देखिए गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना (प्रथम भाग प० २) 
-व्यौह्ार राजेन्द्रसिह 


तुलसीदास की समन्वय साधना [है 


समान मान-चिन्हों के प्रति श्रद्धा भी होती है किन्तु उस समय वेदों की 
ही निन्‍दा होने लगी थी--साखी, सबदी, दोहरा” कहने वाले कबीर 
(संतमार्गी) तथा 'किहनी आाख्यान' (कहानी उपाख्यान) कहने वाले 
जायसी (सूफी,प्रेममार्गी) वेद-पुराण' की निन्‍्दा में रत थे। धार्मिक 
पाखंड तथा बाह्याडम्बरों का बाहुल्‍यथ हो रहा था। आ्राथिक स्थिति 
भी शोचनीय थी--किसान को खेती तथा भिखारी को भीख नहीं मिल 
रही थी । प्रजा हर दृष्टि से पीड़ित थी । ये सब लक्षण कलियुग के थे 
जिसके प्रकोप से प्रजा को छुड़ाना आवश्यक था। 

कबीर शभ्रादि संत मानववादी भावनाओं से प्रेरित होकर आध्यात्मिक 
झाधार पर हिन्दू-मुस्लिम एकता का, दोनों जातियों के पारस्परिक 
व्यवहार मे उदारता लाने का प्रयास कर रहे थे । निम्न वर्ग की जनता 
के लिए वे वरदान सिद्ध हुए थे। उनमे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास 
बढ़ रहा था। परिणामतः निम्न वर्गीय उच्चवर्गो (ब्राह्मण शआ्रादि) को 
चुनौती देने लगे थे । मानवता, श्राचार आदि की दृष्टि से उपयु कत मार्ग 
उचित था किच्तु इससे तो हिन्दू जाति का संगठन और भी शिथिल हो 
रहा था, पारस्परिक विभेद ही बढ रहे थे। कबीर का अकक्‍्खड़-फक्कूड़ 
निर्भीक-सशकत व्यक्तित्व अवश्य ही खरी-खड़ी शैली मे क्रान्तिकारी बात 
कहता था, निम्न जातियों के साहस का सम्बल था, किन्तु उच्चवर्गीय 
विपक्षियो को तथा विरोधों को उतना ही उत्तेजित भी करता था । 
मानवता की दृष्टि से यह काय॑ स्तुत्य था किन्तु जातीय संगठन की 
सामयिक मांग के यह विरुद्ध था। वस्तुतः कबीर का दृष्टिकोश 
आनववादी था, तुलसी का राष्ट्रवादी । कबीर की समन्वय साधना उनकी 
मानवता में हैं, तुलसीदास की समन्वय साधना की सिद्धि जातीय संगठन 
की हृढ़ता में। कबीर का लक्ष्य था सुधार का, निरपेक्ष सत्य को 
स्थापना का, किन्तु तुलसी का ध्येय' था निर्माण का, निरपेक्ष के साथ 
सापेक्ष सत्य के संयोजन का । उन्हे हिन्दू जाति के पारस्परिक मेदों तथा 
नाना पंथों को समाप्त करते हुए संस्कृति के स्तम्प्तों तथा जाति के 


४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सामान्य मानचिन्हों वेद-पुराणों के प्रति श्रद्धा स्थिर करते हुए, वर्णा- 
श्रम धर्म की व्यवस्था के साथ जाति को ऐसी प्रबल दक्ति के रूप में 
प्रस्तुत करना था जो इस्लाम का सामना करने में समय हो सकती | 
इसलिए तुलसी ने संत मार्गियों के साथ 'किहनी आख्यान' कहने वाले, 
वेदमिंदक उन जायसी आदि सूफियों का भी परोक्षात्मक विरोध किया हैं 
जो साकेतिक विधि से इस्लाम के प्रचार-प्रसार मे संलग्त थे । फिर भी 
तुलसीदास की समन्वय साधना अधूरी रह जाती यदि वह निम्न जातियों 
के लिए आदर्श राम राज्य की व्यवस्था न करते, शील पर विशेष बल 
देकर, उसका राम-कथा के रूप में भ्रसामान्य उत्कर्ण दिखाकर, पाखंड- 
खंडन न करते । यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अपनी इस समन्वय साधना 
जन्य जातीय संगठन की सफलता की लक्ष्य-सिद्धि के हेतु कबीर की 
स्पष्ट-प्रखर दैली के स्थान पर अधिक मनोवैज्ञानिक, अधिक साकेतिक 
दौैली से काम लेना था । मात्र समन्‍्वयात्मक आंदर्शों के कथन अथवा 
सिद्धातों के खंडन-मंडन से वह प्रभाव नही पड़ सकता जो इनको पारित 
करने वाली कया का आधार लेकर हो सकता था । किसी को विधि- 
निषेधात्मक वचनों-ऐसा करो” ऐसा न करो' आदि-से समकझाना अमनो- 
वैज्ञानिक हैं किन्तु श्रादश चरित्रों वाली कथा के यथार्थ कथन से अ्नुकरणा- 
त्मक प्रवृत्ति जाग्रत की जा सकती है | तुलसी ने राम कथा के माध्यम 
से उक्त लक्ष्य को सिद्ध किया । 

रामानंद ने हिंदी साहित्य को कबीर और तुलसीदास दोनों भिन्न- 
भिन्न मतावलम्बी दिये । इसका कारण यही है कि उनका श्रपना 
व्यक्तित्व भी समनन्‍्वयशील था। तुलसीदास को रामानंद के इस 
समच्वयशील व्यक्तित्व से भी प्रेरणा मिली होगी । 

तुलसीदास को परम्परा तथा समय से समन्वयात्मक प्रवृत्ति के लिए 
प्रेरणा तो मिली ही उनके व्यकितत्व ने भी इसमे योग दिया। तुलसी 
दास विविध सामाजिक स्तरो में जीवन व्यतीत कर छुके थे। ब्राह्मण 
बंश में उनके जन्म' तथा दरिद्रता के कारण दर-दर भटकने में वे विभिन्न 


तुलसीदास की समन्वय साधना [५ 


सामाजिक-धामिक प्रवृत्तियो के लोगों के सम्पर्क में आए। उन्होंने 
गाहेंस्थ्य की चरम आसक्ति का अनुभव भी किया और उसी शक्ति का 
ऊध्वे साधना में उपयोग भी हुआ । साक्षात अनुभवों के साथ अपार 
ग्रन्थज-ज्ञान ने भी उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया । समन्वय साधना 
के प्रेरणा तथा निर्मायक पक्ष पर प्रकाश डालने के पश्चात अप हम 
इसके स्वरूप का विश्लेषण करेंगे। 


१. विभिन्‍न ग्रन्थों का सार-विचार 
तुलसीदास का मानस केवल कवि-प्रेरणा का परिणाम नहीं, वरल्रू 
वह एक महाकवि के गम्भीर अध्ययनर्नचितन का सुफल है। तुलसी ने 
मानस का नाता पुराण निगमागम' सम्मतं' होना स्वीकार किया है। 
वाल्मीकि रामायण, महारामायण, आध्यात्मरामायण, संस्कृत के 
नाटकों-- प्रसन्न राघव” 'हनुमन्नाटक' 'रघुवंश” आदि का ही नही, प्राकृत 
अपभ्रन्श के विपुल राम-साहित्य--विशेषरूप से स्वयंभूदेव (७६० ई०) 
की रामायण--का अवगाहन कर के तुलसी ने अपने समय' के 
उपयुक्त मौलिक प्रतिभा का उपयोग करते हुए मानस” की रचना की । 
अतेव तुलसीदास राम-कथा की एक लम्बी विराट परम्परा के उज्ज्वल 
रत्न बन कर उपस्थित हुए । उन्होने इस परम्परा के पूर्वेवर्ती जाज्वल्यमान' 
भारणो की भी वन्दना की है--- 
ब्यास आदि कवि पुगव नाना। 
जिन्ह सादर हरिचरित बखाना ॥। 
चरत' कमल बदउ तिनन्‍्ह केरे। 
पुरवहु सकल मनोरथ मेरे | 
कलि के कविन्ह करउँ परनामा। 
जिन्हे बरने रघुपति-गुन ग्रामा ॥ 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। 
भाषा जिन्‍्ह हरिचरित बखाने ।॥। 


६] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


२. लोक-शास्त्र का समन्वय 

लोक और शास्त्र दोनों का समन्वय कर के तुलसी ने धर्म को 
व्यवहारोपयोगी बना दिया । उनके ग्रन्थों के अध्ययन से लोक व्यवहार 
के सूक्ष्म तथा शास्त्र के गम्भीर भ्रध्ययन का प्रमाण मिलता है । 

३. शास्त्र--विधेक 

तुलसीदास ने मात्र परम्पराबद्ध विश्वासों को प्रोत्साहत नहीं दिया, 
विवेक दृष्टि द्वाक्ष संतुलित दृष्टि के निर्माण का प्रयास किया है। अपने 
भक्ति-पथ की व्याख्या में वह कहते हैं--- 

श्रुति सम्मत हरि-भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक 

इस दृष्टि से कबीर से उन की तुलना की जा सकती है जो विवेक 
को ही अपना गुरु बताते हैं--- 

कहै कबीर मैं सो गुरु पाया जा का नाउँ विवेक । 

तुलसीदास अगली ही पंक्ति में उन लोगों को सचेत करते हैं जो 
मोहवश, अज्ञान वश या अपने ज्ञान के अहँकार मे कल्पित पंथों का 
निर्माण कर उस पर चलते है और नाता पंथों को जन्म देकर समाज में 
उच्छ खंलता फैलाते हैं-- 

तेहि न चलहि नर मोह बस, कलपहि पंथ अनेक । (मानस) 

४. टृष्ट देव के स्वरूप सें समन्वय 

(क) निग्रुण--संगुण--तुलसी के इष्ट देव हैं राम। यही उनकी 
भक्ति का केन्द्र हैं। कबीर ने भी राम का नाम लिया है किन्तु भ्रवतारी 
पुरुष तथा सगुण-साकार न होने की स्पष्ट घोषणा भी की है--- 


१. दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, 
राम नाम का मरम है झाना। 
२. जाके मुख माथा नही, नाही रूप कुरूप, 
पुहुप वास ते पार्तरा ऐसा तत्व अनुप । 


तुलसीदास की समन्वय साधना [७' 


तुलसीदास अपनी समन्वय साधना के अनुरूप निगुंण-सगुण के 
भगडे को समाप्त करना चाहते थे, साथ ही उन दोनों का रहस्य' भी 
जानते थे । इसलिए दोनों मंतावलम्बियो के लिए समतुल्य महत्व की 
बात कह सके है | तुलसी उपनिषदो के स्वर मे कहते हैं--- 
संगुन श्रगुन दोठ ब्रह्म सरूपा। 
तथा 
सगुनहि अगुनाहि नहि कछु भेदा । 


वेदों के अनुसार वह कहते है--- 

कहि नित नेति निरूपहि बेदा, निजानंद निरुपाधि अनूपा,. 
किन्तु जो ब्रह्म अ्रनुभवगम्य, श्रवर्णनातीत तथा निरुपाधि ब्रह्म है. वही निगुर्ण 
ब्रह्म भी भगत भूमि भूसुर सुरभि के लिए 'मनुज तनु! धारण करता 
है--देवता, भक्त, पृथ्वी तथा गो-ब्राह्मणा के लिए सग्रुण हो मानव शरीर 
धारण करता है । शिव पार्वती से भी यही कहते है कि जिसका आदि- 
अंत अज्ञात है, फिर भी अनुमान कर के उसके विषय में वेद तथा 
बुद्धिमान कहते है-- 

बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना । 


वही भक्तों के लिए दशरथ सुत' हुआ । सारत: घट-घट मे विद्यमान 
निग्रु शयु-निराकार राम समाज-हित की दृष्टि से, प्रेमाधीन होकर 
सगुण-साक्तार अवतारी पुरुष बन जाते हैं-- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निगुन विगद विनोद । 
सो अज प्रेम-भगति-बस,कौसल्था के गोद ॥ 
लुलसीदास ज्ञानलभ्य निगुर्योंगपासना तथा' जन-सुलभ सगुणोपासना 
के समन्वय में विशेष सामाजिक भावना से प्रेरित हुए हैं। राम का 
नगु श रूप निरपेक्ष सत्य' है कितु सगुण रूप सापेक्ष है--उसे समाज के 
हत के लिए, धर्म की रक्षा तथा अथचर्म के विनाश के लिए अवतार लेना 
पड़ता है । 


पर] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


निम्न पं क्तियो मे तुलसी ने गीता' के स्वर में कहा है-- 
जब जब होइ धरम के हाती। 
बाढहि असुर अ्धम अभिमानी ॥। 
तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा । 
हराहिं कृपानिधि सज्जन पीरा॥ 

(ख) राम-+-अ्रन्य श्रवतार--तुलसीदास राम के अनन्य भक्‍त थे । 
तुलसी ने विनयपत्रिका में कहा भी है कि राम को छोड़कर यदि वह 
किसी और का नाम ले तो उनकी जिछ्दा गल जाय । पर तुलसी की 
अ्रनन्‍्यता अनुदार नही, संकुचित नही, अनन्यता के साथ उनमे अद्भुत 
उदारता है । उनके ग्रन्थों मे राम और विष्णु का अनेक स्थानों पर 
तादात्म्य प्रमाणित हुआ है । राम के लिए हरि शब्द का प्रयोग, 
मानस के प्रारम्भ में उनके धाम को क्षीरसागर श्ौर वेकुण्ठ बताना, 
तथा अन्यत्र रूप सौन्दर्य के वर्णन में उनके वक्षस्थल पर 'विप्रचरण- 
चिह्न का वर्णन आदि राम-विष्णु-तादात्म्य के परिचायक है। राम 
झौर विष्णु मे ही नही, अन्य विविध अवतारो मे भी कोई भेद नहीं । 
विष्णु के विविध अवतार भी राम के स्वरूप माने गए है--- 

दीन बन्धु दयाल रघुराया | देव कीन्हि देवन्द्र पर दाया ॥। 


सीन कसठ सूकर नर-हरी। वामन परसुराम वपु घरी॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायेठ । नाना तनुधरि तुम्हहि नसाबेउ ॥ 
विनय पत्रिका के प्रारम्भ मे अवतारों की वन्दना की गई है 
झोर उनसे रामभक्ति ही मांगी गई है। उन की धासिक 
उदारता मात्र आदर्श बन कर ही न रह गई। 'पावंती मगल' और 
श्रीकृष्ण गीतावली' की रचना करके उसको व्यावहारिक रूप भी दे 
दिया गया । ये दोनों रचनाए' क्रमश: शिव-पावंती तथा कृष्ण पर 
लिखी गई है | तुलसीदास' ने शब्द के वास्तविक भ्र्थ मे अपने उदार 


तुलसीदास की समन्वय साधना [€& 


हृदय में सीता-राम को प्रतिष्ठित कर सारे जगत को सियाराममय' 
जाना था । सच्ची एकनिष्ठता-अनन्यता में एक ऐसी शक्ति का संचार 
हो जाता है कि वह सीमित रह ही नहीं पाती, सर्वव्यापी बन जाती 
है । वास्तविक झननन्‍्य भक्त वही है जो अपने आराध्य को सब मे देखा 
करे और सब इसी नाते से उसके अपने हो जायें। तुलसीदास की 
अनन्यता इसी कोटि की थी । अ्रतएव जो “निज प्रभुभय देखाहि जगत 
बह का सन करहिं विरोध ?” तुलसीदास ने स्वयं राम के मुख से भी 
कहलवाया' है--- 

सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत। 

में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥। 

(ग) शैव-+-वैष्णव--इष्टदेव के स्वरूप मे इस अनन्य उदारता ने 
लोक संग्रह या सामाजिक संगठन को हृढ़ किया । शैव-वैष्णव परस्पर 
लड़ रहे थे और तुलसीदास इस ओर विशेष सजग थे। शअतैव उन्होंने 
रामचरित मानस' में शिव को रामकथा के आदि वक्‍ता तथा राम-भकक्‍त 
के रूप मे चित्रित किया | साथ ही राम को शिव का उपासक दिखाया । 
यही नही उन्होंने राम के मुख से कहलवाया है--- 

शिवद्रोही मम दास कहावे । सो नर सपनेहु मोहि न पावे । 
राम के निम्न साभिप्राय बचनों से वैष्ण॒वों का मार्ग निर्देशन भली 
भाँति हो जाता है-- 
कोउ नहिं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे। 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
(मानस) 
शिव-राम की अन्योन्याश्रय सम्बन्ध-भावनासे लोक में भी शेव-वैष्णव 
की सम्बन्ध भावना हढ़ हुईं । 

घ. नर+-नारायण--तुलसी ने राम' के मानवीय और देवी, 

दोनों रूप प्रस्तुत किए है। मानवीय रूप मे. निरूपण काव्य के लिए 


१०] परिचित प्रईन, नए उत्तर 


आवश्यक था--समांज का साधारणीकरण एक सुख-द्ख के 
सम्भोक्ता संवेदनशील मानव से ही हो सकता है। किसी लोकोत्तर 
कृत्य पर तो मात्र औत्सुकय-आरचर्य जन्य श्रद्धा ही की जा' सकती है। 
सीता-वियोग तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने के अवसर पर राम कः 
मामिक विलाप इसलिए मामिक है क्योंकि वह एक पत्नी-निष्ठ तथा 
प्रिय भ्राता का विलाप है किसी अलौकिक अवतारी पुरुष का नहीं । 
लौकिक पुरुष के लोकोत्त र कार्यों द्वरा ही समाज मे शील का' सम्प्रेषण 
हो सकता है। इस मानवीय रूप के साथ स्थान स्थान पर राम के 
ईइ्वरत्व का प्रतिपादन तुलसी के आदर्श के लिए आवश्यक था | 
वाल्मीकि के राम महापुरुष थे, किन्तु तुलसी के राम इस के आगे 
परब्रह्म भी हैं; इसका कारण यह है कि राम का चित्रश, चरिन्राकन 
के लिए ही नहीं हुआ, भ्रपितु आदर्श प्रतिष्ठा, विशेष रूप से भक्तों 
के लिए भगवान या दिव्यालम्बन के रूप मे भी हुआ है। रामचरित 
मातस' भक्ति ग्रन्थ है अतेव नायक का उक्त रूप में चित्रण स्वाभाविक 
था'। ऐसा होने पर भी यह उल्लेखनीय है कि राम के दिव्य रूप के 
साथ उस के मानवीय रूप का ऐसा समन्वय हुआ है कि समाज को 
संवेदित करने के, उच्च लक्ष्यों की ओर उन्मुख करने के कवि उद्देश्य 
में कम से कम बाधा उपस्थित होती है। राम की दिव्यता हमे अपनी 
लघुता में ही लीन रहने, वह भगवान हैं और हम मानव हैं' के अ्रसमर्थ 
आत्मसंतोष में ही मग्त रहने की, प्रेरणा नही देती वरन हमारी ग्रहण- 
शक्ति को उद्बुद्ध कर आंतरिक सत्व को स्फुरित करती है, उच्चाकांक्षा्रों 
क्ते उत्तेजित करती है । 


(ड) शक्ति+-शील --सौन्दर्य--मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए 
जिन गुणों की श्रपेक्षा होती है उनका चरम विकास राम में मिलता' 
है। वे गुण हैं--शक्ति शील, और सौन्दर्य । रामचन्द्र शुक्ल के 
एुब्दों मे-- 


तुलसीदास की समन्वय साधना [११ 


“राम में सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक 
साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को--उसके किसी एक ही 
अंश को नहीं--श्राकर्षित कर लेती है । कोरी साथुता का' उपदेश पाखंड 
है, कोरी वीरता का उपदेश उद्ृण्डता है, कोरे ज्ञान का उपदेश आलस्य 
है श्रौर कोरी चतुराई का उपदेश धूतंता है ।” 

--रामचन्द्र शुक्ल, चितामरि भाग २ (पृ० २०१) 


राम का भूवन- मोहन, मार-मदमोचन या कदर अ्रगरितत, अश्रमित 
छवि, नवनील नीरज सुन्दरं वाला रूप अनेक स्थानों पर स्पष्ठ होता 
है। अतैव राम के सौन्दर्य को देखते ही भानस' के सभी पात्र-- 
विश्वामित्र जैसे मुनि, खर-दूषण जैसे राक्षस--मोहित हो जाते हैं। 
राम 'लोक-लोचन-सुख दाता' है--मित्र शत्रु सभी उनके रूप पर मुस्ध 
होते दिखाए गए हैं । 

रूप के साथ राम के गुण-स्वभाव, शील-सदाचार में भी उतना ही 
आऑकर्ष रा है । तुलसीदास पूर्ण मर्यादावादी ये, और राम तो मर्यादा 
पुरुषोत्तम प्रसिद्ध ही हैं। तुलसी ने ऐसा कोई स्थल नहीं लिया जो 
उनके कार्य पर किसी प्रकार की भी शंका उपस्थित कर दें; 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड, सीता-त्याग वाले अध्याय 
को भी वह न ले सके । राम को उन्होंने बचपन से दील प्रकृति वाली 
प्रदर्शित किया है। उनकी मनोवृत्ति सर्वत्र यह रही हैं-- 

सुनि सीद्वापति सील सुभाऊ। 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाऊ। 

राम्र का उन्होंने आदर्श पारिवारिक व्यक्ति---पुत्र, भाव्ा, पति- 
आ्रादश सामाजिक व्यक्ति, भादशे राजा आदि सभी रूपो में चित्रण 
कर अनेक क्षेत्रों मे उनके शील का अनुपम उत्कर्ण दिखाया है । 

अदूभुत सौन्दर्य तथा प्रभावक स्वभाव के साथ राम को श्रसीम 
क्षक्ति भी प्राप्त हुईैं। बचपन से ही शास्त्रके साथ शस्त्र विद्या. पर 


१२] परिचित प्ररन, नए उत्तर 


भी उन्होने पूरा ध्यान दिया था। राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग, 
शीलवान के समान, सदेव मर्यादा-रक्षा तथा लोक-रक्षा के लिए किया, 
राक्षसा के वद्धमान अत्याचारों को देखकर उन्होने प्रतिज्ञा की थी--- 


निशिचर हीन करों मही, भुज उठाइ प्रन कीन्‍न्ह, 

इस प्रतिज्ञा को अ्रन्त मे उन्होंने पूरा किया। काव्य में लोक 
मंगल की साधनावस्था' या प्रयत्न पक्ष! को लेकर चलने वाले काव्यों 
में ऐसे हृढ़अतिज्ञ, साहस-शौर्य-सम्पन्न नायक की आवश्यकता रहती 
है। श्रौर राम इसके सजग प्रमाण है । 

(च) कुसुमादपि कोमल--वजादपि कठोर । राम के व्यक्तित्व मे 
चरम विरोधी गुणों का समन्वय अति भव्य है। सीता के वियोग में 
घन घमण्ड नभ गरजत घोरा, प्रिया हीन डरप्त मन मोरा” कहने वाले 
राम रावण से युद्ध के समय वजू-कठ र सिद्ध होते है । 


(छ) लोक रंजक-|-लोक रक्षक--सौदर्य, शील तथा शक्ति के गुणों 
के प्रदर्शन में राम मे लोकरंजक तथा लोकरक्षक सभी गुणो का समावेश 
हो गया है। सूर ने क्रष्ण के केवल लोक रंजक स्वरूप को ही लिया 
था क्योंकि उनका काव्य लोक-मंगल के उपभोग पक्ष को लेकर ही 
चला था। अतएव कृष्ण के लोकरंजनकारी अपार सौदर्य सागर 
में ही वह मग्न हो सके थे; शक्ति-शील झादि लोक रक्षणकारी ग्रुणों 
को ओर उनकी हृष्टि नही थी । 


५, साधन में समन्वय 

(क) सभी मार्ग केशव की ओर--तुलसीदास की यह उदार 
विशेषता है कि वे अपना निश्चित-अनन्य मत रखते हुए भी, मुलबात 
को समभते हैं । कोई संकीर्ण मतोवृत्ति वाला यह कभी न लिख सकता 
कि अपने इष्टदेव तक पहुंचने के लिए जिसकी जिस मार्ग मे प्रेम-निष्ठा 
है, उसका काम उसीसे चल सकता है। यथा--- 


तुलसीदास की समन्वय साधना [१३ 


प्रीति-प्रतीति जहू जाकी तहं ताको काज सरो 
किन्तु. मेरे तो माय-बाप दोउ आरझूर हों सिसु-अरनि अरो' 


(ख) जञान--भक्ति-|-कर्म--- कर्म, उपासना तथा ज्ञान-- 
साधना के विभिन्न वेदिक मत प्रसिद्ध है। तुलसी ने इन तीनों को खरा 
कहा' है--- 

करम, रूपासन, ग्यान, वेदमत सो सब भॉति खरो ।' 

ज्ञान की मान्यता के कारण वे वेदों का समर्थन करते हैं तथा' कर्म- 
मान्यता के कारण वर्ण व्यवस्था का । फिर भी अपना मत दिये बिना 
वह नही रहते-- 

मोहि तौ सावन के अन्धहि ज्यों सूकत रंग हरो । 

(ग) ज्ञान-+-भक्ति--तुलसीदास राम के परम-भकत थे, भक्ति- 
मार्गी थे, कितु फिर भी वेद-शास्त्र-प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारों से 
विरोध न होने के कारण ज्ञान-मार्ग की भी निंदा नहीं करते । यही नहीं 
उन्होंने ज्ञान की महत्ता को भी स्वीकार किया है । वह ज्ञान और भक्ति 
दोनो को जीव को संसार के आ्रवागमन से मुक्त करने के साधन रूप में 
स्वीकार करते है । काकभुशुण्डि के शब्दों में--- 

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा, 
उभय हराहि भव-सम्भव खेदा । 

कितु उनके अनुसार भक्ति-पथ ज्ञान की अपेक्षा सुगम है । ज्ञान 
का पथ तलवार की धार पर चलने के समान कठित-कठोर--- 


ज्ञानक पंथ कृपान की धारा 
अ्रवरय ही तुलसीदास ने ज्ञान की अव्यवहाय॑ता के कारण भक्ति को 
८ ठहराया है, वैसे लक्ष्य-सिद्धि में दोनों कृतुकार्य कर सकते हैं। भ्तएव 
दीनों में कोई अन्तर नहीं रहता । ज्ञान-भक्ति का घनिष्ठ बंधन विनय- 
पत्रिका की निम्न पंक्ति में खूब व्यक्त हुआ है--- 
प्यान-ग्रवधेस गढ़ गेड्िनी भक्ति सभ तन्न अ्रवतारे भभार-हरता 


१४] परिचित प्रइत, नए उत्तर 


अर्थात्‌ तुलसीदास कमला-रमरा से कहते हैं, जिस प्रकार आपने अवधेश 
दशरथ की ग्रहिणी कौहल्या के गर्भ से भ्रवतार लिया उसी प्रकार श्रब 


ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के द्वारा प्रकट हों । 

(घ) विभिन्न साधन --हरिकृपा---तुलसीदास' ने अ्रपति उपासना- 
पद्धति में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि ज्ञानी-भक्‍त कोई भी 
अहंकारी न होने पावे। अभिमात की भयकरता के विषय में तुलसी 
ने कहा हैं-- 

संसति मूल सूल प्रद नाना । 
सकल सोकदायक अभिमाना ॥--मानस 


इसीलिए तो उल्होंने दास भक्तिति को अ्रपनाया। अहंकार को दूर 
रखने का एक तरीका यह भी है कि सभी साधनों को सत्य मापते हुए 
भगवत्‌ कृपा को भी आवश्यक माना जाए। जब तक भगवान की कृपा 
न हो तब तक' कोई कार्य सफल नही हो सकता-- 


ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, भूठ कछु नाहीं । 
तुलसीदास हरि-कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माहीं । 
-“विनय पत्रिका 


(ड:) शास्त्रानुमोदन -सरलता--तुलसीदास ने इस बात पर सर्देव 
दृष्टि रखी है कि उनका मार्ग वेद-शास्त्र सम्मत होता हुआ भी सरल 
तथा व्यवह्रोपयोगी रहे । एक श्रोर वह अपने मत को श्रुतिसम्मत बताते 
हैं और वेदर्न्‍ननदक को कभी क्षमा नहीं कर सकते--- 


अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार । 
जो निदत निदित भयो विदित बुद्ध अवतार ॥--दोहावली 
तथा कलप कलप भरि एक एक नरका। 
परहि जे दृर्षाह श्रुति करि तरका ॥--मानस 


तुलसीदास की समन्वय साधना (१५ 


दूसरी ओर वह यह भी कह सकते है--- 
छ मत विमत, न पुरान मत, एक मत 
नेति नेति नित निगम कहते । 


' औरनि की कहा चली ? एके बात भले भली 
राम-नाम लिये तुलसी हू से तरत । 


अर्थात्‌ छत्मों शास्त्रों के सिद्धांत एक-दूसरे के भिन्न है, अ्रठारहों 
पुराण भी एकमत नहीं और वेद तो नेति नेति' कह कर ही रह जाते 
हैं। जब ये सब ब्रह्म का ठीक स्वरूप नहीं बता सकते तब औरों की 
दक्ति ही क्या । तुलसीदास कहते है मेरी समझ मे तो एक ही मत 
ठीक है---रामनाम--जिसको लेकर तुलसी जैसे भी पार हो जाते हैं । 

अन्यत्र विनय पत्रिका में भी कहते है--- 

बहु मत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ झंगरो सो, 

गुरु कह्मो राम-भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो । 
तुलसी ने सरलतम विधि राम-नाम जाप को विद्येष महत्व दिया क्योकि 
सामान्य जन के लिए वेद-शास्त्र के मत को' जानना सहज नहीं। उक्त 
विचारों से तुलसीदास विद्वानों तथा सामान्य जनता सब पर समान रूप 
से अपना प्रभाव-विस्तार कर सके । 

(च) भक्ति की भूमिकाओं में समन्‍्वय---तुलसीदास की भक्ति 
प्रेमाभक्ति है। प्रेमाभक्ति मे साधक को साध्य के समीप पहुंचाने वाले 
सात सोपान या भूमिकाए--दैन्‍्य, मान मसर्षता, भय दर्शन, भर्त्सना, 
आाइवासन, भनोराज्य, विचारणा--मानी गई है । तुलसीदास के ग्रंथों मे 
ये सप्त भूमिकाएं मिलती है। अवश्य ही दैन्य और आश्वासन का 
प्राचु्य है । 

(छ) भक्ति-- शील---राम-भक्त की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक 
प्रकार की निर्मलता आवश्यक है। शील तथ्रा सदाचार के ब्रिना' भक्ति 


१६] परिचित प्रहन, नए उत्तर 


पाखंड है, इसलिए तुलसीदास ने अपनी भक्ति-रीति की व्याख्या में नीति 
पथ के अनुगमन को आवश्यक माना है-- 
प्रीति राम सों, नीति पथ चलिय, राग रिस जीति । 
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥ 
--दोहावली 
तुलसीदास सस्ते बाह्याडम्बरी यज्ञ में विश्वास नहीं रखते, उनका यज्ञ 
महंगा है क्योकि उनके भजन-यज्ञ मे सदाचार के सभी गुणों की पूर्ण 
प्रतिष्ठा है, यथा--- 
प्रेम-वारि तरपन भलो, धृत सहज सनेह । 
संसय समिधि, अगिनी छमा, ममता बलि देह ॥। 
अघ उचाटि मन बस करे, मारे मद मार। 
झ्ाकरणे॑ सुख संपदा संतोष विचार ॥ 
जे यहि भाँति भजन किए मिले रघुपति ताहि। 
तुलसीदास प्रभु पथ चढ़यो, जो लेहु निबाहि ॥ 


इस कठित यज्ञ के कारण ही तुलसीदास कहते हैं- 
रघुपति भगति करत कठिनाई 

वह अपने पर राम-कृपा केवल उस स्थिति में समझ सकते है जब 
उनका मन फिर जाए--विषय-विकारों से दूर हो जाए। एक सच्चे 
साधक का जैसा चरित्र या संत स्वभाव होना चाहिए वह विनयपत्रिका 
के निम्न पद से स्पष्ठ हो रहा है-- 

कबहुंक हों यहि रहनि रहौंगो । 

श्री रघुनाथ कुपालु कृपा ते संतनसुभाव गहौँगो ॥ 

जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहौँगो। 

परहित-निरत निर्रंतर मन क्रम वचन नेमु निबहाँगो ॥ 


तुलसीदास की समन्वय साधना [१७ 


परुष वचन अति दूसह ख्रवन सुनि तेहि पावकः न दहौगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर गुन नहिं दोष कहौगों ॥ 
परिहरि देह जनित चिता, दुख सुख सम बुद्धि सहौगों । 
तुलसीदास प्रभू यहि पथ रहि भ्रविरल हरि भगति लहॉँगो ॥। 
तुलसीदास ने भक्ति और शील को श्रन्योन्याश्रित कर के दिखाया 
है । अतेव यदि शील के बिना भक्ति पाखंड है तो भक्ति के बिना जीव 
स्थिर नही रह सकता । तुलसीदास की विनयपत्रिका की निम्न पंक्तियाँ 
उक्त तथ्य की परिचायक है--- 
सूर सुजान सपूत सुलच्छत गनियत गुन गुरुआई। 
बिनु हरि भजन इनारुन' के फल तजत नही करुआई ॥ 
अ्रथवा 
कौरति, कुल करतूति भूति भली सील सुरूप सलोने । 
जस सालन साग झलोजऩे ॥ 


६. दाहनिक समन्वय 


विभिन्न विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार तुलसीदास को 
अद्व तवादी, ह तवादी तथा विशिष्टाई तवादी समभते है । इसका कारण 
यह है कि इन सभी दोनो के सार-विचार तुलसी-साहित्य भें 
उपलब्ध हो जाते हैं । विनयपत्रिका के निम्न प्रसिद्ध दार्रनिक पद में 
तुलसीदास ने उक्त तीनों दृष्टिकोशों का उल्लेख करते हुए स्वभंत 
को व्यक्त किया है-- 

कोऊ कह सत्य, भूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोऊ माने ॥ 

तुलसीदास परिहरे तीन अ्रम सो आपन पहिचाने ॥ 

अर्थात्‌ अद्व तवादी इस संसार को मिथ्या, विशिष्ठाह्गतत तथा द्वेतवादी 
सत्य, तथा द्वताद तवादी सत्य-असत्य दोनो मानते है | परन्तु तुलसीदास 
इन सिद्धांतों को श्रम समभते हुए कहते है कि जो राम की शरख 
में जाएगा वही आंत्मज्ञानी' होगा । 


८ ] ' परिचित प्रशन, नए उत्तर 


७. वेराग्य--गाहुंस्थ्य 

तुलसीदास ने अपने काल मे उन अ्रनेक व्यक्तियों को देखा था जो 
आलस्य के कारण साधु-सन्‍्यासी बने हुए थे या नारी के मरने या 
घर-सम्पति के नष्ट होने पर मूड मुडा' कर सनन्‍्यासी हो गए थे । उनका 
यह साधुवेश पलायन-प्रवृत्ति का परिचायक' और तामसिक वैराग्य था, 
किसी आंतरिक सत्व की उद्बुद्धि का स्वरूप नही | तुलसीदास ऐसे वेराग्य' 
के विरोधी थे। उनके एक साथ अनुरागी-विरागी पात्र है राजा जनक। यही 
उनके आदर्श है । तुलसीदास वेश से नहीं मन से वराग्य के समर्थक है । 
बैसे रामचरितमानस के भक्‍त पात्रों के आदर्शो के विश्लेषण से यह स्पष्ट 
होता है कि उन्होंने न ग्रहत्याग और न गृहासक्ति को आवश्यक बताया' 
है । तुलसीदास स्पष्ट लिखते है कि साधक घर या कानन में कही रहे, 
कोई अंतर नहीं, कितु विषय-विमुखता आवश्यक है--- 

जो जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेह । 
तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि कि 'गेह ॥ --दोहाबली 

८. उच्चवर्गे। निम्नवर्गं 

कबीर का काव्य निम्नवर्ग का सशक्त सम्बल था और उच्चवर्ग की, 
ब्राह्मणों श्रादि की, उसने अच्छी खबर ली थी। कबीर के विपरीत 
तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापना की, ब्राह्मणों को पूज्य ठहराया । 
तुलसी ने समाज मे चल रहे निम्न-वर्गीय ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलन पर 
आधघात किया । इसका कारण यह था' कि उन को भारतीय संगठन 
को हृढ कर के इस्लाम के विरोध में खड़ा करना था| इसलिए समाज 
की व्यवस्था तथा संगठन को स्थिर रखने के लिए उन्होने वर्शाश्रम धर्म 
का तो समर्थन किया कितु समाज को खोखला' करने वाले विकासमान 
भीतरी शत्रु बहुपंधवाद का खूब विरोध किया । यहा यह प्रदन'ः उठता 
है कि निम्नवर्गीय जनता का असंतोष कैसे दूर हुआ और उसमे तुलसी 
को इतना क्यों अपनांया ? तुलसीदास ने इस निम्म॑वर्गीय समाजे पर भी 


तुलसीदास की समन्वय सांधना [१६ 


दृष्टि रखी है। पहला राम कथा में आए निम्नवर्गीय पात्रों केवट, 
शवरी आदि के रूप मे निम्न जातियों को महत्व दिया । दूसरे तुलसीदास 
ने जिस रामराज्य की कल्पना की वह तत्कालीन हिंदू-मुसलमान सभी 
राज्यों से बहुत श्रेष्ठ है। तीसरे वहा ब्राह्मण को महत्व देकर भी समता 
की कामना है। यथा--- 
बयरू न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई। 
वरनाश्रम निज निज' धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि सुख, नहिं भय शोक न रोग । 
सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलहि स्वघम निरत& श्रुति रीति। 
सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी। 
“-मानस 
जब रामराज्य में कोई दुखी-दरिद्दी न रहेगा और चारों 'पदारथ 
सुलभ रहेगे तो ऐसी ' व्यवस्था. का आदर्श दिखाने वाले तुलसीदास कैसे 
न लोकप्रिय होंगे--- 
रामराज राजत सकल, धरम निरत नर-तारि | 
रोग न' रोष न' दोष दुख, सुलभ पदारथ चारि। 
चौथे रामभक्‍त होकर निम्न जातिवाला, जन्म से उच्च जाति वाले 
ब्राह्मण से निम्न नहीं रह जाता । यही नही तुलसी तो यह भी लिखते 
हैं कि यदि उच्चकुलीय भक्त नही है तो डोम' भी भक्ति के कारण उस 
से उच्च है--- 
तुलसी भगत सुपच भलो, भजे रन दिन राम | 
ऊँच कुल केहि काम को, जहां न हरि को नाम ॥ 
क्‍ “वराग्य संदीपिनी 
६. धर्म के श्रन्तर्बाह्म पक्षों में समन्‍वय 
तुलसीदास नें धर्म के बाह्यपक्ष नियम, न्नत, पूजा-पाठ, यज्ञ, स्वाध्याय, 
तिलक-सुद्रा आदि की--अनाचार की दृष्टि से कुछ ' अपवादों को 
छोड़कर---निदा महीं की है। पर साथ ही धर्म के आंतरिक-वास्तत्रिक 


५» ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


पक्ष पर इससे भी अधिक बल दिया है। धर्म का आतरिक पक्ष सब धर्मों 
में समान है। शील-सदाचार, दया-हान, परहित, पवित्रता आदि पर 
उन्होंने विशेष बल दिया है। धर्म की' इस श्रन्तरात्मा के अभाव में धर्म 
मात्र आडम्बर या दिखावा होकर रह जाए। केवल आड्म्बर-प्रिय 
घामिकों को तुलसीदास ने सावधान भी किया है--- 
बचन वेष ते जो बने, सो बिगरे परिनाम । 
तुलसी मन ते जो बने, बनी' बनायी राम।॥  “-दोहावली 

फिर भी आभ्रात्मा को साथ लेकर जैसे शरीर का महत्व है, धर्म के बाह्य- 
रूप का भी उसी प्रकार है। धर्म के बाह्यरूप का आदर करने के कोरण 
वह अन्य श्रद्ध य देवी-देवताओं को साथ लेकर भी अपने एकदेववाद में 
श्रद्धा श्रकट कर सके हैं । वस्तुतः तुलली का सुधार कबीर-दादू आदि 
सैंतो के सुधार से भिन्न हैं। उन्होने धर्म के बाह्यरूपों पर बूड़ा आघात 
किया हैं किन्तु तुलसी ने इनका भीतर से सुधार करने का प्रयास किया 
है । यहा भी तुलसी का ध्यान हिन्दू संगठन पर रहा है। 

१०. व्यक्तिगत- सामाजिक साधना 

तुलसीदास के भक्ति-साहित्य मे जो भक्ति पद्धति मिलती है, वह्‌ 
जितनी व्यक्ति से संम्बंधित है उतनी ही समाज से । तुलसीदास जहां 
भक्त शिरोमशि थे, वहां महान लोक-तायक भी। एक महाकाव्य' 
युग का सांस्कृतिक मानदण्ड होता है। उसके आदर्शों का प्रभाव समाज 
के ओर-छोर को छूता है। वैसे भी राम-कथा अपने आप में ही. ऐसी 
है कि इस में व्यक्ति-समष्टि की साधना श्रृभिन्न रूप से सम्बद्ध है। 
राम-कथा के माध्यम से तुलसीदास अपनी भक्ति को व्यक्ति के साथ 
सुहढ़ सामाजिक भूमि पर प्रतिष्ठित कर सके है। उनके भक्तों के 
व्यक्तिगत आदशों में परोपकार को विशेष महत्व दिया गया है। यथा 
तुलसीदास की अपनी मनसा-वाची कर्मणा धारणा हैं--- 

परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहाँगो । 

“विनयपत्रिका 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२६ 


वेद शास्त्र से इसका उन्होंने अनुमोदन भी किया हैं-«- 

स्ृति कह परम धरम उपकारा। 

परहित लागि तजइ जो देही'। 

संतत संत प्रसंसत। तेही | 

«मानस 

उनके अनुसार परहित परम धर्म है और परपोड़न परमपाप--- 

परहित सरिस घर्म नहिं भाई। 

परपीड़ा सम नहिं अधमाई। 

निरनय सकल पुरान वेद कर। 

कहेऊँ तात जानहि कोबिंद नर। -+मानस 


विनय पत्रिका में भी परोपकार को स्र्‌ति-सार बताते हुए मानव- 
जीवन का परम उद्द श्य परोपकार बताया हैं जिसके बिना मावव- 
जन्म व्यर्थ है-- 

काज कहाचर तनु धरि सारुयो 

पर उपकार सार सति को जो सो धोखेहु न विचादुयो + 

पर-पीड़ा की अनुभूति को विशेष महत्व देते के कारण तुलसीदास 
ने अहिसावाद का समर्थन किया हैं। तुलसीदास की रामराज्य की 
कल्पनाओं में परस्पर प्रीति तथा समता ('विषमता खोइ') की बात 
आई हैं। व्यक्ति-समष्टि साधता के समन्वित आदर्श की परिचायक 
निम्न पंक्ति उल्लेखनीय' है-- 


तुलसी घर-वन बीच ही राम-प्रेम पुरछाई। -दोहावली 
तुलसीदास ने राजा की राजनीति के लिए व्यक्तिगत-(साथुमत) 
तथा सामाजिक (लोकमत) दोनों प्रकार के आदर्शों पर बल दिया 
है। यथा--- 
करिय साधुमत लोकमत नुपनय तिमस लिचोरि ---सानस 


२२], परिचित प्रंइन, नए उत्तर 


१९, आदशों का समन्वय 


तुलसीदास की समन्वय साधना के उपर्युक्त विवेचन से यह भली 
भांति स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, 
घामिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक तथा साहित्यिक सभी आदर्शों का समन्वय 
किया हैं । यहां हम उन झादशों को स्पष्ट करेंगे, जिनका विवेचन हमने 
पहले नही किया । 

तुलसी के समय में सामंतवाद द्वासोन्‍्मुख था। ह्वासोन्मुखता से 
तात्पर्य है सामंतों की उच्छे खलता तथा ककत्तेव्य-विमुखता से । हिंदू 
तथा' मुसलमान दोनों सामंतों की यही अ्रवस्था थी । झ्रतएव तुलसीदास 
को राम के रूप में एक आदर्श सामंतीय राज्य का आदर प्रस्तुत 
करना था । यह ध्यान रहे कि कबीर, सूर आदि का उद्देश्य राजनैतिक 
नेहीं था किंतुं तुलसीदास राम कथा के माध्यम से जातीय संगठन 
करते हुए परोक्षरूप में हिंदू समाज को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध 
खड़ा करना चाहते थे। तुलसीदास में ऐसे राजनैतिक आदर्श 
उपस्थित किए कि जिन की प्रत्यक्षता से अभीष्सित परोक्ष आदर्शों--- 
मुकलों की ब्रन्याय-तीति के विरोध--की ओर व्यान चला जाना 
स्वाभाविक हो उठता हैं। 

. तत्कालीन यवनों के अन्यायपुर्ण शासन का प्रतीक हैं रावण राज्य । 
रावण राज्य के वन में यवन-राज्य का सांकेतिक चित्रण हो 
जाता हैं। यथा- 

भुज बल बिस्वे बस्य करि, राखेसि कोउ न स्वस्थ ) 
मंडलीक मनि सावन, राज करे निज यंत्र 
जीति वही निज बाहुबल, बहु सुन्दर वर नारि॥ 


कक के 


तुलसीदास की समन्वय ,साधना [२३ 


जेहि विधि होइ धरम निमू ला, सो सब करहिं वेद श्रतिकूला। 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि, मगर गाऊ पुर आग लगावहिं॥ 
बरनि न जाय अनीति, घोर निचासर जो करहि। 
हिसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवनः मित्ति ॥ 
कवितावली में भी तत्कालीन दुरावस्था का चित्रण हुआ हैं-- 
वेद धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूष भए। 
साधु सीच्य मान जानि रीति पाप पीन की॥। 
भूमि चोर भूप भए' में कैसा व्यग्य है । 
तुलसीदास ने राजाओं के लिए जो आदर्श दिए, वह भी तत्कालीन 
राजाओो मे नही मिलते, अतएव जनता स्वय ही उदबोधित हो सकती 
है । यथा- 
मुखिया मुख सो चाहिए खान-पाव को एक १ 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥| -मानस 
समदर्शी राजा समाज के विभिन्न अंगों के पालन-पोषण के लिए 
विवेक पूर्वक, योग्यतानुसार वितरण करे, यही उक्त दोहे का तात्यें 
है । यहा समाजवाद की समता का नियत्रण नही, पारिवारिक प्रेम की 
आत्मीयता है । 


तुलसीदास ने उस राजा को आदर्श माना जो सूर्य के समाव 
जलशोषर करे-अज्ञातरूप से, कोई कठिनाई न देते हुए कर प्राप्त करे-- 
परन्तु बादल के समान बरस कर, उससे अधिक लाभ पहुंचाए--- 
बरखत हरषत लोग सब करषत लखे न कोय । 
तुलसी प्रजा सुंभाग तें भूप भानु-स्तों होय ॥। 
“+-दोहांवली 
राजा को ईइईवर का अश्रंश मानकर तुलसी राजतंत्र की पुरानी 
बात ही कहते है कितु प्रजा के महत्व को वह भूलें नहीं' हैं। नहीं तो 
राम प्रजा से अपने दोष-वर्जन के लिए थे ने कह पाते+- 


परिचित प्रइन, नए उत्तर 


नहिं अनीति नहिं. कछु प्रभुताई। 
सुनहु करहु जो तुम्हहिं सुहाई ॥ 


् श्डं| 


जौ अनीति कछू भाखऊ भाई। 
तौ मोहि बरजेऊ भय बिसराई॥ -मानस 
राम को राज्य मिल रहा है कितु फिर भी अ्रंहकार-शुन्य रहकर, 
बंध परम्परा से बडे भाई के राजा होने की खटठकने वाली बात के 
प्रति उनका विचार है-- 
जनमे एक संग सब भाई। 
भोजन सयन, केलि लरिकाई ॥ 
करत बेध, उपवीत बियाहा। 
संग संग सब भयउ उदाहा ॥ 
बिमल बंस यह अनुचित एकू । 
बन्धु बिहाइ बडेहि श्रभिषेकू ।॥। 
प्रजा-वजन की बात ही नहीं, स्वयं तुलसी ने मिडर होकर प्रजा 
पीड़क राजा को तीन फतवे दिए हैं--- 
है. इस लोक में अपयश' होगा--- 
सोचिय नुपति नीति नहिं जाना। 
जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाता ।।  -मानस 


२. परलोक भी बिगड़ेगा--- 
ज़ासु राज! प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नूप अवसि नरक अधिकारी ॥ -मावस 


हे, समग्र विनाश होगा-- 
'राजकरभ वित्त काज ही करें कुचालि कुसाज । 
के तुलसी ते दसकंष ज्यों जइहें सहित समाज ॥ 
झंतिम बात पर्याव्त प्रगति-सूचक है । 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२५ 


इस प्रकार तुलसीदास की राजनैतिक घारणाशों में भी पुरातन नृतन 
का समन्वय मिलता हैं । 

राजनैतिक आद्शों की स्थापना मे तुलसीदास ने जैसे तत्कालीन 
राजनतिक दुरावस्था को दिखाकर अनुकरणीय आद्शों की स्थापना की 
बसे ही विनयपत्रिका के पदों तथा कलियुग-प्रसंग में पारिवारिक विक्ृति 
की चर्चा भी हुई हैं तथा' 'मानस' मे पारिवारिक आद्शों का यथास्थान 
संस्थान भी । मानस में पिता, माता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, सखा, सेवक 
आदि के पारिवारिक कतंव्यकर्मों का विस्तृत निरूपण हुआझ्ना है । 

राम कथा में पारिवारिक के साथ सामाजिक आदर्शों का विशेष 
विस्तार मिलता है। जैसा कि हम ऊपर दिखा चुके हैं वह साधुमत' 
तथा 'लोकमत' दोनों की चर्चा करके वैयक्तिक-सामाजिक दोनों आादशों 
की स्थापना करते हैं। रामराज्य के वर्णान में जिस आदर्श समाज की 
कल्पना की गई है, उन पक्तियो को हम पहले उद्घुत कर चुके है । 

उनके ग्रंथों में साहित्यिक आदर्श भी मिलते हैं। उनके अनुसार 
जनसाधारण के ग्रुण-गान से काव्य-देवी असनन्‍्तुष्ट होती है-- 

कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना । सिर धुनि गिरा लाग पछताना ॥ 

तुलसीदास ने अपने आदरशात्मक काव्य-सत को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि हृदय के भीतर बुद्धि और विचार, वाणी की कृपा से कविता 
रूप धारण करता है। पर इस कविता रूपी मोती की शोभा राम 
चरित्र में ग्रथित होने में है, नही तो वह हृदय-हार नही बन सकती -- 

हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कहहि सुजाना । 

जो बरसइई बर बारि बिचारू। होइ कवित मुकतामनि चारू ॥ 

जुगुति वेधि पुनि पोहहि, राम चरित बर ताग्र। 

पहिर्राह सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥ 

तुलसीदास सहृदय आलोचक को महत्व देते हुए कहते हैं कि 
कृधिता को शोभा रचयिता क पास उतनी नहीं होती जितनी बुद्धिघात 


२६] परिचित प्रदन, नए उत्तर 


विद्वान व्यक्तियों के पास जाकर । मरिय, रत्न श्रादि भी अपने उद्गम 
स्थल पर वह शोभा नही पाते, जितने राजमुकुट में या रमणी के 
शरीर पर शोभित होकर पाते है-- 


मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी । श्रहि गिरी, गज सिर सोह न तैसी ॥॥ 
नुप किरीट तरुणी तन पाई। लहहि सकल सोभा अ्रधिकाई ।। 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहि भ्रतत, अनत छवि लहही ।। 


१२. मनुष्य --मनुष्येतर प्राणी - प्रकृति 
तुंलसीदास ने मानव के साथ प्राकृतिक सुषमाओं का आस्वादन 
भी कराया है। यही नहीं पशु-पक्षियों से रागरात्मक' सम्बन्ध भी स्थापित 
किया है । जब तुलसी के आराध्य राम की आत्मीयता का प्रसार यहा 
तक हैं कि-- ' 
प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किय आापु समान 
तो तुलसीदास मनुष्येतरों तक अपनी संवेदना का विस्तार कैसे न' करते । 
सीता के जनकपुर छोड़ते के अ्रवसर पर, उसके द्वारा पालित शुक 
सारिकाओं की अवस्था देखिए--- 
सुक सारिका जानकी ज्याये, कनक पिज्लञराहिं राखि पढ़ाये । 
ब्याकुल कहहि कहां वेंदेही, सुनि धीरजु परिहरइन केही । 
राम के वियोग मे व्यथित घोडों के निम्न हृदय-द्रावक चित्र में 
तुलसी की व्यापक संवेदना-सहृदयतां की प्रशंसा किए बिता नहीं रहा 
जा सकता--- 
सोक सिथिल रथ्ु सकइ न हांकी, रघुवर विरह 'पीौर उर॑ बांकी। 
तरफराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। 
अदुकि परहिं फिर हेरहि पीछे', राम-वियोग 'बिकल दुख तीछे । 
जो कह रामु लखनु बैदेही, हिंकरि हिंकरि हित हेरहि तेहीं | 
बाजि बिरह गति किमि कह्दि जाती, बिनु सनिं फनिक बिकल जेहि भांती । - 


तुलसीदास क्री समन्वय साधना [२७ 


१३. विषयग्रत समन्वय 

तुलसीदास के काव्य के विषयगत समन्वय से यह स्पष्ट है क्रि 
उन्होंने सामयिक-शाइवत, यथा्थ-आदर्ण, पुराख-मृतन सभी दृष्टियों से 
काम लिया है। 


१४. भक्‍त- कवि 
तुलसीदास का काव्य, मंदिर तथा शिक्षालय का ही काम नहीं 
देता वह कला-भवन भी है--तुलसीदास भक्त, समाजसुधारक, धर्मे- 
संस्थापक, लोक नायक के साथ महान कवि भी हैं। तुलसीदास कबीर 
के समान प्रचारक-उपदेशक नही, सूर के समान भकत-कवि नहीं, और 
न केशवदास के समान मात्र पण्डित हैं। वह इन सब का समन्वित रूप 
हैं। कवि व्यक्तित्व के साथ उनके भक्त व्यक्तित्व के' अपूर्व समन्वय 
से यह काम हुआ है कि उनके कवित्व की उड़ान संयत रही । भक्‍त की 
दीनता तथा कवि-विवेक के समन्वय के घरातल पर इन पंक्तियों की 
परख की जिए--- 
कवि न' होउ नहि बचन प्रवीन्‌ । सकल कला सब विद्या हीसू । 
आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबन्ध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा, कंबवित दोष गुन विविध प्रकारा। 
कवित बिबेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। 


तुलसीदास को सारा काव्य विवेक है, यह मध्य की दोतों पक्तियों 
से स्पष्ट है कितू भक्त की मर्यादा के कारण वह इसे स्वीकार नहीं 
करते । यही केशव और तुलसी में अन्तर है।, केशव कभी ऐसी 
बात न लिख सकते । केशव सगव॑ कहते है कि वह रामचन्द्र की चद्रिका 
का बहुत छदों मे वर्णन कर रहे हैं। भक्त भौर कवि की इसे समन्वित 
मनोवृत्ति ने, संतुलित काव्यादश ने, तुलसी को केशव होने से बचाया हैं । 
इसलिए तुलसी मे कला है और केशव में कलाबाजी | तुलसी की कर्वितां 
भ्रलंकारों से सजी है, केशव की लदी और दबी हैं। पाण्डित्य तुलसी में 


शक] परिचित प्रश्न, चए उत्तर 


भी है, किंतु उसकर प्रदर्शन नहीं, विषयानुरूप छंद वविध्य भी है, किंतु 
कृत्तियों को छूदों का अजायब घर बनाने की लालसा नहीं । 

१४- स्वांतः सुखाय -।-सर्वान्तः सुखाय 

उनके संयत-समन्वित काव्यादर्श का परिचय इन दो धारणाओं 
में भी मिलता है--- 

'स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा" 

तुलसी अपने सुख-संतोष के लिए, ग्रात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से 
कविता लिखते थे, किसी राजा-रईस की प्रशंसा मे, या लोक-लालच 
के लिए नहीं । कितु वह यह भी लिखते हैं कि उत्तम' काव्य वही है 
जो गंगा के समान सब का हितकारी हो--- 

'कीरति भनति, भति भूलि सोई । सुरसरि सम सब कहूँ हित होई ।। 
ह -मानस 

इससे उनकी आत्माभिव्यक्ति समाजाभिव्यक्ति हो जाती है और 
समाजाभिव्यक्ति आत्माभिव्यक्ति--प्रन्तस्फू ति के कारण समाज-हित 
की बात प्रचार का रूप नहीं धारण करती । 

१६. भाषा _ भाव 

उनके समन्वित काव्यादर्श का परिचय भाषा-भाव की एकता से 
भी मिलता है--- 

गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न ने भिन्न। 

उनके समन्वित काव्यादर्श की चर्चा कर लेने के बाद भझब हम 
उनके कवित्व में समन्वय की व्याख्या करेंगे | 

१७. रस समन्वय 

वुबसी ने राम के सर्वांगीण जीवन को लिया है और ऐसा करते 
हुए उन्होंने जीवन के कोमल-परुष सभी क्षेत्रों को लिया। अतेव 
हंदानुरूप उन में सभी रस थाए हैं । रामचरितमानस में ही सब रस 
मित्र जाते हैं ; यही नहीं भ्रत्येक' कांड मे विभिक्न रस हैं। सीता-राग 


तुलसीदास की समन्वय साधना [२६ 


के प्रेम में संयोग-वियोग शांगार मिलता है। हास्थरस शिव की बरात 
तथा नारद-मोह के प्रकरणों मे प्रवाहित हुआ है। राजा दशरथ की 
मृत्यु तथा राम-वन-गमन के अवसरों पर करुण रस को धारा बही है। 
परशुराम तथा लक्ष्मण रौद्गरस के उदाहरण प्रस्तुत करते है। भयानक, 
अद्भुत ओर वीभत्स रसों की निष्पत्ति लका दहन के प्रसंग मे हुई है । 
रसम-रावण के युद्ध में वीर रस का आस्वादन किया जा सकता है। 
समग्र मानस मे शातरस प्रवाहित हो रहा है। यह उसका प्रधान रस 
है । कवितावली मे परुष रसात्मक वर्शान वीरगाथाकाल का स्मरण 


दिलाते हैं । किक 
तुलसीदास की रसात्मकता रस के सम्पूर्ण झवयवों सहित सग्न 


करती है। रस के सभी अ्वयवों के सहयोग से रसोद्र क और भी तीक्र 
हो गया है । डॉ० रामकुमार वर्मा ने तुलसी-काव्य से ३३ संचारी भावों 
के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। # 


१८. कविता के विभिन्‍न रूपों में समन्वय 


तुलसीदास को कविता के विविध रूपों पर असामान्य अ्रधिकार 
था । आत्मगत, वस्तृगत अथवा अन्तवृ त्ति निरूपषक तथा' बाह्यार्थ 
निरूपक दोनो प्रकार के काव्य-भेद तुलसी में मिलते है। पहले प्रकार में 
प्रायः मुक्तक तथा दूसरे मे प्रबन्ध काव्य--महाकाव्य तथा खण्डकाव्य-- 
आते है । कवितावली का उत्त रकांण्ड तथा विनयपत्रिका आत्माभिव्यजक 
मुक्तक रचनाएं हैं। शेष सभी रचनाएं वस्तुगत है। रामचरित- 
मानस मुकुट-मणि महाकाव्य है तथा जामकी मंगल, पावती मंगल आदि 
खण्ड काव्य है । दोहावली समग्रतः नीति-मुक्तक की कोटि में आती है 
जिसमें प्रसाद गुण पूर्ण शैली में सामाजिक, नैतिक, धार्मिक तथ्यों कीं 
अभिव्यक्ति हुई है। यह दोहे सुविधा से जनता का कण्ठहार हो गए । 
यह उललेखनीय' है कि मानस महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर खरा 

ही नहीं उतरता, यह महाकाव्यों का आदर्श भी है । 


#देखिए हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास” पृ० ६१६ 


वरिचित प्रश्न, नए उत्तर 


१९. काव्य-पद्धतियों सें समत्वय 

तत्कालीन प्रचलित सभी काव्य-पद्धतियों को तुलसीदास ने सफलता- 
पूर्वक सम्मानित किया । वीरगाथाकालीन छप्पय, कबीर के दोहे और 
विनय के पद, विद्यापति की कोमल कांत पदावली, सूरदास के लीला- 
गान-विषयक राग-रागितियों में निबद्ध गीति-पद्धति, जायसी की दोहा 
चौपाई-प्रबन्ध पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त-सर्वेया शैली तथ। 
रहीम की बरवे पद्धति सभी उनकी प्रतिभा के स्पर्श से खिल उठी। 
“उन दिनो पूर्व भारत में अ्रनेक प्रकार के मंगल काव्य प्रचलित थे । बंगला 
में ये मगल काव्य मिलते है, पर हिंदी में सिफे कबीरदास के नाम पर 
चलने वाले और बाद के बने हुए आदि मंगल, अनाढि मंगल, अगाध 
मंगल आदि रचनाएं मिलती हैं, जो सिर्फ इस बात के सबूत के रूप में 
बंची रह गई हैं कि किसी समय मंगल काव्यों की बड़ी भारी परम्परा 
मध्यदेश में भी व्याप्त थी । मंगल काव्य, विवाह काव्य और सृष्टि 
प्रक्रिया ख्यापक ग्रंथ है। तंददास का एक रूव्मिणी-मंगल मिलता है। 
और चंद बरदाई के रासो में संयोगिता को पत्नी घर्म की शिक्षा 
देने के लिए विनय-मंगल नाम का एक अध्याय है, जो स्पष्ट रूप से 
स्वतंत्र ग्रंथ है । तुलसीदास ने इस शैली को भी अपनाया । उन्होंने 
पावंती-मंगल और जानकी-मंगल नाम के दो काव्य लिखे थे ।# 


२०. भाषा सें समन्वय 
तुलसीदास की भाषा भी ,उनके समस्वय-शक्ति के कौशल को 
प्रकट करती है। यह जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय । सरल होते हुए 
भी पाण्डित्यपूर्ण है। इसमें मुहावरे-लोकोक्तियों की व्यावहारिकता 
“सजीवता के साथ लक्षणा-व्यंजना का साहित्यिक सौष्ठव भी है । इसका' 
सामान्य आनंद सर्वसुलभ है किन्तु इसकी ध्वन्यात्मक सृक्ष्मता विद्वानों 
_) अपेक्षा, रखती है जहा यह श्रन है जहा यह 'भ्रतत श्रनत, छवि” ग्रहण करती हैँ । 


# हिंदी साहित्य--डॉ० हजारीप्रसाद पु० २६५ 


३०] 


तुलसीदास की समन्वय साधना [३१ 


पात्र-प्रसंगानुसार परिवतंनशीलता से तुलसी की भाषा स्वाभाविक-सार्थंक 
बन गई है। तुलसीदास का सुव्यवस्थित वाक्य-रचना कौशल भी 
प्रशसनीय है । उक्ति-वेचित्र्य तंथा वाग्वैदर्ध्य इसे रोचक बना देते हैं। 
इसकी भाषा भावानुरूप तीनों गुणों से समन्वित है। वर्णमैत्री तथा 
अनुकूल ध्वनियों के संगठन से गुणों की प्रतीति भी होती है। भाषा 
प्रवाह तथा अर्थ-चमत्कार भी उपत्त् होता है। शब्द तथा श्रर्थालंकारों 
के उचित आनुपातिक प्रयोग से यह सुन्दर-समृद्ध हो गई है । अनेक क्षेत्रों 
से उपमाओं के चयन मे भी इनकी समन्वय तथा सार ग्राही शक्ति का 
परिचय मिलता है। 

उस काल में प्रचलित दोनों मान्य काव्य भाषाओं--ब्रज तथा' 
अवधी--मे उन्होने रचना की । कृष्ण भक्त कवियों की ब्रज भाषा' में 
उतने ही अधिकार के साथ, गीतावली, क्ृष्णगीतावली, कवितावली 
तथा विनयपन्निका की रचना कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का' 
परिचय दिया । प्रायः ब्रज भाषा कोमल विषयो के अनुकूल मानी जाती है 
किंतु; तुलसीदांस ने केवितावली मे ब्रजभाषा में परुष भावों का सफल 
चित्रण कर अपनी अपूर्वे काव्य-शक्ति का' परिचय दिया । विनय पत्रिका 
की ब्नजभाषा मे पाण्डित्यपूर्ण सौष्ठव दर्शनीय' है। वियोगी हरि ने ठीक 
ही विनय पत्रिका को 'पाण्डित्य-निकष लिखा है। तुलसीदास की ब्रज 
भाषा भी अवधी के समान .परिष्कृत-परिमाजित है । 

तुलसीदास ने झ्रवधी तथा ब्रजभाषा पर हीं समान अधिकार से 
नही लिखा अपितु अवधी के भीतर भी पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों प्रकार 
की अ्रवधी में रचना की । 

इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने विभाषाओं और बोलियों बु देलखण्डी, 
भोजपुरी, राजस्थानी श्रादि तथा अरबी फारसी श्रादि विदेशी शब्दों को 
कहीं तत्सम' रूप मे' तथा कही हिंदी की प्रकृति के अनुरूप संस्कार कर-- 
अपना कर अपनी उदार वृत्ति का परिचय दिया । साथ ही भाषा की 
पाचन शक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया । 


४२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


उस काल में उच्चवर्ग में संसक्त का विशेष आदर-सम्मान था। 
संस्कृत पूज्य भाषा थी । जिन ब्राह्मणों के मान को तुलसीदास ने 
पुनः प्रतिष्ठित किया उनके विरोध के बावजूद जन भाषा में लिखना 
तलसी का विश्ञेष प्रगतिशील पग था, कितु यदि वह संस्कृत को भी 
समाहत न करते, तो वह अपनी समनन्‍्वय-भावना का परिचय न देकर 
संत कबीर का कार्य करते जिसने कहा था-- 

'संसकिरत कूप जल कबीरा, भासा बहता नीर | 

तुलसीदास को यह पता था कि भाषा बहता नीर है, जन भाषा है 
और रामनाम का संदेश देशव्यापी इसी के माध्यम से हो सकता है । कितू 
देववाणी संस्कृत का तिरस्कार भी वह न कर सकते थे । उन्हें ब्राह्म र्पों 
को रुष्ट भी नही करना था तथा' संस्कृत की बृह॒द्‌ विभूति से भाषा को 
समृद्ध कर, अवधी तथा ब्रजभाषा जैसी प्रांतीय भाषाशों को सार्वदेशिक 
स्वरूप भी देना था। अतेव उनकी भाषा में, भाषा तथा संस्कृत में 
अपूर्व समन्वय मिलता है। रामचरितमानस के इलोक, स्तुतियों के 
छद तत्सम-शोभित हैं। जायसी की भाषा ग्रामीण अवधी है कितू 
तुलसीदास ने संस्कृत शब्दों द्वारा उसे शिष्ट रूप प्रदान करते हुए 
उसको गम्भीर दार्शनिक भावों की प्रेषणीयता के योग्य बना दिया। 
तुलसीदास ने यह समन्वय इतनी कुशलता से किया कि किसी प्रकार 
की कृत्रिमता-पृथकता का आभास नही होता । भाव-विचारों के समान 
भाषा के क्षेत्र में इस भ्रपूवं समन्वय से तुलसी की भाषा निम्त-उच्च 
सभी जातियों में समान रूप से समाहत हो सकी । 

भिन्न विद्वानों ने तुलसीदास को जो बहुमुखी महत्व प्रदान किया 
है उससे भी तुलसीदास की महत्वपूर्ण समनन्‍्वय-साधना का -परिचय 
मिलता है । रामचरितमानस को गाधी जी भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम 
ग्रंथ, एक फ्रेंच लेखक 'मानव मात्र की बाइबल” तथा ला» हरदयाल' 
भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य' कहते हैं । कहां भक्ति, कहां राष्ट्रीयता 
तथा कहां सावभौमिकता । डा० ग्रियर्सन तृलसीदास को बुद्ध के बाद सब 


अंक 


तुलसीदास की समन्वय साधना [३३ 


से बड़ा लोकनायक तथा एशिया के तीन-चार महान लेखकों में स्तर 
एक मानते है | स्मिथ इन्हे मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति बताते 
हैं। निराला की दृष्टि में तुलसीदास 'सास्कृतिक सूर्य है। अ्रयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिश्रौध' ने, लोक-हित तथा कवित्व दोनों दृष्टियों से तुलसी 
को विशेष महत्ता प्रदान की है-- 
बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिको की हुई सफला । 
झवगाहन मानस में कर के जन-मानस का मल सारा टला ॥ 


कविता करके तुलसी न लसे,कविता लसी पा' तुलसी की कला ।। 


तुलसीदास की अपूर्व समन्वय साधना श्रागामी कवियों के लिए 
माप-मान बन गई है । 


प्रसाद! का चन्द्रगुप्त' 


क. उद्देश्य 
ख. नायकत्व 


ग़.. कुछ दोष 


(पृष्ठ संदर्भ ग्रादि नाटक के दसवें संस्करण पर आधारित हैं) 


२ 
क्‌, चन्द्रगुप्त नायक का उदरय 

विदेशियों के निष्कासन द्वारा सम्पुर्णो-प्रभुत्व-सम्पन्न एकच्छत्र 
भारतीय राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त नाठक का' मूल' उददश्य है। यह 
नाटक भारत की पराधीत अवस्था में लिखा गया और इस में प्रसाद 
जी भारतवर्ष की समसामयिक वस्तुस्थिति से इतना प्रभावित दिखाई 
देते हैं कि चंद्रगुप्त वादक का उहं इय. मानो किसी ऐतिहासिक नाटक 
का ही उ््दं शय न होकर सामयिक , नाटक का भी उद्दश्य हो गया है । 
अंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य समसामयिक भारतवर्ष की सबसे बड़ी 
समस्या थी और जिस की अधिकांश बाते श्राज भी उतनी ही मसूल्यवान 
है। राष्ट्रीय भावना के उद्बोधन द्वारा सुहढ़ भारतीय राष्ट्र की स्थापना 
चंद्रगुप्त कालीन भारत की मांग की अपेक्षा आधुनिक भारत की माग 
ग्रधिक है । वस्तुतः चंद्रगुप्त नाटक का समस्त शिल्प-विधान--च्रित्र 
'चित्ररण, कयोपकथन, ,क़था-संगठन तथा वातावरण प्रसाद के इसी 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिणाम है । इस दृष्टि से यह उद्दं श्य प्रधान 
नाठक है, कलाप्रधान नही । 

जयशंकर प्रसाद ने विशाख' नाटक की भूमिका में अपने ऐतिहासिक 
नाठकों के उद्द र्य के सम्बन्ध में लिखा था--“इतिहास का अवुश्यीलन 
किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत 
लाभदायक होता है।........ मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के 
अप्रकाशित अंश में से उन प्रकाड घटनाञों का दिव्दशन कराने की 
हैं जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न 
किया है ।” उनका यह कथन अन्य नाठकों की अपेक्षा चंद्रगुप्त पर 
सर्वाधिक लागू होता है। निस्संदेह प्रसाद की गतानुगामिनी दृष्टि, 
स्वर्णिम भारत से तेज प्राप्त कर के आगत के स्वागत में और भी 


(३) 


३६] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


तत्पर हो जाती हैं । चंद्रगुप्त नाटक में भी प्रसाद जी ने भारतोय 
इतिहास की ऐसी घटनाशों को विन्यस्त किया है जिनसे आधुनिक 
भारत के कल्याण-निर्माण मे विशेष योग मिल' सकता है। प्रमाण 
स्वरूप मात्र राष्ट्रीय श्रादर्श संगठित करने के लिए ही उन्हें कथानक का 
इतना विस्तार करना पड़ा है, नहीं तो तीसरे अंक मे नंद की समाप्ति 
तथा चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक के साथ ही नाटक समाप्त हो सकता था। 
चौथे अंक के सृजन की श्रावश्यकता नहीं थी। इससे नाट्यकला को 
दृष्टि से चाहे काल दोष यथा वस्तु संगठनात्मक दोष झा गया हो, प्रसाद 
को इसकी चिता नहीं थी। उन्हें तो चौथे श्रंक मे चन्द्रगुप्त के 
दक्षण-विजय की सूचना देनी थी। मालवगणो, उत्त रापथ के छोटे-छोटे 
गरातन्त्रों (जिनके चन्द्रगुप्त के आधीन होने का उल्लेख दूसरे श्रंक में हो 
चुका है) तथा तक्षश्चिलाधीश के चद्धगुप्त के श्राधीन हो जाने, और 
सिल्यूकस पर विजय प्राप्त करके भारत की सीमाओ्रों के सुरक्षित हो 
, जाने का चित्रण करना था। केवल ऐसा दिखाकर ही भारतवर्ष में एक 
अ्रखंड राज्य को स्वरूप देने की प्रसाद की कामना-पूर्ति हो सकती थी । 

भूमि, समाज तथा संस्कृति के समुच्चय को राष्ट्र कहते हैं। ध्मि 
ःराष्ट्र-पुरुष का शरीर है, समाज उसका प्राण, तथा संस्कृति उसका 
मानस । प्रसाद के राष्ट्रीय हृष्टिकोण ने भारत-भूमि' के कण-कण से 
प्यार किया, . उसकी समस्याओ्रों को लेकर हमें स्पंदित किया तथा 
भारतीय संस्कृति की गौरव-गरिमा के झ्राख्यान द्वारा जीवन के ऊर्ध्व 
विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अभ्रब हम इनका प्रृथक-पूथक 
विवेचन करेंगे। 

भूमि:--हम बता चुके हैं कि प्रसाद जी को भारत के झोर-छोर 
की भूमि को--मगध, मालव तथा दक्षिणी भारत को--अ्रखंड 
करने के लिए नाटक के चतुर्थ भ्रंक की सृष्टि करनी पड़ी। भारत-भूमि 
की सुरक्षा के स्थायित्व के लिए सीमाश्ों की रक्षा श्रावश्यक थी इसलिए 
चाणक्य को दो बालुकापूर्णा कगारों के बीच एक निर्मेल स्रोतस्विनी 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [३७ 


बहानी पड़ी-- कार्नेलिया का चन्द्रमुप्त के साथ विवाह हो जाने से 
भारत की उत्त रपदिचमी सीमा सुरक्षित हो गई। चन्द्रगुप्त तो इससे 
भी आगे बढ़ा और भारत की सीमा पार सिल्यूकस के साम्राज्य की 
सहायता के लिए यह भी कहता है--ओऑंटिगोनस से युद्ध होगा । 
सम्राद सिल्यूकस, गजसेना आपकी सहायता के लिए जायगी । हिरात 
में आपके जो प्रतिनिधि रहेगे, उनसे मिलने पर और भी सहायता के 
लिए श्रार्य्यावत्त प्रस्तुत है ।” 


देश-भूमि की वास्तविक सुरक्षा का आधार है समाज का भूमि के 
प्रति अपने घर का सा नाता--अपनत्व की भावना । जैसे हम किसी को 
अपना घर नही दे सकते, उसकी एक-एक वस्तु के प्रति हमारी ममत्व 
भावना होगी, उसी प्रकार देश के करु-करा के प्रति प्यार, एक प्रकार 
के अभ्रहमू भाव की आवश्यकता है। अलका इसी भाक-स्थिति पर 
पहुंच कर कहती है--“मेरा' देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियां 
है और मेरे जंगल हैं । इस भूमि' के एक-एक परमाणु मेरे हैं और मेरे 
शरीर के एक-एक क्षुद्र भ्रंश् उन्हीं परमाणशाझ्ों के बने हैं।” (पृ०६२) 
कार्ने लिया के निम्न गीत में, उसका भारतीय संगीत का पा5-स्मरसख है 
या प्रकृति के पालने भारतवर्ष के प्रति प्रसाद की आत्मीयता का द्रवित 
उद्गार, यह सहृदय पाठक स्वयं समकक लेगे-- 


अरुण यह मधुमय देश हमारा'। 

जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस' तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर । 
छिटठका जीवन-हरियाली पर, मंगल कुकुम सारा। 


भारत भूमि. के प्रति प्रेम के उपरांत राष्ट्रीयता का दूसरा अंग है 
समाज की समस्याओं का चित्रण । प्रसाद ने अधिकांशत: उन्हीं समस्याओं 
को लिया हैं जिन का भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को बनाने-विग्ाड़ने में 
सीधा हाथ हैं। 


३८ ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


प्रांतीय भावना की भत्संना--नाठक के प्रथम हृश्य में ही यह 
समस्या उम्र रूप से हमारे सामने श्राती है। भारतवर्ष जेसे विशाल देश 
की राष्ट्रीय अ्रखंडता के लिए प्रांतीय भावता घोर घातक है। आधुनिक 
भारत में पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, मराठी, गुजराती आदि के भेद-भाव 
कितने विनाशक सिद्ध हो रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं | प्रसाद जी 
इस ओर पूरे सजग थे । चन्द्रगुप्त पुरा वीर है, वह अपने आ्रत्मसम्मान 
के लिए मर मिटने को खेल समझता है किन्तु उसकी यह व्यक्तिगत 
वीरता देश के किसी काम नहीं आ' सकती, जब तक उसे राष्ट्रीय 
स्वरूप का ज्ञान न हो । यही नंहीं यहं वीरता अपनों के ही विनाश में 
प्रयुक्त हो सकती है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
किस प्रकार यवन तथा अंग्रेज भारत के बवीरों को, उनके राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण के भ्रभाव में, परस्पर लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करते 
रहे हैं । राष्ट्रीय स्वरूप से अनभिन्न चन्द्रगुप्त का प्रांतीयता प्रेरित कितु 
वीरत्वपूर्णो निम्न कथन ऐसा ही है--“आर्य, हम मागध हैं और यह 
मालव । अच्छा होता कि यहीं गुरुकुल में हंम लोग शस्त्र की परीक्षा 
भी देते।” (पृ० ५८) चाणक्य ने इसीलिए समझाया हैं “मालव 
और मागध को भूंल कर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे, तभी वह 
(आ्रात्मसम्मान) मिलेगा ।/ (पृ० ५६) सिहरण के शब्दों में प्रसाद जी 
चाहते हैं कि सभी यही समभो--“मेरा देश मालव, ही नहीं, गांधघार भी' 
है। यही क्या समग्र श्रार्यावर्त हैं ।” (पृ० ६०) 


साम्प्रदायिक मत-भेद की भर्त्सना--हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक 
मत-भेदों का दुष्परिणाम भारत के विभाजन के रूप मे प्रकट हुआ । प्रसाद 
जी ने बौद्धन्राह्मण के संघर्ष मे इसकी सूचना दी है। जिस प्रकार 
अंग्रेज फूट डालकर राज्य करते रहे उसी प्रकार नंद की भी यह नीति 
है । एक नागरिक कहता है--“मूर्ख प्रजा धर्म की श्राड़ में नचाई ज॑ 
रही है ।” चाणक्य नंद को सचेत करता है--- तुम्हारी घर्मान्धता से प्रेरित 
राजनीति आ्रांघी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा ।/(पु०७६) 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [३६ 


(प० ७६) राक्षत को भी वह समभाता है--यवन आक्रमणकारी 
बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे” | (पृ० ७५) 

आपसी कूट---साम्प्रदायिक तथा प्रातीय भिन्नता के होते हुए भी 
व्यक्तिगत वैर-विरोधो के कारण राष्ट्र पराधीन-हो जाता है। वस्तुतः 
अग्रेजो ने अपनी शक्ति से नही, बहुत कुछ हमारी दुर्बलताओं के कारण, 
हमारी ही सहायता से भारत पर अधिकार किया था । यूनानी आक्रमण 
कारियों के रूप मे चन्द्रगुष्त' मे श्रग्नेजों की छाया है। यूनानियों के 
आक्रमण के समय यहा एक से एक बड़े वीर थे किन्तु पारस्परिक द्वेष 
से जर्जर |” (पृ० ५५) 

अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओ तथा मानापमात की क्षुद्र 
भावताओं में पड़कर आम्भीक सिकन्दर का स्वागत करता है और 
प्रसाद की देश भक्त आत्मा अ्रलका के दाब्दो -में ऐसे व्यक्तियों को 
सच्चेत करते हुए अभिशाप देती है ---्रार्यावर्त के सब बच्चे आम्भीक 
जैसे नही' होगे । वे इसकी मान-प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए ' तिल*« 
तिल कट जायेँग्रे । स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमश 
को प्रत्यावत्तन बनाने वाले यही भारत-संतान होगे। तब बचे हुए' 
क्षताग वीर, गाधार को--भारत के द्वार रक्षक को--विश्वासघाती के 
नाम से पुकारेगे... ... ।” (पृ० ८छ) 

प्रसाद जी ने राष्ट्र को स्वत्तनत्र करने के लिए साहस, निर्भीकता 
के आदर प्रस्तुत किए है तथा विदेशियों-के कृत्सित कार्यो को दिखा 
कर पराधीनता का अभिज्ञाप - भी दिखाया है । 


यूनानी यहा आकर अलका जैसी नारियो का अपमान करने पर 
भी उतारू हो जाते हैं। उसी बात को देखकर पतित ग्राधार-तरेश 
का आत्मसम्मान जागृत हो जाता है और वह-अपने पुत्र का साथ छोड़ 
देता है । क्‍ 
स्वाधीनता के युद्ध के, लिए तैयार करने के लिए प्रसाद जी अल्का 
के रूप में यह अनुकरणात्मक्त आदर्श प्रस्तुत करते हैं.कि यदि राष्टू। के; 


४०] परिचित प्रश्त, नए उत्तर 


लिए पिता-अ्राता को भी त्यागना पडे तो त्याग दो। अनेक स्वाथियों 
की सुप्त स्वाधीन चेतना के उद्बोधन तथा वीरो के साहस 
वर्धन के लिए प्रसाद जी ऐसे नर-नारियो की भूरि-भूरि प्रशंसा करवाते 
हैं जो स्वतत्रता के युद्ध में संलग्न हैं। अ्रलका सिंहरण की वीरता का 
और सिहरण अ्लका की वीरता का सामान्यीकरण करते हुए 
कहते है-- 
अलका--- जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका' पतन असम्भव है । 
मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रा है ओर तुम्हारी 
हृढ भुजाओों में आर्यावत्त के रक्षण की शक्ति है ।” (पृ० ६०) 
सिहरण--“जन्मभूमि' के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आप सी 
सुकुमारियाँ इस की सेवा मे कटिबद्ध है, तब मैं पीछे कब 
रहगा।” (पृ० ८०) 
प्रसाद जी ने अलका, सुवासिनी, मालविका सभी नारियों को 
स्वतन्त्रता संग्राम में रत दिखाया है । यह ग्राधुनिक स्वतन्त्रता आन्दोलन 
में नारी-चेतना के योग-दान की ही छाया है। चन्द्रगुप्त का सारा 
वातावरण देशभक्ति की पूत भावतां से भरा हुआ है। भ्रलका जैसी' 
नारियां जब ध्वजा उठाकर गांव-गांव, नगर-नगर स्वतन्त्रता के गीत 
गाती है--- 
हिमाद्वि तुझ्ध झांग से 
प्रबुद्ध , शुद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती---.. (पृ० १९६४) 
और देश-रक्षा के लिए व्यक्तियों तथा अन्न-धन का दान मांगती है, 
सो आस्भीक जैसे श्रनेक कायरों का सुधार हो जाता है। 
जब स्वतन्त्रता का युद्ध छिड़ा हो तो प्रत्येक योग्य व्यक्ति का अपनी 
योग्यता को व्यक्तिगत भहत्त्वाकांक्षाओं के लिए लगाना स्वार्थी मनोवृत्ति 
का परिचय देता है । चाणवंय इसीलिए वररुचि से कह सका है--“ मेरे 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [४१ 


पास पारिनी में सिर खपाने का समय नहीं । भाषा ठीक करने से' पहले 
मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं” (पृ० ८४) 


देश भक्ति एक भावमूलक भावना है। श्रग्नेज श्रथवा यूनानी के प्रति 
शत्रुता देश भक्ति का अभावमूलक रूप है जो स्थाई नही हो सकता। प्रसादजी' 
ने देशभक्ति के भावमूलक स्वरूप की ओर विशेष ध्यान रखा है। 
चाराक्य आय साम्राज्य का निर्माण-कर्ता है किन्तु देश को प्रत्येक 
प्रकार से निरापद-स्वतन्त्र बनाने के पदचात वह रंगमंच से हट जाता 
है । वह किन्ही व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होकर या पद-लालसा की 
भावता से किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं चाहता ।# मालविका का मूक 
बलिदान भी आदर्श है । वस्तुतः प्रसाद ने सर्वत्र यह प्रदर्शित किया है 
कि राष्ट्र व्यक्ति से उच्च है। 


प्रसाद जी ने राजतन्त्र मे भी आधुनिक प्रजातन्त्र का आभास दिया 
है। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ भी स्वेछाचारी शासन कोई नहीं चाहता। 
स्वराज्य का अर्थ केवल यही नही कि भ्रपना राज्य हो जाए। यदि समाज 
में शाति-व्यवस्था न हुई तो स्वराज्य भी अभिशाप हो जाता है। दूसरी 
ओर प्रजा भी अपना राज्य है! समभकर उच्छे खल न हो जाए, यह भी 
आवश्यक है । अतेव नन्‍्द की समाप्ति के बाद जब चन्द्रगुप्त सम्राद्‌ 
बनता है तो चाणक्य राजा-प्रजा दोनों को चेतावनी देता है: “स्मरण 
रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र उत्पन्न किया हैं; 
परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहीं तक दी जा सकती है, जहां दूसरों की 
स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स 
चन्द्रगुप्त ! स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है, 


#मारत को स्वाधीनता मिलने के पदचात्‌ देश भवित का पुरस्कार 
चाहने वाले जो बन्दर-बाँट कर रहे हैं, वे इससे कुछ शिक्षा ले सकते 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी देश भक्ति का आधार भअ्रंग्रेज थे, जो 
उनके जाते ही समाप्त हो गई । 


४२] परिचित: प्रईंन, नए उत्तर 


श्रब॑ मन्त्रि परिषद कीं सम्मति से मगध और आ,आरार्यवर्त के कल्याण मे 
लगो ।” (पृ० १७३) 

प्रसाद जी नारी दुर्देशा की ओर विशेष सजग रहे है। चन्द्रगुप्त 
नाटक में भी केवल एक ही स्थल पर, आप्रसंगिक रूप में, उन्होंने इसकी 
चर्चा की है। विवाहित नारी के पुरुष की उपभोग-वृत्ति का उपकरण 
मात्र होने के परवश् तथा व्यक्तित्व हीन जीवन की स्थिति बताते हुए 
सुवासिनी कहती है--“धनियों के प्रमोद का कठा-छ टा हुआ शोभावृक्ष । 
कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई । माली के मन के सबरे 
हुए गोल-मटोल खड़े रहो” 

अब#ंम राष्ट्र के तीसरे अंग्र 'संस्क्ृति' की व्याख्या करेंगे । प्रसादजी 
इतिहास को दर्शन का बहिविकास मानते हैं। अतेव वह चन्द्रमुप्त- 
सिकन्दर के युद्ध को दो संस्कृतियों के संघर्ष का नाम देते है । कार्नेलिया 
के शब्दो मे--“यह युद्ध ग्रोक और भारतीयों के श्रस्त्र का ही नहीं, 
इसमें दो बुद्धिया भी लड रही है। यह भ्ररस्तु और चाणक्य की चोट 
है। सिकन्दर और चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र है।” (५० १४६) प्रसाद जी ने 
अरस्तुं कीं नीति को विद्येष स्पष्ट नही किया है। अवश्य ही उसके 
प्रधकारमय मलिन पक्ष के कुछ संकेत मिलते है ।” किन्तु भारतीय बुद्धि 
को, संस्कृति को अवश्य स्पष्ट किया है। अतेव यह “चोट पूरी बन नहीं 
पायी । यदि अरस्तु और चाणक्य की चोंठ को राजनीति की चालों की 
चोट माना जाए तब भी बात बनती नहीं । 


सिकन्दर-सिल्यूकस तथा उसकी सेना के आच रण से, उनके द्वारा तथा 
उनके सम्बन्ध में कहे गए कुछ कथनों से यूनानी सभ्यता-संस्कृति का 
कुछ आभास मिलता है। 

यूनानियों की संस्कृति भौतिकवादी हैं जो संतुष्ट होना नहीं सिखा 
सकती । सिकन्दर-सिल्यूकस विश्व-विजय की महत्वाकाक्षा से प्रेरित हो 
कर भौरत॑ पर आक्रमण कंरते हैं। कार्नेलिया' क्योंकि भारतीय संस्कृति 
से प्रभावित है अतैव वह अपने पिता सिल्यूकेस से कहती हैं--/चिजय 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [४३ 


की प्रवच॑ना में भ्रपने को न हारिए, महत्वाकाक्षा के दाव पर मनुष्यता 
सदैव हारी है।” सिल्यूकस इसका उत्तर देता है--“मुझ्े दाशंनिकों से 
विरक्ति हो गई है । क्‍या हीं अ्रच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न 
उत्पन्न होकर, केवल योद्धा ही होते ।” (पृ० २००) सिकन्दर भी 
दाण्डयायन से' अपनी विजय का आर्शीवाद चाहता है । दाण्ड्यायन भी उसे 
सचेत करता है : “विजय-तृष्णा का अ्रन्त पराभव मे होता है” (प० ६८) 
प्रसाद जी ने सिकन्दर को भारत की दार्शनिक तथा शांतिप्रिय मनोवृत्ति 
से प्रभावित किया है । सिकन्दर के शब्दों में->/विजय करने की इच्छा 
कलान्ति से मिलती जा रही है। हम लोग इतने बडे आक्रमण के 
समारम्भ भे लगे हैं और यह देश सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके 
जीवन का उद्देगजनक अंश नहीं । अपने ध्यान मे दार्शनिक के सह वे 
निम्न हैं ।” (पू० १०२-२) उक्त रेखांकित पंक्ति महत्वपूर्ण है। 
प्रसादजी ने सिकन्दर तथा एनीसाक्रीटीज के वार्तालाप से स्पष्ट किया 
है कि ऐसा नही कि आलस्य के कारण या वीरता की कमी के कारणों 
भारतीय यद्ध: पसंद नहीं करते । सिकन्दर पर्व॑तेशवर की वीरता पर 
ही मुग्ध होता है । सिल्यूकस के आक्रमण पर चद्धगुप्त की वीरता 
तनिक भी शिथिल नहीं होती किन्तु उसकी कामना' यही थी कि वह 
सिल्यूकस का स्वागत युद्ध भूमि में न करके अतिथि के रूप में करता। 
(पृ० २१०) तात्परय॑ यही है कि लड़ना भारतीयों के जीवन का उद्वं गजनक 


ग्रंश नहीं हैं । 
विजय-लालसा की पैशाची छलना से प्रेरित होकर यवन आक्रमरा- 
कारी एक खिलाड़ी की भावना से युद्ध नहीं करते । हत्या, 
रक्‍्तपात, भ्रग्निकाण्ड के वीभत्स-भयंकर उपकरण जुटाने में उन्हें 
आनन्द आता है। (पृ० १६६) जीवन-मरण से खेलते हुए, युद्ध के 
दायित्व का निर्वाह भारतीय कर सकते है और जिनकी रखा-नीति भी 
सभ्य-शिष्ट है। प्रसाद ने चन्द्रगुप्त के शब्दों में दोनों देशों की रणनीति 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा है--“यवन लोग आया 


४४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


की रण-नीति से नहीं लड़ते । वे हमी लोगों के युद्ध है, जिनमे रणभूमि 
के पास ही कृषक स्वछन्दता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना 
जानते हैं और उसे अपनी रण-नीति का प्रधान अंग मानते है। निरीह 
साधारण प्रजा को लूटना, गावों को जलाना, उनके भीषण परन्तु 
साधारण कार्य है” (पृ० १३१-१३२) तात्पय॑ यह है कि भारतीय सच्चे 
वीर है जो योद्धा से लड़ सकते है किन्तु निरीह शांतिप्रिय जनता को 
ग्रातंकित करना घृशित एवं कायरतापूर्णं समझते है। यहा भी यही 
स्पष्ट होता है कि युद्ध यूनानियों के लिए जीवन का उद्वं गजनक अंश 
है। कार्नेलिया के अनुसार: “ग्रीक लोग केवल देशों को विजय कर के 
समझ लेते है कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया।” (पृ १०१) 
इस कथन से भी यूनानियों की लुट-खसोट करने वाली मनोवृत्ति ही 
स्पष्ट होती है । 

प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि सिल्यूकस तक अकेली नारी को पा 
कर श्रपनी कुत्सित मनोवृत्ति का प्रदर्शन किए बिना नही रहता । (०९२) 
अतेव अत्यत्र एक यवन के दुर्व्यवहार के अवसर पर सिहरण कहता है 
“यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हे स्त्रियों का सम्मान करना, 
नही सिखाती ? क्‍या सचमुच तुम बबर हो ?” (पृ० ७६) 

प्रसाद जी ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को दिखाने के लिए ही 
भारतीय वीरों को विशेष संस्कृत दिखाया है | ये वीर, वीर का सम्मान 
करना जानते हैं, और किसी के उपकार का पुरस्कार देने में सदेव तत्पर 
रहते हैं। प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त तथा सिंहरण से बार-बार यह कहलवाया 
है कि: “प्रार्य कृतघ्त नहीं होते ।” (यू ४४, २१०, २१३) इसीलिए 
सिहरण सिकन्दर को और चन्द्रगुप्त सिल्यूकस को मृत्यु-मुख से बचा लेते 
हैं। क्योकि सिकन्दर के द्वारा भारतीय वीर पर्वतेश्वर तथा सिल्यूकस के 
हाथों चन्द्रगुप्त उपकृत हुए थे । द 

भारत की सांस्कृतिक उदारता का परिचय देने के लिए ही प्रसाद 
जी ते चाणक्य द्वारा सिकन्दर को वीर कहलवाया हैं ।चाराक्य ने 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [४५ 


वापस लौटते हुए सिकन्दर की जलयात्रा की मंगलकामना की है क्योकि 
भारतीय युद्ध करना जानते हैं, किन्तु द्वष नहीं । (पृ० १५०) 
चन्द्रगुप्त भी घायल सिल्यूकस को मुक्त ही नही करता, पुनः मित्रों के 
समान मिल सकने की कामना भी करता है। (१० २१३) सिल्यृक्‍स 
और सिकन्दर ऐसे संस्कृत सुब्यवहार से श्रभिभूत होकर भारत की महत्ता 
को स्वीकार करते है। यदि सिल्यूकस अ्रभिभूत होकर कहता है-- 
इतनी महत्ता ! (पृ० २१३) तो सिकन्दर विस्मय-विमुग्ध होकर 
कहता है---“मैं तलवार खीचे हुए भारत मे आया, हृदय देकर जाता 
हें ।..... जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध मे जिनसे तलवारें मिली 
थी, उनसे हाथ मिला कर--मैत्री के हाथ मिलाकर, जाना चाहता 
हूं ।” (पृ० १४६९-५०) इस से पहले भी सिकन्दर ने भारत की दाशनिक 
सास्कृतिक महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत का अभिनन्दन किया 
है । उसी के शब्दों में--“मैं ने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की 
आत्माओं को भी देखा और देखा डिमास्थनीज को । संभवतः प्लेटो 
और श्रस्तू भी होंगे। मैं भारेत का अभिननन्‍्दन करता हूं । (पृ०१४६) 


यवन पात्रों में का्नेलिया को भारत की महिमा-मंडित संस्कृति 
पर सर्वाधिक मुग्ध दिखाया गया' हैं । उसे तो इस देश से “जन्म भूमि के 
समान स्नेह' हो गया है । यहा की प्राकृतिक सुषमा में वह अपने को 
भूल गई है। उसका द्रवित भावावेश भारत की अपरियण़ह प्रधान संस्कृति 
की महिमा का बखान करते हुए कहता है--“यह स्वप्नों का देश, यह 
त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि---भारतभूमि क्‍या 
भुलाई जा सकती है ? कदापि नही । अन्य देश मनुष्यों को जन्मभूमि 
हैं। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है।” (पृ० १४५) अन्यत्त भी 
वह भारत को “पविन्न भूमि तथा मिर्मल ज्योति का देश” कहती है। 
(पृ० १६९९) प्रसाद जी का, कार्नेलिया के द्वारा गाया हुआ, अरुण 
यह मधुमय देश हमारा” गीत अभिधात्मक अर्थ में भारत के प्राकृतिक 
बैभव को व्यक्त करता हैं किन्तु सांकेतिक अर्थ में सांस्कृतिक गौरव को । 


४६] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


प्रसाद जी ने बताया है कि भारत की ज्ञान ज्योति से ही दूसरे देश 
प्रकाशित हो रहे है । 

... द्वाण्ब्यायत तथा चाणक्य के द्वारा भारतवर्ष की आत्मवादी- 
ग्रन्तमु खी संस्कृति का परिचय मिलता है। समष्टि-सोख्य की भावना 
ग्रथवा विश्व-मंगल की कामना सर्वत्र दिखाई देती है। जीवन पर्य॑न्त 
प्रकृति को अपने ज्ञान का दान देकर स्वेच्छा से माया स्तूपों का ठुकराकर 
श्रन्तनिहित ब्राह्मण॒त्व की उपलब्धि करता हुआ चाराक्य यही कहता 
हैः “भगवान सविता, तुम्हारा आलोक, जगत का मंगल करे !” 
(१० २१७) 

स्रिकन्दर को दाण्ड्यायन ने यश-विजय आदि किसी प्रकार का 
आशीर्वाद न देकर गायत्री मत्त्र का सार-विचार दिया है--तुम्हें 
सुबुद्धि मिले । निस्सन्‍्देह यही सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है । 

भारतवासी वीर. हैं, वीरता का श्रभिनन्दन करते हैं क्योंकि उनकी 
झत्मद्ादी-पुनर्जन्मवादी संस्कृति ने उन्हें निर्भभ बता दिया है। अलका 
के गीत में भारतीय.वीरों के उदबोधन के लिए इसी अमरता का 
स्वर है--- 

“झमत्य वीर पृत्र हो, हृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो। 
प्रशस्त पुण्य पंथ है--बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥।” 
(पृ० १६४) 

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद जी सांस्कृतिक पुनरुत्यथान की 
भावना से भारतवासिियों की हीनता ग्रन्थि को दूर करने का प्रयत्न 
कर रहे थे । 

ग्रंग्रेजों ने भारत. के इतिहास को भी विक्ृत करने का प्रयास किया 
है। प्रसाद जी ने.जहां वतंमान के लिए आदर्श संगठित करने के लिए 
स्वणिम झतीत का चित्रण किया वहां उनकी इतिहास के प्रति स्वतन्त्र 
रुचि. भी थी। उनमे ऐतिहासिक अनुसंघान वृत्ति थी। इसका प्रमाण 
इस नाद्धक के प्रारम्भ में लिखी हुई प्रसाद जी की विस्तृत भूमिका है । 


चन्द्रगुप्त नाटक का उद्देश्य [४७ 


इसी के अनुसार चन्द्रगुप्त नाटक का एक उद्देश्य चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व 
का निर्माण करना भी है। प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में फैली 
हुई श्रांति का उल्लेख चाणक्य द्वारा फ्वंतेश्वर की शंका के समाधान 
के रूप में किया है । जब चाणक्य चन्द्रगुप्त का परिचय सौ सेनानी 
का पुत्र” कह कर देता है तो पर्व तेश्वर नन्‍्द के सिंहासन को चन्द्रगुप्त 
को देने पर इसालए आपत्ति करता है कि वह भी नन्‍द के समान वृषल' 
है । चाणक्य ने इसका खंडन करते हुए चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय बताया है । 
(पृ० ६०) 

चन्द्रगुप्त नाटक मे कला की दृष्टि के अनेक च्ुटिया है ।#किन्तु 
राष्ट्र के स्वरूप-बोधन तथा- राष्ट्रीय भावना के उदूबोधन मे यह प्रसाद 
के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है । 


0७७०७ 


# इस की व्याख्या अन्यत्र की! गई है । 


'चन्द्रगप्तत का नायक 

यद्यपि नाटक का नामकरण चन्द्रगुप्त' कर के नाटक के नायकत्व 
के सम्बन्ध में प्रसादजी ने स्वमत दे ही दिया है किन्तु चाणक्य के विराट 
व्यक्तित्व ने इस प्रश्न को विवादास्पद बना दिया है । भ्रजात शन्र्‌ नाठक 
में भी नायकत्व का प्रदन उलभा हुआ है । 

भ्रब हम नायक की विभिन्न कसौटियों पर चाणकक्‍्य-चन्द्रगुप्त को 
परखेंगे । 

१, नायक शब्द संस्कृत की 'नी' धातु से निकला है जिसका भ्रर्थे है 
ले जाना' । चाणक्य और चन्द्रगुप्त प्रारम्भ से अश्र्त तक कथा को 
झागे ले जाने वाले हैं। दोनों झाद्यात नाटकीय कथा शूंखला को जोड़ते 
रहे हैं। 

२. भारतीय परम्परा के अनुसार नायक सर्वगुण सम्पन्न होता है । 
उसे विनयश्ञील, सुन्दर, त्यागी, कार्य-दक्ष, प्रियवादी, लोक प्रिय, पवित्र 
विचारों वाला, सुवक्ता, कुलीन, स्थिरचित्त, युवक, बुद्धिमान, उत्साही 
स्मृतियुकत, प्रज्ञावान, कलावान, स्वाभिमानी, शूर, हृढ, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ 
तथा धामिक होना चाहिए । ऐसे सर्वंगुण सम्पन्न व्यक्ति के चरित्र के 
उद्घाटन से सामाजिकों के सन्‍्मुख एक महान आदर्श की स्थापना 
करना भारत की आदर्शवादी परम्परा का प्रयत्न रहा है । 

चन्द्रगुप्त नाटक का ख्यातवृत्त होने से, चन्द्रगुप्त शौर चाणक्य 
दोनों प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति कुल-शील में श्रेष्ठ हैं। विदेशियों ने 
चन्द्रगुप्त की कुलीनता के सम्बन्ध में जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया था 
उसका उत्तर प्रसाद ने चाणक्य द्वारा पर तेश्वर की सभा में दिया :है। 
भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योग देने वाले इन दोनों व्यक्तियों में 
सामान्यतः सभी गुण है । फिर भी चाणक्य में त्याग-तेजस्विता तथा 


(४८) 


४९] परिचित प्रशइन, नए उत्तर 


बुद्धिवैभव चन्द्रगुष्त से अधिक है। किन्तु चाणक्य विनीत-मधुर नही । 
फिर भी चाणक्य की अविनीतता व्यक्तिगत नही, वह समाज-कल्याण 
की उपकरण मात्र है क्योकि 'महत्त्वाकाक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी 
में रहुंता है । और चाणक्य की यह महत्त्वाकाक्षा चन्द्रगुप्त की हृष्टि 
से है, राजनीति की कुटिल-क्रूर क्रीड़ा मे राजनीतिज्ञ चाणक्य को क्रूर 
रूप श्र रण करते पड़ते है अन्यथा कही भी व्यक्तिगत लाभालाभ की 
दृष्टिल्ले उस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उसके चरित्र पर 
अनोज़ित्य की मुहर लगा दे । 

“हठता दोनों में है किन्तु चन्द्रगुप्त की हृढ़ता राष्ट्रीय क्षेत्र मे ही 
प्रशंक्षनीय है उसके व्यक्तिगत-छूंगारिक पक्ष में नहीं, जिसमे चाणक्य 
इसमँ हूँ ऊंचा उठ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने “चितामणि' में एक 
ही हिंप क्ति मे विरोधी गुणों के सामझअस्य-सौदर्य की जो चर्चा की है 

वहविशिष्टता चाणक्य मे है किन्तु चन्द्रगुप्त मे नहीं। अन्य ताटककारों 
त्त कलारणाक्य का एकागी “कौटिल्य' रूप ही प्रस्तुत किया है किन्तु 
प्रसाद के कवि ने अपनी कल्पना से इस बालुका-राशि-वत्‌ शुष्क 

५ में भी सुधा-नी लहर दोडा दी है, उसमे भी बाल्यकाल की 
सिँस्ध-मधुर स्मृतियां भाँवरियाँ लेने लगती हैं। सुवासिनी के श्रति 
उप्चेकी स्तिग्ध मानवीय दुर्बलता ने उसके व्यक्तित्व को और भी सबल 
बसी दिया है --उसका व्यक्तित्व इस आतरिक संघर्ष से तेजवान हो 
मैँंझा है। कामता-नदियों को पचाते हुए सीमा से बाहर व जाने वाला 
उसका व्यक्तित्व और भी खिल उठता है जब वह सुवासिनी को कहता 
है कि वह अभ्यास करके उससे उदासोन हो सकता है झऔर वह 
अभ्यास कर के यौवन-काल के प्रेमी राक्षस की ओर उन्मुख हो सकती 
है ।चाणक्य में कामनाओं के सूपुर की भकार के श्रवण की सामर्थ्य है 
किन्तु अपने महत्‌ विचारों को संकलित कर झागे बढ जाने की क्षमता 
भी; अन्तनिहित ब्राह्मगत्व की उपलब्धि की शक्ति भी। चाणक्य 
राजनीति के विषम प्रपंचों मे बुरी तरह फंसता है, आआार्यसाम्राज्य का 


चन्द्रगुप्त का नायक [५० 


निर्माणकर्ता होने का गौरव प्राप्त करता है, किन्तु अंत में उसका 
, कर्मेकलाल चक्र निर्मित भाण्ड उत्तार कर धर सकता है । उसका' व्यक्तित्व 
स्वेच्छा से माया स्तूपीं को ठुकंरा कर अपने चेतना-सागर को निस्तरगं 
तथा ज्ञान ज्योति को निर्मेश! बना सका है। अपने ही' प्रतिद्वन्द्दी 
राक्षस को वह क्षमा ही नहीं करता, मन्त्रित्त के साथ हृदय- 
हार भी पहना देता है। वह' राष्ट्र के लिए कुसूमबालिकाशों को 
मसलवा सकते की क्वूरता कर सकता है किन्तु अपने हत्यारों को क्षमा 
करने की कोमलता भी उसमें है । नाटक की समाप्ति के साथ चाणक्य 
के विरोधी गुणा भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते है । स्लियूकस को हरवा 
कर, राक्षस को मंत्रित्व देकर, वह विरक्‍्त हो चंंका है।यह भी कह 
. चुका हैं कि उसका कर्म कुलाल चक्र निर्मित भाड उतार कर घर 
चुका हैं किन्तु चंद्रगुप्त को संदा के लिए मेंघसुक्त चंद्र" देखने की 
प्रतिज्ञा से, दो बालुकापुर्णा कगारों के' बीच निर्मल स्रोतस्विनो बहाने 
के लिए--सिल्यूकस को उसकी पुंत्री चंद्रगुप्त को ब्याह देंने की. संत्रणा 
देने के लिए--एक बार पुन: रंगमंच पर भ्रा जाता है। पर चंद्रगुप्त- 
कार्नेलिया की विवाह-सिद्धि के साथ ही वह मौ्य का हाथ पकड़कर 
वेराग्य-साधन के लिए चलने की तत्परता प्रकट कर सका है। चाणक्य 
के गुणों की उक्त विशेषताओं से उसकी महासत्व गम्भीर प्रकृति का 
पूर्ण परिचय मिलता है । चंद्रगुप्त में चाणक्य की गम्भीर प्रकृति के 
स्थान पर चंचल स्वभाव का परिचय मिलता है। दाण्ड्यायन के 
आश्रम मे चंद्रगुप्त के भारतवर्ष के भावी सम्राट बनने की गौरवमयी 
भविष्यवाणी पर सब चन्द्रगुष्त की ओर देखने लगते है किन्तु 
चन्द्रगुप्त कार्नेलिया की शोर देखने लगता है। मालविका उसकी ताम्बूल 
वाहिनी नही, दासी नही, मित्रता तथा विश्वास की प्रतिक्ृति है', किन्तु 
उसकी मृत्यु पर उसमे कितना अंतर्ढन्द्र चलतौ है ? बहुत थोडा। कल्याणी 
के अनेक बार प्रेम-प्रकटीकरण करने पर भी अंतिम समय जब वह 
उससे कहती है कि ेसने वरण किया था केवल एक ही पुरुष 


१] परिचित प्रइन, नए उत्तर - 


को, वह था चन्द्रगुप्त' तो वह आश्चर्य चकित अ्नभिज्ञता का आभास 
देता है । (प० १७६) कल्याणी की मृत्यु के बाद भी उसमे श्रपेक्षित 
तद्व नव दिखाई नहीं देता । मालविका ने चंद्रगुप्त की चंच 
के अनुकूल ही निम्न गीत गाया है --- छूट ००८४+०७ ्क 
मधुप कब एक कली का है ॥ 
है मे । 
हो मल्लिका, सरोजिनी या यूथी के फूंके।.. __.... *र 
अलि को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कक हे हे 8 कि 
यहाँ मल्लिका, सरोजिनी या यूथी मानो मालविका, कल्याणी 
तथा कारनेंलिया हैं; मधुप चंद्रगुप्त है। गीत की समाप्ति के बाद 
चंद्रगुप्त मानो अ्रपत्ती चंचल मनोवृत्ति को स्त्रीकार करता हुआ कहता 
हैं“ मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील हैं, 
वेगवान हैं ।” (पृ० १८५) इसलिए अन्यत्र चाणक्य चन्द्रगुप्त से इतना 
भी कह सका है---“छोकरियो से बातें करने का समय नही है मौर्य ।” 
(पृ० ११८) वस्तुतः चाणक्य को चन्द्रगुप्त की दुबंल प्रकृति पर विश्वास 
नही । चन्द्रगुप्त के माता-पिता के चले जाने पर चाणक्य' प्रसन्न होता 
है क्योंकि उनके 'स्नेहातिरेक से वह (चन्द्रगुप्त) कुछ-का-कुछ कर 
बैठता । (पृ० १८२) 
३. नायक को जानने की एक यह भी विधि हो सकती है कि 
नाटक के पात्र किस के साथ बचे हुए है। नाटक के अन्य पात्रों 
प्र वह कितना प्रभाव-विस्तार कर सका है। इस कसौटी पर 
चाणक्य की महत्ता बहुत बढ जाती है। चाराक्य समग्र नाटक पर 
छाया हुआ है । सभी उससे अभिभूत है या आतकित है। इसका 
प्रमाण यही है कि जो सिहरण चरन्द्रगुप्त के ही शब्दों में उसका 
“चिर सहचर' है, कंधे से कंधा भिड़ा कर सर्देव उसके साथ रहा है, 
कठिन अवसर पर चन्द्रगुप्त को छोड़कर चाणक्य का साथ देता है। 
चासाक्य की ही प्रेरणा से मालवगरों के श्रधिपति के रूप मे सिहरण 


चन्द्गुप्त का नायक [५२ 


झपने सीमित राज्य को चन्गगुप्त के आधीन कर देता है। प्रलका, 
सुवासिनी, मालविका चाणक्य की प्रेरणा से बडे से बडा खतरा मोल 
लेती है। अजका पर्वतेश्वर के पास जाकर प्रेमका स्वॉग भरती है और 
उसे सिकन्दर की सहायता करने से रोक देती है। सुवासिनी भ्रीक 
शिविर में बन्दिनी होती है और मालविका का तो बलिदान ही हो जाता 
है। कल्याणी उससे पूर्णतया आतकित है, अतेव कहती है--“विचित्र 
ब्राह्मण है श्रामात्य ! मुझे तो इस को देखकर डर लगता है।* 
(पृ० १३५) पर्वतेश्वर की राजनीति की गति-विधि भी बहुत कुछ 
चाणक्य द्वारा निर्धारित होती है। चाणक्य की चाल से ही वह 
चन्द्रगुप्त को नद के विरुद्ध सहायता देता है। राक्षस श्रृंगारिक 
तथा राजनीति की दृष्टि से भी चाणक्य का प्रतिद्वन्द्री है। वह 
चाणक्य की महत्ता को स्वीकार करता है और कहता' है कि मुझे 
उससे ईर्ष्या ही रही है | युद्ध-समाप्ति के पश्चात सिल्यूुक्सः भी उस 
बुड्धिसागर को देखने की 'वडी अभिलाषा' करता है (प्ृ०२२१) जो 
आये-सा म्राज्य का निर्माण-करत्ता है। (चन्द्रगुप्त के शुब्द पू० २१६) 
कात्यायन भी वातिक लिखने की सहायता की दृष्टि से चाणक्य की 
महत्ता को स्वीकार करता है | स्वय चन्द्रगुप्त भी बहुत-कुछ चाणक्य से 
बंधा हुआ है । नाटक के प्रयम दृश्य मे हुम उस चन्द्रगुप्त के सम्पर्क में 
आते है जिस को राष्ट्रीय स्वरूप का ज्ञान नही और जो मालव और 
मागध के प्रातीय भेदों की मनोवृत्ति रखता है। इस दृष्टि से सिहरग्ग मे 
राष्ट्रीय दृष्टिकोश अभ्रधिक है क्योकि वह मालव और समागध किसी का 
न होकर समग्र भारतवर्ष का है । चाणक्य को इसलिए चन्द्रगुप्त को 
समभाना पडता है कि उसे आत्मसम्मान तभी मिलेगा जब वह मालव-मागध 
के भेद को भूल कर झायंवते का नाम लेगा। चन्द्रगुप्त युद्ध क़रता- 
करता जैसे थक-सा जाता है। मानो स्वयंस्फूति से इन जंजालों में 
न उलभा हो । क्योकि वह यही कहता है “गुरु देव क्‍या चाहते है। 
समभ मे नही थ्राता ।” (पूृ० १८४) यही नही चन्धगुप्त के विवाह के 


५३] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सम्पादत में चन्द्रगुप्त के प्रेम के साथ चाणक्य की नीति प्रमुख है । उसकी 
एक प्रेयसी का वहु बलिदान कर सकता है, दूसरी के लिए “चढन्द्रगृप्त तुम 
निष्क॑ंटक हुए! कह सकता है और तीसरी के साथ अपनी योजनानुसार 
विवाह करवा सकता है । 


४. नायक को जानने की एक शास्त्रीय विधि यह है कि फल का 
भोक्‍ता कौन है ? चन्द्रगुप्त का उद्देश्य है विदेशियों के निष्कासन द्वारा 
सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न भ्रार्य साम्राज्य की स्थापवता। इस हृष्ठि से 
विचार करने पर, उक्त लक्ष्य सिद्धि के लिए नंद, सिकंदर तया 
सिल्यूकस के विरुद्ध सघर्ष से प्रत्यक्ष रूप से चन्द्रगुप्त ही समक्रिय रहता' 
है। राज्य की प्राप्ति भी उसे होती है, वही फल का उपभोग करता 
है । वह संयुक्त शआ्रार्य साम्राज्य का सम्राट बनता है। फिर भी परोक्ष 
दृष्टि से उक्त तीनो ही सघर्षो मे चाणक्य का पूरा हाथ है। मानो 
चद्रगुप्त और चाणक्य एक दूसरे के पूरक है। अत मे स्वयं चंद्रगुप्त 
चाणक्य की महत्ता में आर्य साम्राज्य का निर्माण॒कर्त्ता ब्राह्मण" 
कह कर चाणक्य को गौरव देता' है। चाणक्य ब्राह्मण था। उसका 
लक्ष्य स्वयं राजा बनना नही, राजाओ्रों को बनाना था । चंद्रगुप्त को 
मेघ मुक्त चंद्र देखकर उसे रगमच से हट जाना था। स्वेज्छा से 
माया स्तूपों को ठुकरा देता था । इस दृष्टि से दोनो अपने कतंव्यकर्म 
में पूरे सफल हुए है। यहां शास्त्रीय दृष्टि से चाहे चंद्रगुप्त के नायक 
होने का पक्ष प्रबल हैं कितु महाभारत के समान यह प्रइन उठे बिना 
नही रहता कि कृष्ण बड़े या अजुन ? आधुनिक दृष्टिकोण से यदि 
विचार किया जाए तो थुद्धविजय मे जो गौरव चचिल को मिला उस 
के सेनानायकों को नही । यह महत्वपूर्ण है कि आशिक रूप से चाणक्य ने 
सेनापति का कार्य भी किया है। सेना का सचालन तो बचन्द्रगुप्त ही 
करता है किन्तु रण-नीति का निर्धारण-निर्देशन चाणवय द्वारा भी 


हुआ है । (पृ० २०६) 


चन्द्रगुप्त का नायक [ ५४ 


५. नाटककार ने अपने दर्शन को किस के द्वारा अभिव्यक्त 
किया है, नायक को जानने की एक यह भी विधि हो सकती है। 
साहि्य श्रात्माभिव्यक्ति है श्रौर नाटक वस्तुगत होता हुआ भी 
नाटककार को अभिव्यक्त करता हैं। अवश्य ही नाटककार की यह 
अभिव्यक्ति परोक्ष रूप से होती है, उपन्यासादि की भाति प्रत्यक्ष रूप 
से नही । ताटककार प्रायः नायक से तादात्म्य करता है, उसीसे वह बहुत 
कुछ ब्रभिव्यक्त करता है। प्रसाद जी इतिहास को दर्शन का बहविकास 
मानते है। अ्तैव वह भौतिक घटनाओं के मूल में सन्निविष्ट सूक्ष्म 
आाध्यात्मिक-सास्कृतिक विचारधारा वा स्पष्टीकरण अवश्य करते है। 
यह सब चाणक्य के द्वारा हुआ है। प्रसाद जी के सास्क्ृतिक सार-सूत्र 
चाणक्य के माध्यम से व्यक्त हुए है | प्रसाद जी इस शोर सजग थे 
अतैव कार्नेलियां द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी हुआ है--“यह युद्ध 
ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नही, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ 
रही है। यह अरस्तु और चाणक्य 'की चोट है, सिकन्‍दर और 
चन्द्रगुप्त उनके अस्त्र है।” (पृ० १४६) चद्धगुप्त की प्रेमिका--जिसने 
भारत का अध्ययव किया है---के द्वारा उक्त कथन साभिप्राय है। 

६. नाठक के मुख्य रस का झ्राधार कोन है--यह भी नायक को 
परखने कीं एक महत्वपूर्ण कसोट़ी हो सकती हैं, क्योकि वस्तु, नेता 
और रस नाटक के मुल तत्त्व माने गए हैं। “चन्द्रगुप्त' नाठक का मुख्य रस 
वीर रस है । नाटक के तीन प्रमुख संघर्षो का प्रत्यक्ष आश्रय चन्द्रगुप्त 
ही रहा है श्रौर आलम्बन रहे है नंद, सिकन्दर और सिल्यूकस । अतैव 
रस की दृष्टि से चन्द्रगुप्त ही नायक ठहरता है। कितु चाणक्य क्‍या 
वीर नही ” चन्द्रगुप्त के कथनों से कही अधिक स्थान-स्थान पर मिलने 
वाले उसके उत्साह पूर्ण कथनों की उपेक्षा नहीं हो सकती । आ० रामचन्द्र 
शुक्ल ने उत्साह' पर लिखते हुए बुद्धिवीर के सम्बन्ध मे सोचा-विचारा' 
है। मुद्राराक्षष नाटक में चाणक्य और राक्षस मे बुद्धि की--शस्त्र 
की नहीं--जो चोटें चलती है, वे उन्हें वीर कहने की प्रेरणा देंत! 


५५] परिचित प्रइत, नए उत्तर 


शुक्ल जी लिखते है कि ऐसे उत्साह वाले को कर्मंवीर कहना चाहिए या 
बुद्धिवीर ? (प० १०, चितामरि) चाणक्य को चाहे बुद्धिवीर कहा जाए 
चाहे कर्म वीर, वह घीर भ्रवश्य है । उसकी तेजस्विता चन्द्रगुप्त से भी कही 
अधिक प्रभावित करती है । नाटक के वीरत्वपूर्णो वातावरण मे उसने 
चन्द्रगुप्त से श्रधिक योग दिया है । अ्रवश्य ही शास्त्रीय दृष्टि से रस 
के सम्पूर्ण अवयवों के साथ--रस का विवेचन करने पर चन्द्रगुप्त 
ही वीर रस का मुख्य आधार है । 

प्रसाद के नाटकों मे शात रस, वीर और श्ंगार र॒सो को 
अतिरंजित होने से बचाता है और एक प्रकार का नियंत्रण-सा करता 
है । उस शात रस का आश्रय चाणक्य है । 


७. अंत में हमें लेखक के स्वमत से भी परिचित होता आवश्यक 
हैं। प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के उत्कष॑ के लिए, मानों मुद्राराक्षस के 
चन्द्रगुप्त की कठपुतली चाल को ध्यान में रखा है। प्रसाद जी ने 
चन्द्रगुप्त के महत्व को बढाने के लिए निम्नलिखित प्रसगों की विशेष 
योजना की हैं--- 


(क) कल्याणी को शेर से बचाना । 
(ख) फिलिप्स को इन्द्र युद्ध में हराना । 
 (ग) चारकय को बन्दीगृह से मुक्त कराना । 
(घ) सफलता से दक्षिण भारत की विजय करना । 
(2) ग्रीक शिविर में सिकन्दर के सामने दूसरों को घायल करते 
हुए निकल भागना । 

(च) दाण्ड्यायन के द्वारा उसके भारत के सम्राठ होने की भविष्य- 
वाणी करवाना | 

(छ) चन्द्रगुप्त का एक न्याय प्रिय राजा के समान चाणक्य की 
हत्या करने के आरोप में श्रपने पिता तक को क्षमा न करने 
की तत्परता दिखाता । 


चन्द्रगुप्त का नायक [५६ 


(ज) एक स्थल पर चाणकक्‍्य-सिहरण की उपेक्षा दिखाकर उसके 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का परिचय देना। मानो प्रसाद जी ने 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह किसी के प्रयत्न के 
फल का भोक्‍ता कठपुतली मात्र नहीं, अपना क्षत्रिय भाग 
भी सुचारुरूप से जुटाने वाला है । 

(फ्र) प्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त नाटक की भूसिका लिखकर तथा 
उसी के अ्रनुसार नाटक में चाणक्य के द्वारा पर्वतेश्वर की 
राज्यसभा में चंद्रगुप्त के उच्च वेंशीय होने की घोषणा 
की है। 

(अब) नाटक का नाम चंद्रगुप्त हैं । 

. उल्लिखित सभी तकों से यह निर्शय करना कठिन हो जाता है 
कि नाटक का नायक कौन है ? अवश्य ही शास्त्रीय दृष्टिकोश से 
विचार करने पर चंद्रगुप्त का पक्ष प्रबल ठहरता हैं, कितु प्रसाद जी 
के अ्रंतम॑न में चाराक्य की महत्ता इतनी स्वीकृत थी, ब्राह्मणत्व का तेज 
इतना प्रदीप्त था, कि वह चाणक्य के महाकाव्योत्रित विराट व्यक्तित्व 
के सामने चन्द्रगुप्त के नायकत्व का अनुभव कराने में श्रसमर्थ रहे है । 


ना] 
कफ 


सहन 
++ 


हर 
ग. चन्द्रग॒ुप्त' नाटक के कुछ दोष 
चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष उतने ही मुखर है जितने गुण । सभी 
दोषो में नाव्यकला को कृण्ठित करने वाले चरित्र सम्बन्धी दोष अत्यन्त 
व्यक्त है । अ्रतैव पहले हम उन्ही को लेगे । 

पश्चिमी नाख्यकला मे सघर्ष को नाठक का प्राण माना गया है। 
भारतीय नाख्य शास्त्र में भी नायक की फल-सिद्धि में बाधक प्रतिनायक 
के विशेष उल्लेख से संघर्ष अन्तभू त है। फिर भी यहाँ ब्रादर्शवादी 
वातावरण तथा रस निषपत्ति पर अभ्रधिक बल देने से परिचिम के 
समतुल्य संघर्ष पर बल नही दिया गया । पूर्व-पश्चिम के मत को एक 
श्र रख कर, यदि मनोवेज्ञानिक धरातल पर भी सोचा जाए तो नाटक 
में संघ की योजना अनिवायं ठहरती है। संघर्ष-विघर्ष से ही नायक 
के चरित्र में उत्कर्ष तथा तेजस्विता आ सकती है। नायक के कर्म का 
सौन्दयं उतना ही अधिक खिलता है, जितनी प्रबल अवरोधक शक्तियों 
पर वह विजय प्राप्त करता है। इस दृष्टि से विचार करने पर चन्द्रगुप्त 
नाटक में प्रसाद जी चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य के विरुद्ध किसी शक्तिशाली 
हे गण हे का स्वरूप-निर्माण नही कर सके श्र नाटक में संधर्ष कम 
गे गया है। नायक कौन ? से भी अ्रधिक, चन्द्रगुप्त मे यह प्रश्न 
है कि इसका प्रतिनायक कौन है ? नन्‍्द, सिकन्दर, सिल्यूकस तथा' 
राक्षस मिलकर प्रतिनायंक का स्वरूप खड़ा करते हैं किन्तु एक तो 
प्रसाद ने इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों का चरित्र कुछ विक्ृत कर दिया 
है दूसरे चाणक्य -चन्द्रगुप्त की शक्तियों का अतिरंजित चित्रण हुशा 
है। ये दोनों जिस विचार को निश्चित कर लेते हैं वह हो कर हूं 

रहता है । | 


(५७) 


भ८] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


इन दोनों की गति अप्रतिहत तथा स्व॑ंच्छन्द है। विरोधी शक्तियों 
की दुर्बलता से बराबर की चोट का आकर्षण चढह्दगुप्त में 
नही मिलता । 
चन्द्रगुप्त' का राक्षस मुद्राराक्षआ का राक्षस नहीं-न इसकी 
स्वामि-भक्ति स्पष्ट होती है न नीति-निपुणाता । 'मुद्राराक्षस' मे चाणक्य 
और राक्षस की खरी चोट है किन्तु यहा इसका हृतप्रभ आभास मात्र 
है। ऐसा' इसलिए हुआ है कि प्रसाद ने राक्षस को अनेक प्रकार से 
अपमानित किया है । प्रसाद के राक्षस मे गुणों का अभाव है--निर्गुणत्व 
है यही बात नही, अपितु यहाँ अनेक दोष है। 'राक्षत। सचमुच राक्षस 
होगा--ऐसा कहलवाकर राक्षस को रंगमंच पर सामने लाया जाता 
है। (१०६३) उसे 'कला-कुशल विद्वान के रूप में ही प्रस्तुत किया गया 
है, एक नीति-कृशल राजत्तीतिज्ञ तथा स्वामिभक्त के रूप मे नहीं। नंद 
भी उसके गान और मूक अभिनय पर मुग्ध होकर, उसे कुसुमपुर के रत्न 
के रूप में भ्रपने आमात्यवर्ग में स्थान देता है। (प० ६५) दूसरे दृश्य के 
बाद उसकी कला-कुशलता का भी कही परिचय नहीं मिलता। उसे 
एक रूप-लुब्ध, इर्ष्यालु प्रतिनायक के रूप मे चित्रित किया गया 
हे । इस दृष्टि से भी अपने प्रतियोगी चाणक्य का कोई गुणा उसमें नही--- 
वह दुर्बंल है और उसी के द्वारा या. नेषथ्य से उसके लिए गाए गीतों 
की प्रथम पंक्ति उसके चरित्र को व्यक्त करती है--- 
निकल मत ब्राहर दुर्बंल आह ! 
लग्रेगा तुझे हँसी. का शीत, (पृ० ६५) 
तथा 
कसी कड़ी रूप की ज्वाला ! (पु० १७९) 
वह तासीे के इश्यरो पर नाचता है, उसमें अपना व्यक्तित्व नही । 
सुवासिनी के कहने पर वह “राजचक्त में बौद्धमत का समर्थन क्रने 
पर प्रस्तुत हो जाता है। ( पृ० ६६ ) सुवासिनी उसके लिए एक 
लालसा है, एक प्यास है। वह अमृतः है. जिसके पाने के लिए वह सौ बार.- 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [५६ 


मर सकने की कामना करता है। (पृ० ७०) वह उसके अंक में सिर 
रखकर, विश्राम करते हुए ही मगध की भलाई के लिए सोच सकता 
है । अन्यथा वह विवश है। (नु० १७८) राक्षस, चाणक्य का 
राजनीतिक प्रतियोगी नही, शृंगारिक प्रतिस्पर्धी है। पर प्रतिस्पर्धी 
भी उसे पूरा नहीं कहा जा' सकता। वह ईर्ष्यालु है जिसे वह 
स्वय. स्वीकार करता है। ( पृ० १४१ ) शुक्ल जी ने 'चितामरिय' 
मे लिखा है “ईर्ष्या वह लज्जावती वृत्ति है जो अपने धारण कर्ता 
स्वामी के सामने भी मुह खोलकर नही आती”---ईष्या कोई स्वीकार 
नही करता, किन्तु प्रसाद का राक्षस इसे' भी स्वीकार करता है। राक्षस 
की स्वामी-भक्ति भी बहुत कुछ सुवासिनी-प्रेम का उपकरण मात्र है ! 
जब वह यह समभ लेता है कि चाराक्य सुवासिनी को नही छोड सकता 
तब वह चाणक्य से टक्कर लेने का ध्येय निश्चित करता है और 
इसीलिए आगे सोचता है कि चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी 
कल्याणी आदि, इसके अधिकारी हो सकते है । (१०१७५) अतैव स्पष्ट 
है कि उसकी स्वामि भक्ति भी सुवासिनी भक्ति है। अन्यत्र इसे वह स्वयं 
स्वीकार भी करता है: “मैं सुकसिनी के लिए सगध को बचाना चाहता 
था।” (पृ० १४०) राक्षस की जिस मुद्रा को लेने के लिए ुद्राराक्षस' में 
चाणक्य को अनेक चालें चलनी पड़ती हैं उसे यहा चाणक्य रणक्षस को 
सुवासिती-प्राप्ति का लालच देकर बडी आसानी से प्राप्त कर लेता है। 
(पृ० १४७) आगे चलकर सुवासिनी के कारण चाणक्य से व्यक्तिगत 
प्रतिशोध लेने के लिए विदेशियों से मिल जाता है और देश' द्रोही 
बनता है। कार्नेलिया उसे समभाती है कि: “जिस देश ने तुम्हारा पालन 
पोषण करके पूर्व उपकारों का बोफ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत 
करके कया तुम कुृतष्न नहीं हो रहे हो ?” किन्तु वह अपने प्रतिशोध को 
देश से भी ऊपर समझता है। (पृ० १६६) कार्नेलिया उसे दिशद्रोही 
हो नही कहती यह भी कहती है कि “उसके देश से उसका नाम कुछ 
समभकर ही रक्‍्खा है--राक्षस !” (पृ० २००) 


६०] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


राक्षस की निर्जीवता तथा व्यक्तित्व हीचता वहाँ और भी स्पष्ट 
होती है जहाँ वह चाणक्य की चाल देखकर कहता है---क्या तुमने 
सबको मूर्ख समझा लिया है ”” चाणक्य का उत्तर है-- जो होगे वह 
अवश्य समभे जाएंगे ।” (प०१३३) चाणक्य ने राक्षस को सूर्ख कह दिया 
किन्तु राक्षस मानो इसे स्वीकार कर लेता है शर चाणक्य को ऐसा 
ही उत्तर नहीं दे पाता। अन्यत्र राक्षस मेरी मृखंता' कह कर इसे 
स्वीकार भी करता है। (पृ० १५१) ऐसे दुर्बल व्यक्ति में केवल एक ही 
गुण हो सकता है कि वह हात्रु की प्रशसा करता रहे और वह चाणक्य 
की करता भी रहता है। सारतः 'मुद्वाराक्षस' के या इतिहास प्रसिद्ध 
राक्षस के चरित्र को गिरा कर इतिहास सम्बन्धी त्रुटि ही नही की गई, 
ताटकीय संघर्ष भी कम 'हो गया है । इसलिए चाणक्य का कौटिल्य' रूप 
भी उत्कर्ष को प्राप्त नही हो सका । अभ्रत मे चाणक्य राक्षस को चन्द्रगुप्त 
का मन्त्री बनाकर रगमंच से हट जाता है। इसमें किसी प्रकार की बौद्धिक 
संगति तही। राक्षस मे ऐसा कोई गुण नही कि उसे मन्‍्त्री बनाया जाए । 
इस से तो चाणक्य की समभदारी पर हांका होने लगती है। वस्तुतः 
मुद्राराक्षस के राक्षस को मस्त्री बनाया जा सकता है किन्तु चन्द्रगुप्त के 
राक्षस को कदापि नही । यही दो प्रइत सामने श्राते है। पहला, ऐतिहासिक 
नाटककार इतिहांस के साथ कल्पता का उपयोग किस सीमा तक करे ? 
ऐसा दिखाई देता है कि प्रसाद ने सीमा से अधिक कल्पना से काम 
लिया है। राक्षस के चरित्र की अन्तिम परिणति इतिहास के 
आधार पर है भौर शेष में कल्पना के अ्रतिक्रमण से असंगति का आ 
जाना स्वाभाविक था। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि नाठककार किसी 
चरित्र की अवतारणा निरुद्देश्य नहीं करता । किन्तु यहां राक्षस के इस 
भांति दूषित चरित्र-चित्रण से चरित्र-सार्थकता पर भी प्रश्नचिन्ह लग 
जातः है । 

विश्व-प्रसिद्ध सिकन्दर को भी प्रसाद जी ने अपमानित किया है । 
ग्रीक शिविर में सभी ग्रीक योद्धाओं तथां सिकन्‍्दर के मध्य से डेंसे 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६१ 


अकेला चन्द्रगुप्त तलवार घुमाता हुए निकल' जाता है, वह उपहासास्पद 
भी है श्रौर सिकन्दर का अपमान भी। क्या चन्द्रगुप्त के वीरत्व को इतनी 
सस्ती रीति से दिखाना आवश्यक था ? चन्द्रगुष्त के तलवार चलाकर 
भागने पर उसे पकडने के लिए दिसी को प्रयत्त करते नहीं दिखाया 
गया क्योकि प्रसाद जी ऐसा चाहते नहीं थे। सिकन्दर केवल 
सिल्यूकस से आइचर्य प्रकट कर रह जाता है--यह क्या ?” 
इस प्रदन पर सिल्यूकस के निम्न उत्तर मे प्रसाद जी का पक्षपात 
स्पष्ट [दिखाई देता है--“झआप का अविवेक । चन्द्रगुप्त एक वीर युवक है, 
यह आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है सम्राद ! 
हम लोग जिस काम से आए है, उसे करना चाहिए ...। (पृ०१०६) 
यहाँ चन्द्रगुप्त के कार्य को पूर्ण मनुष्यता का द्योतक बताया गया है 
और सिकन्दर को अ्विवेकी | यहा एक नाटककार को निरपेक्षता का 
वाछनतीय गुण कुण्ठित हुझा है । चन्द्रगुप्त के इस प्रकार निकल जाने 
से क्या उसके वीरत्व की व्यजना नहीं हो सकती थी ? पर प्रसाद जी 
को स्यात्‌ पाठकों पर विश्वास नहीं था। अतेव चन्द्रगुप्त के वीरत्व 
के सम्बन्ध मे कहलवाकर ही वह तृप्त हो सके जो अनुचित हस्तक्षेप 
जान पड़ता है । 

प्रतिपक्षियों को दुर्बल दिखाने से नाटक में चन्द्रगुप्त-चाणक्य को 
सफलता सर्वत्र निश्चित दिखाई देती है और कथा के पूर्वनिरदिष्ट मार्ग 
पर चलने से कौतृहल की कमी हो जाती है। सामाजिक सॉँस रोक कर 
कभी इस स्थिति में नही पहुँचता कि आगे क्‍या होगा ” संघर्ष की प्रबलता 
तथा उत्थान-पतन जन्य' औत्सुक्य के कारण ही स्कन्दगुप्त नाटक चन्द्रगुप्त 
से श्रेष्ठ है । नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार--. ..सकन्दगुप्त मे 
घटनाओ के बीच मे संघर्ष की भावना अधिक प्रबल है शौर ऐसी स्थितियों 
की योजना की गई है जो अधिक नाटकीय है; ,. घटनाओं का' भी उसमे 
पर्याप्त उत्थान-पतन दिखाया गया है । विरोध का तत्त्व स्कन्‍्दगुप्त में 
अधिक प्रमुख रूप से चित्रित हुआ है । 


६२] परिचित प्रहइन, नए उत्तर 


/इसके विपरीत चन्द्रगुप्त नाटक में, चाणक्य *के महाकाव्योचित 
व्यक्तित्व के कारण विरोध पक्ष बहुत दुर्बंल हो गया है। नाटक तथा 
महाकाव्य में स्वाभाविक अन्तर होता है । नाटक में उत्थान-पत्तन को 
ग्रधिक स्थान मिलता है। तभी उसकी नाटकीयता प्रस्फुटित होती है । 
इस दृष्टि से चन्द्रगुप्त मे महाकाव्य का भ्रौदात्य श्रधिक है, नाटक का 
संघर्ष कम । उसके नायक चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त परिस्थितियों से ऊपर 
उठे हुए हैं जिससे संधर्ष का पूरा विकास नहीं हो पाया है। अलक्षेन्दर 
की रणनीति और वीरता भी इस नाठक में पुरा रूप से प्रस्फुटित 
नहीं हो पाई है ।” (आधुनिक साहित्य” पृ० २४६-४७) 

नायक, प्रतिनोयक के साथ चन्द्रगुप्त में नाग्रिका का प्रश्न भी 
उलभा हुँआ है | वाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है: “कार्नेलिया 
नाटक के आरम्भ में आकर अन्त में बस एक बार अपने दर्शन देती है । 
नायिका को नाटक में जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वह उसे नहीं मिल 
पाई । चन्द्रग॒ुप्त में प्रमुखता श्रलका की है। नायिका की जो क्रमानुगत 
परिभाषा है, उसके अ्रनुसार कोर्तनेलिया को नायिका मानना पड़ेगा। 
कल्याणी समस्त नाटक' में पर्याप्त दूरी तक नाटक की सम्भावित 
नायिका बनने का उपक्रम करती हुई दिखाई देती है, किन्तु न जाने 
क्यों वह सहसा आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी के चरित्र के 
आधार पर उसकी आत्म-हत्या अस्वाभाविक सी प्रतीत होती है। ऐसा 
ज्ञात होता है कि यह केवल कार्नेलिया के नायिका पद को स्थापित 
करने का प्रयास है ।” (पृ० २४७-४८ आधुनिक साहित्य) 

नायिका तथा कंल्याणी के सम्बन्ध मे उक्त मत की परीक्षा अपेक्षित 
हैं। कानेलिया प्रथम अंक के बिल्कुल अन्त में मात्र चन्द्रगुप्त को दर्शत 
देती है । (प० ९६) और द्वितीय अंक के आरम्भ में ही उसका वास्तविक 
आगमन होता है। तीसरे भ्रंक के तीसरे दृश्य तक ही वह रह पाती है तद॒परांत 
उसका आगमन सिल्यूंकस की चढाई के साथ चतुर्थ अ्रंक के सातवें दृश्य मे 
होता है। चतुर्थ अंक के चौदह हृश्यो मे भी वह आधे हश्यों में ही स्थान- 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६३ 


स्थान पर सामने आती है। ऐसी अ्रवस्था में उसे नायिकोचित महत्व 
मिलना कठिन था । फिर भी प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से सिकन्दर के 
समय ही कार्नेलिया का चन्द्रगुप्त से परिचय-प्रेंम तथो भारत-प्रेम दिखाकर 
अन्त में चन्द्रगुप्त से उसके विवाह को संगति प्रदान करने का प्रयास 
किया है । क्‍या इस प्रयास को प्रसाद का कार्नेलिया को नायिका बनाने 
का प्रयास कहा जा सकता है ? उत्तर कुछ भी हो यह प्रश्न अवश्य 
उठता है कि कल्याणी को नायिका न बनाने, उसकी आत्महत्या करवा 
देने का क्या उद्देश्य है ” यह प्रश्न और भी जिज्ञासोन्मुख करता है 
क्यो कि--- 

१. कल्याणी की आत्महत्या इतिहास-विरुद्ध है तथा उसका 
चन्द्रगुप्त से विवाह इतिहास-सिद्ध है। 

२. प्रसाद जी “चन्द्रगुप्त' से पहले “'कल्याशी-परिण॒य” नाटक लिख 
चुके थे जिसमे कल्याणी का चन्द्रगुप्त से परिणय होता है। 

३. प्रथम अंक के चतुर्थ हृश्य में ही कल्याणी-चन्द्रगुप्त का परस्पर 
किशोर-प्रेम का परिचय मिल जाता है| 

४. ग्रन्यत्र भी वह चन्द्रगुप्त की सहायता के लिए प्रयत्तशील 
दिखाई गई है । 

५. चन्द्रगुप्त द्वारा शेर से रक्षित होने से वह उसकी उपकृत 
भी है। 

६. मगध से चन्द्रगुप्त के निर्वासन के भीतरी कारणों में से वह 
भी एक है। (प० ११३) | 

७. वह अपने और चन्द्रगुप्त के मार्ग मे बाधक पर्वतेश्वर को भी 
समाप्त कर चुकी' है । 

८. अपने पिता की अन्याय पूर्ण नीति से वह असंतुष्ट रही है । 
इन सब बातों के कारण उसे उपयुक्त अवसर पर चंद्रगुप्त से विवाह 
करना चाहिए था, आत्महत्या नही । स्थात्‌ इसी से आलोचक कहते 
है कि उसके चरित्र के आधार पर उप्तकी सुत्यु असंगत है । किन्तु प्रसाद 


६४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


जी ने किन कारणो से आत्महत्या करवाई, वे भी सोचे जा सकते है; 
न १: प्रसाद जी इस युग की नारी-भावना से विशेष प्रभावित रहे 
हैं, । वह एक ही व्यक्ति काः दो नारियों से विवाह नहीं करवा सकते 
थे | और वह भी चन्द्रगुप्त जैसे महत्वपूर्ण व्यवित से । डी० एल० राय 
ने दो नदियों के सागर में समा जाने का तक देकर परोक्ष रूप से 
बहुपत्नीत्व का समर्थन कर दिया । किंतु प्रसाद जी इतिहास से वर्तमान 
के लिए आदर्श संगठित करने का दृष्टिकोण लेकर चले थे, अतेव ऐसा 
समाधान वह न दे सके । 

२. ग्रब उन्हे कल्याणी या कार्नेलिया में से तायिका के लिए 
चुनाव करना था। उन्होंने अपने राष्ट्रीय हष्टिकोश के अनुकूल, भारतीय 
गौरव की दृष्टि से कार्नेलिया से चन्द्रगुप्त का विवाह करवाया। चंद्रगुप्त 
नाटक उह इ्य-प्रधान है, कला-प्रधान नहीं । 

३. कल्याणी की मृत्यु की व्याख्या प्रसाद जी के अन्य नाटकों 
तथा कहानियों में चित्रित पात्रों के आधार पर भी की जा सकती है। 
आदर्श नारी भावना के चित्रण में प्रसाद के ये दो दृष्टिकोण सब्वेत्र 
मिलेगें--(क) नारी में मर्यादा पूर्ण आत्म-सम्मात की भावतना' ।% (ख) प्रेम 
तथा क॒तंव्य का समतुल्य निर्वाह--न प्रसाद जी प्रेम को भ्रुकने देते है, 
न कर्तव्य को। आकाशदीय' तथा पुरस्कार कहानिया इस मत' के प्रमाण- 
स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है। आकाशदीप' में नारी अपने पिता है के 
हत्यारे से प्रतिशोध इसलिए नही ले सकती क्योंकि वह उसका प्रेमी 
भी है। कितु पिता का ह॒त्यारा होने से वह उस से विवाह भी नहीं 
करती । 'पुरस्कार' में सिहमित्र की कन्या अपने देश तथा अपने प्रेमी 
के प्रति समान निष्ठा का अदभुत निर्वाह करती है, और मुृत्युदण्ड का 

पुरस्कार चाहती है। स्कन्दगुप्त नाटक मे देवसेना स्कन्दगुप्त को इस 
.__ # इसका उल्लेख डा० जगन्ताथ हार्मा ने 'प्रसाद के नाठकों का' 
शास्त्रीय भ्रध्ययनः में किया है । 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६५ 


जीवन के देवता तथा उस जीवन का प्राप्य' कहती हुई भी इसलिए 
विवाह नही करती क्योकि इसमे उसके भाई की देशभक्ति का गौरव नही 
रहता । चन्द्रगुप्त नाटक की कार्नेलिया चन्द्रगुप्त से प्यार करती हे किन्तु 
प्रेम और कतंव्य के समतुल्य धरातल पर वह अन्त में चन्द्रगुप्त का' 
नाम लेने मे कोई अपराध नही समझती और ग्रीस का ओआत्मप्म्मान 
जिए' कह कर आत्महत्या के लिए तत्पर हो जाती है। प्रसाद की नारी 
विषयक इस सामान्य भावना के अनुरूप कल्याणी की आत्महत्या को 
भी समभा जा सकता है। उपके अझडिग आत्मसम्मानी स्वभाव से, तथा 
ग्रपनी स्थिति के इस विश्नेपण से आत्महत्या के औचित्य को समझा 
जा सकता है-- भेरे जीउन के दो स्वप्त थे--दु दिन के बाद आकाश के 
नक्षत्र-विलास-सी चन्द्रगुप्त की छवि, और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध; 
कितु मगध की राजकुमारी श्राज ग्रपने ही उपवन में बम्दिनी है। मैं 
वही तो हूँ जिसके सकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही 
दरीर है, वही रूप है, वही हृदय पर छिन गया अधिकार और मनुष्य 
का मानदण्ड ऐश्वर्य । अब तुलना मे सब से छोटी हूँ । जीवन, लज्जा 
की रगभूमि बन रहा है। (सिर भुका लेती है) तो जब नदवंश का' 
कोई न रहा, तब एक राजकुमारी बच कर क्या करेगी ?” (पृ० १७४) 
इस स्वकथन से स्पष्ट है कि वह मनुष्य का मान-दण्ड अधिकार-ऐदवर्य 
को समभती है । इसलिए वह नगर श्रवरोध' करते समय ही बन्दिनी हो 
सकी । उसका जो जीवन हमारे सामने झाया है, उसमें वह अपने 
ग्रात्मसम्मान की रक्षार्थ पर्वतेश्वर से प्रतिशोध लेने में ही तत्पर दीखती 
है । पर्वतेश्वर की हत्या करने के उपरात उस का ओ,आत्मसम्मान यह 
इजाजत नहीं देता कि वह अपने पिता के हत्यारे चन्द्रगुप्त से विवाह 
करे। एक मात्र उसी को वरण करने के कारण, वह अपने भावी 
जीवन मे किसी और से प्यार नहीं कर सकती थी। अ्रधिकार-ऐदवर्य 
लुठ गया, पर्वतेश्वर से प्रतिशोध भी ले लिया गया और अपने अ्रभीष्ट 
पात्न से वह विवाह नहीं कर सकती--ऐसी अवस्था में उसका यह 


६६ ] परिचित प्रदइन, तए उत्तर 


कहते हुए अरब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा (पृ० १७६) 
आत्महत्या करता खटकता नही। प्रधाद जी ने उसकी आत्महत्या के लिए 
विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति की सृष्टि की है । यह उल्लेखनीय है कि 
अपनी आत्महत्या के बिल्कुल पहले उसने आवेश में पर्वनेश्वर की हत्या 
की थी । वह आवेश्मथी मतः स्थिति में थी कि चन्द्रगुप्त सामते आ 
गया । ऐसे हताश आवेश में अचानक छुरी मारता अ्रसंगत नहीं। 
प्रसाद जी ने यह भी स्पष्ठ किया है कि वह सम'रस स्थिति को कभी 
प्राप्त तही कर सकी--उस्तका जीवन सुख-दु.ख में अ्रसतुलित रहा । 
कल्याणी इसे स्वीकार करती है--मै अब सुख नहीं चाहती । सुख 
अच्छा है या दु.ख--मै स्थिर न कर सकी ।” (पृ० १७६) प्रसाद जी 
ने राक्षस के द्वारा, कल्याणी की दृष्टि से, नदराज्य को पुत्र: प्रस्थापित 
करने के प्रयत्त तथा चाणक्य के द्वारा कल्याणी की मृत्यु पर यह 
कहलवाने कि “चन्द्रगुप्त आज तुम निष्कन्टक हुए, से कल्याणी की 
मृत्यु को राजनैतिक संगति भी प्रदान करने का प्रयास है। फिर भी 
कल्याणी की मृत्यु की संगति, नाठक की नायिका के प्रश्न को नहीं 
सुलभा' सकती है। वस्तुतः चरद्रगुप्त नाठक में परुष ने कोमल को बाँध 
रखा है--यह पुरुष प्रधान नाटक है । राज्यश्री, मल्लिका, अ्रनन्तदेवी 
प्र बसस्‍्वामिनी की नारी प्रबलता इसमें नहीं। पुरुष प्रधान में भी यह 
चाणक्य प्रधान है जिसने किसी नर-तारी पात्र को उभरते का अ्रवसर 
नहीं दिया । अतेव ऐसा दिखाई देता है कि प्रसाद ने तायिका-निर्माण 
का कोई प्रयत्न नही किया । चन्द्रगुप्त नाटक की प्रकृति को देखते 
हुए, नायिका-थशुन्यता से हमे प्रसाद की नाट्यकला में किसी प्रकार का 
दोष नही दिखाई देता है । यह आ्रावश्यक नही है कि सदैव शास्त्रीय 
हृष्टिकोश से हीं काम लिया जाय । 

चन्द्रगुप्त नाटक में बाह्य विरोध की ही कमी नहीं, पात्रों के 
भीतर भी विरोधी वृत्तियों के अपेक्षित द्न्द्र का अरभाव है। अ्रवश्य ही 
चाणक्य की बाह्य क्रियाशीलता, सुवासिनी के प्रति उसका प्रेम तथा 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [६७ 


भीतर की अनासक्त, वेराग्य तथा राष्ट्रगचितन के द्वन्द् में आकर्षण है 
कितु चन्द्रगुप्तकी परिस्थिति निरपेक्ष वीरता में, आतरिक इन्द्र 
के अभाव से आकषंण-शुन्यता है। स्कन्‍्दगुप्त भी वीर है, 
कितु अधिकार सुख मादक औझौर हीन है” की अप्न्तविरक्ति 
उसे सजीव बना देती है। इस दृष्टि से स्कन्दग्रुप्त की तुलना चाणक्य 
से ही हो सकती है चन्दगुप्त से नही । चन्द्रगुप्त के लिए सर्वस्व लुटाने 
वाली कल्याणी और मालविका की मृत्यु के बाद भी वह मात्र क्रमश: 
इतना ही कह पाता है गुरुदेव ! इतनी क्रूरता ? तथा आह, वह स्वर्गीय 
कुसुम । कल्याणी की आत्महत्या के बाद तनिक भी इन्द्र नहीं चलता 
झौर मालविका के बलिदान का समाचार सुनकर स्थूल द्वन्द्र का 
परिचय मात्र मिलता है | सिहरण दुखद समाचार की सूचना गदगद कंठ' 
से देता है कितु चन्द्रगुप्त स्थिति का विश्लेषण करते हुए, कोरे कंठ से 
आह ! मालविका कहता है । आह ! मालविका' कहने के बाद वह 
अन्य चर्चा करता रहता है। अवश्य ही अन्त में वह सिहरण तथा 
चाणक्य के चले जाने के दुख से भी मालविका को श्रधिक गौरब देता 
है कितु वह भी कोरे कंठ से । प्रसाद जी अनेक स्थलों पर सात्विक 
अनुभावो, दीघे निशवास, गदगद कंठ झादि का उल्लेख करते है किन्तु अपनी 
प्रेयसी की मृत्यु पर चन्द्रगुप्त एक दीर्घ निवास नही लेता, एक शरॉसू नहीं 
गिराता । यही नही गद-गद कठ' से बोलता भी नही । मात्र कोरे कथन 
से मालविका के लिए दुख की अभिव्यक्ति, निर्जीब अ्रभिव्यक्ति है। पता 
नही वाजपेयी जी इससे कंसे प्रभावित हो गए । # शेक्सपीयर के नाठकों 
में यदि किसी पात्र के सम्बन्ध मे ऐसी परिस्थिति आती तो उसके 
अन्तहन्द्रय उदगार हृदय निकालकर रख देते। किन्तु यहाँ 
चन्द्रगुप्त संतुलित अवस्था से मालविका से इतर चर्चा करता रहता है 
और अंत में उसका स्मरण करके मात्र चितित भाव से प्रस्थान करता 
है । मालविका के गौरवमय बलिदान का यह कितना फीका पुरस्कार है। 
# देखिए "नया साहित्य: नए प्रश्न मे मालविका पर लेख । 


६८] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


सारे नाटक में उसने मालविका की पुनः चर्चा कभी नहीं की । बस एक 
बार कुछ कह देने से उसका घाव सदेव के लिए भर जाता है। नहीं 
घाव' शब्द लिखना भी गलती है--उसने तो मानो भार उतार दिया ? 
इस प्रसंग मे स्कन्दग्ुप्त के प्रेम का स्मरण हो आता है। वाजपेयी 
जी ने आधुनिक साहित्यां मे चन्द्रगुष्त को कोरा वीर कहा था, 
कितु ऐसा दिखाई देता है नई पुस्तक में मालविका के प्रसंग में 
उन्होंने अपनी धारणा परिवर्तित कर ली है । हमे यह उचित प्रतीत 
नही होता । चद्धगुप्त' नाटक का सर्वोत्कृष्ट पात्र चाणक्य है जो दूसरे 
लेखकों के चाणक्य' से भी बहुत आकर्षक है । 

चंद्रगुप्त नाटक में श्रृंगार के दो मे से एक पक्ष से सवेदनात्मक 
भावों से श्ृंगाररस का परिपाक भी पूरा नहीं हो सका। कल्याणी 
और मालविका की मृत्यु के बाद करुण रसात्नक वातावरण के निर्माण 
में भी नाटककार असफल रहा है । 

कार्नेलिया के भारत-प्रेम के प्रदर्शन में भी अतिरंजना से काम 
लिया गया है । 

प्रसाद जी के नाटकों का व्यक्तित्व उनकी कवित्व प्रधानता में है । 
उनके नाठक उनके कवित्व के कारण जीवित रहेगे। चाणक्य, सुवासिनी, 
कार्नेलिया, मालविका तथा दाण्ड्यायन के प्रसादपुर्ण, सारगर्भित 
तथा कवित्व-कलित कथन चिर स्मरणीय रहेंगे। कितु कही-कही प्रसाद 
जी कवित्व-मोह में पड़कर अत्यन्त दोषपुर्णा कथन कह गए है। यदि 
चन्द्रगुप्त के निम्न वार्तालाप को प्रसाद जी का कवित्व-मोह कहकर 
टाल न दिया जाए तो मालविका के चरित्र की सारी गम्भीर मामिकता 
समाप्त हो जाती है और चन्द्रगुप्त के चरित्र की चांचल्य वृत्ति उभर 
कर सामने आ जाती है | देखिए--- 

माल०--आप महापुरुष है; साधारण जन-सुलभ दुबंलता न होनी 
चाहिए आप में । देव बहुत दिनो पर मैं ने एक माला बनाई है-- 

(माला पहनाती है) 


चन्द्रगुप्ट नाठक के कुछ दोष [६६ 


श्रद्धा से प्रियवम को जो माला पहनाई गई उसे चन्द्रगुप्त यह 
कहकर स्वीकार करता है---“भालविका, इन फूलों का रस तो भरे ले 
चुके है। 
जो मालविका गभ्भीर है, चर्धगुप्त को संयम का उपदेश देती है, 
उसका उत्तर और भी कमाल है--नितांत गिरा हुआ---“निरीह कुसुमों 
पर दोषारोपण क्‍यों ? उनका काम है सौरभ बिखेरना, यह उनका मुक्त 
दान है । उसे चाहे श्रमर ले या पवन ।” यदि मधुप झौर पुष्प का 
प्रतीकात्मक त्र्थ न लिया जाए तो आगे का, मालविका का यह गाना 
निरुददेश्य हो जाता है-- 
सधुप कब एक कली का है! 


हो मल्लिका, सरोजिनी या यूथी का पुञ्ञ। 

अलि को केवल' चाहिए सुखमय' क्रीड़ा-कुझ्ज ॥ 
इस पर चन्द्रगुप्त का कहना है---मालविका, मन मसधुप से भी 
चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है ।” जब गीत में मधुप 
की अनेकमुखी वृत्ति का संकेत है, तब चन्द्रगुप्त का उक्त कथन कि मन 

मधुप से भी चंचल है' कितना पतस्ता और भोंडा लगता है । 
प्रसाद जी के नाठकों भे दोषो की चर्चा करते हुए 
डा० नगेन्द्र लिखते है---“बस्तु विधान मे कही-कहीं बड़े भद्दे जोड़ 
लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि 
संभालना कठिन हो गया है और ऐसा करने के लिए या तो वाहित 
व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़कर उपस्थित कर देना पड़ा है अथवा 
किसी का जबर्देस्ती गला घोंटना पड़ा है। यह बड़े नाठकों में सर्वेत्र 
हुआ है ।” चन्द्रगुप्त नाठक उनमें से एक है | पहले हम उक्त कथन के 
भूमि फाड़केर उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को लेंगे। ऐसा दिखाई देता है 
कि प्रसाद जी के कुछ पात्र ऐसे दिव्य व देवीशक्ति सम्पन्त हैं कि जब- 
जहाँ उन की आवश्यकता होती है वह सहसा' सामने आा जाते हैं। 


७०] परिचित प्रदन, नए उत्तर 


कथानक में जहाँ-कहीं कोई विरोध-भ्रवरोष खड़ा हो जाता है या किसी 
रक्षणीय पात्र के सामने असंभाव्य तथा विकट संकट उपस्थित हो 
जाता है ये पात्र स्थान-समय की सीमाझो का अ्रतिक्रमण कर सहसा 
प्रस्तुत हो जाते हैं। इस नाठक मे चन्द्रगुप्त यदि अधिक नही तो केवल 
ग्यारह बार, चाणक्य पाँच बार और सिहर॒ण दो बार उपस्थित हो 
जाते है। कथानक की स्वाभाविकता पर यह घोर श्राघात है। नाटक 
में यदि कुछ ही स्थलो पर कार्य की सहसा सम्पन्नता प्रस्तुत की जाए 
तो एक चमत्कार उपस्थित हो सकता है किन्तु सीमोल्लंघन से सहसा 
प्रवेश ग्रस्वाभाविक एवं हास्यास्यद हो जाता है। सामाजिक वांछित 
व्यक्ति के आगमन का पूर्व-अनुमान कर लेते हैं । 

अब हम उतक्ति के दूसरे पक्ष पर विचार करते है जिसमे कहा गया 
है कि प्रसाद जी ज़बरदस्ती पात्रों का गला घोट देते हैं। कल्याणी की 
आत्महत्या हमें अश्रसंगत नहीं दिखाई देती किन्तु मालविका का 
मूक बलिदान अवश्य ही खठकता है । कहा जा सकता है, और जैसा 
कि नन्ददुलारे वाजपेयी का मत भी है, कि प्रसाद ने “मालविका के 
चरित्र को नारी सुलभ त्याग का आदर्श बनाने की चेष्ठा की है।”# 

परन्तु वाजपेयी जी ने मालविका तथा प्रसाद की योजना की 
प्रशंसा करते हुये इस बात पर विचार नहीं किया कि क्‍या इस 
बलिदान के बिना चन्द्रयुप्त की रक्षा नहीं हो सकती थी ? 
क्या प्रसाद जी का उस को मरवाना झ्रावश्यक था ? नर-नतारी की 
समता विषयक धारणाओं को एक ओर रख कर, चन्द्रगुप्त की मालविका 
के ग्रीत-शब्दों मे, मधुप वृत्ति की उपेक्षा कर के हमें मालविका 
का बलिदान संगत नहीं जान पड़ता। पता नहीं वाजपेयी जी को 
इसमें चाणक्य का कौशल कैसे प्रतीत होता है।यह ठीक है कि 
चन्द्रगुप्त की शैया पर सोने के लिए किसी विश्वास पात्र की श्रावश्यकता 

थी झौर वह मालविका ही हो सकती थी। यह भी ठीक है कि चन्द्रमुप्त 

#नया साहित्य: नये प्रइन” (प० १६१) 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [७१ 


की ह॒त्या का षड्यन्त्र जिस गुप्त रूप से किया गया, उसका प्रतिकार 
भी उतने ही गुप्त रूप से किया जाना था । किन्तु यहाँ यह प्रइन उठता 
है, क्‍या मालविका के स्थान पर कोई वैसी ही वस्तु रख कर आबृत 
नही की जा सकती थी । जब ह॒त्या करने वालो ने सूरत देखनी ही 
नही थी, चन्द्रगुप्त की शैया पर ही वार करना था, तो चाणकक्‍्य-नीति 
की कुशलता ऐसी ही योजना में होती । यहाँ यह प्रश्व॒ किया जा' सकता 
है कि यह योजना गुप्त न रहती । शत्रु के गुप्तवर इसे जान लेते । 
उत्तर दिया जा सकता है कि गुप्तवर यह भी तो जान सकते थे कि 
चन्द्रगुप्त रात्रि को प्राचीन राज मन्दिर से सोने के लिए कही और ले 
जाया जा रहा है। क्या विद्रोहियो और षड़यत्र कारियो को शबनभृह 
तक पहुचने के मार्ग पर ही नही पकडा जा सकता था ? जो चन्द्रगुप्त 
ग्रकेले ही, सिकन्‍्दर और उसके सेनिको के होते हुए लडकर भाग 
सकता है, शत्रुओं को गिराकर चाणक्य को बन्‍न्दीगृह से मुक्त करा 
सकता है, वह सम्पूर्ण शक्ति हाथ मे होते हुए विद्रोहियों का प्रतिरोध 
भी कर सकता था । पर प्रसाद जी को मालविका को मरवाना इसलिए 
अ्भीष्ट था क्योंकि कार्नेलिया के लिए स्थान बनाना था। मालविका 
का बलिदान आदर है, मामिक है किन्तु उसे त्रैसा बुद्धि संगत ग्राधार 
नही दिया जा सका जैसा कल्याणी की आत्महत्या को दिया गया । 

हमे मालविका के संस्क।रो के आधार पर, उस को सौपे गए 
अननुकूल कार्यो का सम्पादन भी खटकता है। वह उस सिन्ध देश की 
रहने वाली है जहाँ युद्ध-विग्रह नही, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, 
और प्रचुर स्वर्ण के रहते भी वहाँ अर्थ मूलक विवाद नही उठते। वह देश 
मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुन्दर पालना है। (पृ० १२०) तात्पये 
यह कि मालविका सरल-निरुछल तथा शातिप्रिय प्राणी है। हिसा को 
वह॒ कितना बुरा समझती है यह उसके स्वकथन से स्पष्ट है---“मैं 
डरती हूँ, घृणा करती हूँ । रक्‍त की प्यासी छुरी अलग करो अलका ।” 
(पृ० १३६) श्री सुमित्रानन्दन पंत से एक पंक्ति उधार लेकर मालविंकाँ 


७२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


के चरित्र को व्यक्त किया जा सकता है--सरलपन ही था उसका 
मन” । चन्द्रगुप्त भी उसकी सरलता पर मुग्ध है। (१० १२०) ऐसी 
सरला बालिका से प्रसाद जी ने गुप्तचर का--वाजपेयी जी के शब्दों 
में अत्यन्त विश्वसनीय गुप्तचर का--कार्ये लिया है। क्‍या ऐप्ता कार्य 
उसकी प्रकृति के अनुकूल हो सकता है ? 

चन्द्रगुप्त के वस्तु-विन्यास पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से भ्रनेक अ/लोचकों 
ने आक्षेप किए है। शास्त्रीय दृष्टि से नाटक के अंक उत्तरोत्तर छोटे 
होने चाहिएँ किन्तु चन्द्रगुप्त के चार अंकों मे क्रमशः हृश्य' संख्या 
बढ़ती गई है--ग्यारह, ग्यारह, नौ ओर सोलह । यहाँ नौ के बाद हृदय 
संख्या कम होनी चाहिए थी जो कि बढ़ कर सोलह हो गई है । यह सुझाव 
भी दिया जाता है--कदाचित प्रसाद के मन में भी पहले ऐसी योजना 
थी जो अपूर्ण रही---कि यह वाठक पॉच अ्रकों में समाप्त होता। 
सिल्यूकस अभियान की घटना से पाँचवाँ अंक प्रारम्भ होता तो अन्तिम 
अक में दृश्य संख्या के बढ़ जाने का दोष दूर हो जाता है। 

दास्त्रीय दृष्टि कोण से यह दोष भी लगाया गया है कि “चन्द्रगुप्त' 
के प्रत्येक श्रंक मे नया वस्तु-विन्यास है और घटनाएं उस समगति से 
अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढती जैसे 'स्कन्दगुप्त” में । “चन्द्रगुप्त”' की 
अपेक्षा 'स्कन्द्रगुप्त' में वस्तु का समुचित विभाग और संधियों की योजना 
अधिक स्पष्ट रूप में हुई है ।# 

कुछ आलोचकों का मत है कि तीसरे अ्रंक की समाप्ति के साथ 
नाटक भी पूर्ण हो जाता चाहिए था। चद्द्रगुप्त का सिहासनारूढ 
होना इतना महत्वपुर्ण है 'कि कथा एक बार सभाप्त होकर चतुर्थ 
अंक में पुनः प्रारम्भ की गई है। हम समझते है कि तीन अंक 
अपने आप में पूर्ण नहीं है। चन्द्रगुप्त नाटक के प्रथम हृश्य में जिन 
उद्देश्यों की ओर संकेत मिलता है बह चतुर्थ अंक मे ही जा कर पूर्शा 
होते है, जैसे झ्राम्भीक सह देश द्रोही का उद्धार, प्रांतीय भेदों का 

# देखिए आधुनिक साहित्य” पृ० २४७ । 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [७३ 


निराकरण आदि साराश मे प्रसाद जी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रति- 
फलन चतुर्थ अ्रंक की समाप्ति के साथ ही होता है। चन्द्रगुप्त नाटक के 
उद्देश्य को ध्यान में न रखने से ही उक्त आक्षेप हुआ है । 

अवश्य ही प्रसाद जी द्वारा उनकी विभिन्न रुचियों के अनुकूल' अतेक 
पात्रों का सृजन करने से, पात्रों का'बाहुल्‍य हो गया है और उनके लिए 
अनेक हृश्यों की योजना होने से कथा-विस्तार भी खटकता है। अनेक 
हृश्य सूच्य हो सकते थे । 

ऐतिहासिक दृष्टि से पच्चीस वर्षो की दीघं अ्रवधि की घटनाओं के 
संकलन से चन्द्रगुप्त नाटक मे काल-संकलन के भ्रभाव का दोष बताया 
जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आलोचकों की दृष्टि चर्द्रगुप्त 
ताठक पर न रह कर इतिहास पर रहती है । चन्द्रगुप्त नाटक के पढने 
से यह कही आभास नही होता कि प्रसाद जी पच्चीस वर्षों की घटनाग्रो 
को संकलित कर रहे हैं। नीचे हम दो उद्धरण देते है जिनसे पता 
तलता हैं कि प्रसाद जी ने इस दोष के निराकरण का प्रयास किया' है । 
सिकन्दर की पराजय के अ्रवसर पर चर्द्रगुप्त सिल्यूकस से कहता है-- 
४ ,,जाओझो सेनापति ! सिकन्दर का जीवन बच जाय, तो फिर आक्रमर 
करना । (पृ० १३८) चाराकक्‍्य कात्यायन से कहता है--“पअलक्षेन्द्र 
कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष से बाहर किया गया--यह तुम 
भूल गए ? अभी है कितने दिनो की बात। अब इस सिल्यूकस को 
क्या हुआ, जो चलाओआया  (पृ० १६१) नाटककार का सत्य ' सदेव 
इतिहास का सत्य नही रहता । दूसरे चन्द्रगुप्त नाटक में चाहे विरोध 
का स्वर कम है किंतु लक्ष्य-सिद्धि के लिए उद्योग को तत्परता 
पर्याप्त है--यहाँ आरोह-भ्रवरोह, या उत्थान-पतन का सौन्दर्य चाहे न हो 
कितु सतत्‌-सवेग आरोहरण का ओआदात्य अवश्य है । साथ ही प्रसाद का' 
कवित्व-कलन भी है। अतेव साधारणीकरण से चन्द्रगुप्त का काल 
संकलन या इतिहास-सत्य का संस्कार हमे उत्क्रांत नहीं करता, मात्र 
खटक के रह जाता है ! 


७४] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


प्रसाद के नाटकों में रगमंच विषयक अ्रनेक दोष दूढ़े जाते हैं । 
बे इस प्रकार है-- 

१. लम्बे कथानक 
घटनाओं का घटादोप 
कथानको का विस्तृत कार्य-द्षेत्र 
युद्धों के विराट प्रदर्शन 
प्राचीन परम्परा के अनुसार हत्या आदि के वर्जित दृश्य 
दृश्य विधान की भ्रननुकूल योजना । 
लम्बे-लम्बे स्वागत कथन 
गीतो का बाहुल्‍य 
क्लिष्ट-कवित्वयण भाषा 

१०. रंगमचीय सकेतो का अभाव 

प्रसाद जी के साहित्यिक नाटक जिन गम्भीर उद्देश्यों को लेकर 
लिखे गए है, उतके लिए एक विशेष प्रक्रार के रगमंच की आवश्यकता 
है | प्रसाद जी जब नाटक-दक्षेत्र में आए तब उन्हे उस पारसी रंगमंच 
का सामना करना था जहाँ जनता की रुचि को ध्यान में रखकर, सस्ते 
नाटक अभिनीत होते थे। नाठकों के लिए वे दिन अन्धकारपूर्ण थे जंब 
सामाजिक नाठकीय नियमों का निर्माण करते थे। क्योंकि कलाकार 
युग भोक्ता ही नहीं, युग निर्माता भी होता हैं। वह जनता की रुचि का 
विनोदन ही नहीं परिमार्जव भी करता है। प्रसाद जी को यही अभीष्ट 
था, अतेव उन्होंने अपने गम्भीर उद्देश्य के अनुरूप सस्ते रंगंच की 
परम्परा का त्याग किया । हिन्दी के नाटक साहित्य में इस' त्याग का 
ऐतिहासिक महत्व है। यह किसी अयोग्य-असफल व्यक्ति का उद्घोष 
नहीं था कि “रंगमंच के सम्बंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच 
के लिए लिखे जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए 
रंगमंच हो...।# आलोचकों की सहानुभूति के अ्रभाव में उन्हे रंगमंच 

#(पृ० ११० काव्य कला तथा अन्य निबंध; तृतीय संस्करण) 


री छू दूग सृद हू कण थूछ 


(2 


चन्द्रगुप्त नाटक के कुछ दोष [७४५ 


विषयक नृतन धारणाओ के निर्माण के लिए, स्वयं वकालत करनी पड़ी । 
उन्होने अपने नाटकों के अभिनय के लिए उपयुक्त रंगमंच, पर्याप्त द्रव्य, 
कुशल अभिनेता' वर्ग तथा शिक्षित-विकसित जनता की माग की । पश्चिम 
के विकसित रगमंच पर शेक्सपीयर के हैमलेट' तथा “किग' लीयर' 
का सफल अ्रभिनय' हो सकता है तो प्रसाद के नाटकों का भी, अवश्य 
कुछ सुधार-परिष्कार के साथ, निरिचत ही प्रभावपुर्ण अभिनय हो सकता 
है। रंगमंच फे विशेष जानकार नाटककार श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
ने दिल्‍ली विश्वविद्यालय में प्रसाद जयन्ती के अवसर पर भाषण 
करते हुए उन आलोचनाओं का खंडन किया जो प्रसाद के नाठकों को 
रंगमंच के अभ्रननुकूल बताती है। 

प्रसाद के स्वगत कथनों के विषय में एक बात कहनी आवश्यक है । 
प्रसाद के इन स्वगत कथनों का विशेष महत्व है। यदि शेक्‍्सपीयर के 
नोंटकों से उनके स्वगत कथनों को उड़ा दिया जाए तो उन का मुल्य 
बहुत कम हो जाएगा । प्रसाद के ऐसे कथनों में मनोविश्लेषणात्मक 
ग्रन्थियाँ तो नही कितु ये पर्याप्त सारपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण हैं। सफल 
ग्रभिनेताओ के मुख' से और भी अधिक खिल सकते है । 


इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास 


क. आधारभृत सिद्धान्त 


ख. 'सनन्‍्यासी' का उद्देश्य तथा 'मुक्तिप्था 


(पृष्ठ संदर्भ आ्रादि 'सन्‍्यासी के दसवें और “विवेचना' तथा 'साहित्य-चितन” 
के प्रथम संस्करणों पर आधारित है) 


क्‌, इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 


जोशी जी के उपन्यासों के स्वरूप-स्पष्टीकरण तथा उद्देश्यों की 
व्याख्या-विश्लेषण के लिए उन हृष्टिकोणों से अ्रवगति आवश्यक है 
जिनके आ्राधार पर उन्होने सन्यासी तथा अपने अन्य उपन्यासों का 
निर्माण किया है। प्रारम्भ में, उन के उपन्यासों पर सहानुभूतिपूर्ण 
आलोचनाओं के भ्रभाव में, # उन्हे अपने उपन्यासों के' मूल आधारों 
का स्वयं स्पष्टीकरण करना पड़ा । दूसरे आलोचकों की आलोचनाओं 
का प्र॒त्युत्तर भी वह देते रहे है । कारयित्री के साथ वह भावयित्री प्रतिभा 
भी उनमें है--कलाकार के साथ वह आलोचक भी है। अन्य लेखकों 
पर भी उन्होने श्रालोचनाएं की हैं। अभ्रतएव उनके दृष्टिकोश को 
उपन्यासेतर साहित्य--विवेचना', 'साहित्य-चितन' झादि आलोचनात्मक 
पुस्तकों --से भी समझा जा सकता है । वे दृष्टिकोण इस प्रकार हैं--- 


#जोदशी जी को तीन प्रकार के आलोचकों पर विज्लेष आपत्ति 
है--एक उन परम्परावादियों पर जो अपने सीमित-संकूचित हृष्टि- 
कोण के कारण नए उपन्यासो के गम्भीर महत्व को समभने में 'निपट 
असमर्थ' है। लेखक के अनुसार इतिवृत्तात्मक उपन्यास की परम्परा 
में पले हुए भ्रपते बचकाने ढज्ग के श्रालोचनात्मक मानों द्वारा' वे नयी 
प्रवृत्ति की गहराई की माप-जोख करने में असमर्थ रहे हैं। अधिक-से- 
अधिक वे उसे “पादचात्य धारा से प्रभावित गंदा और श्रदलील साहित्य” 
कह कर आत्मसतोष कर लेते हैं । (पृ० ४४५ साहित्य-चितन) 
दूसरे, जोशी जी को उन नये आलोचको” पर भी आपत्ति है जो 
पारचात्य उपन्यासों के नए-नए, छिटपुट (किंतु स्थायी महत्व से 
एक दम रहित) प्रयोगों की ओर आकषित होकर उनके, तथा उन 


( ७७ ) 


परिचित प्रश्न, नए उत्तर [७८ 


१, जोशी जी कला कला के लिए! वाले सिद्धात पर विश्वास 
नहीं करते । वह कलात्मक सौष्ठव के कायल होते हुए भी उपन्यास में 
चित्रित जीवन को अधिक महत्ता देते है ।|## अतैव वह मनोविश्लेषण 
को साध्य नहीं साधन मानते है। विश्लेषण विश्लेषण के लिए नहीं, 
संबलेषण के लिए है--विश्लेषण की परिरित संश्लेषण में होनी 
आवश्यक है। (१० ५८, साहित्य चिंतन) उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुकूल 
जोशी जी ने अपने उपन्यासों मे जीवन गत मूल्यों को महत्ता दी है । 

२. मनोविश्लेषण में विश्वास । इस विश्वास के स्वरूप तथा 
सीमाओं का विश्लेषण निम्न प्रकार पर कय परा का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-८ जज 
जुस्च अन्य उपन्यासकारों को बाई पास या कतरा कर निकल गए हैँ । 
(वही १० ४६) खतरे का पूरा अनुभव करते हुए भी जोशी जी का हंढ़ 
मृत है कि “प्रेमचन्दोत्त र-कालीन हिन्दी-उपन्यास विश्व-उपन्यास-साहित्य 
के एक बहुत महत्वपूर्ण और युग-विवर्तक नए मोड़ की सूचना है ।* 

तीसरे, लेखक को उन कट्टरपंथी प्रगतिवाद्री' आलोचको से भी 
मिला है जो कहते है “साहित्यक विचार-घधाराझओं के रूप मे प्रतिक्रियावाद 
मनोविश्लेषणवाद और प्रयोगवाद का रूप रखकर आता है। इनको 
भी जन-विरोधी सिद्धान्तों के रूप मे देखना चाहिए । (वही पृ० *६ ) 
इस सम्बन्ध में जोशी जी का उचित उत्तर है कि “मतोविश्लेषशवाद 
श्रंतजंगत के क्षेत्र में उसी हद तक प्रगतिशील है जिस. हद तक 
माक्सवाद बहिजंगत मे ।” (वही प्रृ० ५८) 

#&%# कोई उपन्यास चाहे घटनापूर्णा हो, चाहे शास्त और गम्भीर 
विवेचना से युक्त; चाहे उसमे मार्मिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया 
गया हो, चाहे उसे उपाख्यान का छुप दिया गया हो, इन सब बातों से 
कुछ आता-जाता नहीं । देखना यह होगा कि लेखक की रचना ठोस 
जीवन के केन्द्र पर स्थित है या नही, जीवन के सम को छूती है या 
तही और कठोर वास्तविक जीवन संघर्ष के माध्यम से ही रुएणः जीवन 
का उपचार सुझाने में समर्थ है या नहीं । ” (पृ० #८, विवेचना) 


७६] इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त 


[क]| वैयक्तिक तथा सामूहिक मानव के आच रणो तथा बाह्य क्रिया- 
कलापो आदि को समभने के लिए अन्तरजीवन--बल्कि अन्तरतर 
और अंतरतम जीवन--के दन्द्र-चक्र का वैशलेषिक चित्रण झ्रावश्यक है ॥# 
इसी आधार पर उनके उपन्यास्रों में पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक 
अध्ययन मिलता है। 


[ख| उदात्तीकरण मे विश्वास---जोशी जी इन आदिम प्रवृत्तियों 
के वशवर्ती बनाकर मानव को भाग्य-भरोसे या निस्सहाय रूप में 
जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा नही देना चाहते | वरत इन को समझ 
कर---दबाकर नही--सुदिशोन्मुख करने की, मानवीय सस्कृति' के विकास 
के सुन्दर से सुन्दरतर स्तरों की ओर प्रेरित-परिचालित करने की 
सत्प्रेरणा देते है ।## इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण लेखक मानव्रीय 
स्वभाव को मूलतया अ्रपरिवर्तनीय नही मानता । इनके अनेक पात्रों की 
पशु प्रवृत्तियों का विध्वंसक विस्फोट हुआ है कितु जोशी जी ने इन वृत्तियों 
के निर्माणात्मक नियमित प्रस्फुटन की सम्भावनाओों के संकेत भी दिये है,। 


#इस सम्बन्ध में उनका विचार है--मानवता के लिए सबसे 
कल्याणकर उपाय यह है कि वह अपनी उस अज्ञात चेतना के गहरे स्तरों 
में प्रवेश कर के उसके भीतर जड़ जमाने वाली आदिकालीन पशु प्रवृत्तियो 
की छान-बीन और विश्लेषण करे, और उस पातालपुरी की नारकीय 
अध-कारा मे बद्ध उन संस्कारों की यथार्थता स्वीकार करके ऐसी 
तरकीब निकालने का प्रयत्न करे जिससे गलत रास्ते से होकर उन बद्ध 
प्रवृत्तियों का विध्वंसक विस्फोट,न हो ।” (प० १७१, विवेचना) 

॥#॥ सन सामूहिक प्रवृत्तियों को दबाने से काम चलेगा, न उन्हे 
अस्वीकार करते से और न अज्ञात रूप से उनका आकस्मिक विस्फोट 
होने देने से ।” “गलत रास्तो से होकर बद्ध प्रवृत्तियों का विध्वंसक 
विस्फोट. न हो। बल्कि उचित मार्गों से उनका नियमित प्रस्फुटल 
हो । (प० १७१, विवेचना, प्रेत और छाया' की भूमिका) 


८०] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


[ग] व्यक्ति को भूलकर समाज की समस्याओं पर विचार 
नही किया जा सकता । समाज की समस्याओं को सुलभाने के लिए 
उसके मूलाधार व्यक्ति की समस्याञ्रों को समभना आवश्यक हो 
जाता है और यही यथार्थ प्रगति है । 

इनके उपन्यासों में व्यक्ति की समस्याओ्रों में सामाजिक-राजनीतिक 
समस्याओं के बीज देखे गए है । अनेक स्थलों पर इस रूप मे विकास 
भी हुआ है । 

[घ]| अ्रंतरजीवन की प्रगति के साथ बाह्य जीवन कीं प्रगति भी 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इसी श्राधार पर मूल रूप से विषम होते हुए 
भी मनोविश्लेषणवाद तथा मार्क्सवाद परस्पर पूरक है। #ऋस्पष्ट है कि 
जोशी जी मनोविश्लेषणवाद की सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं । 

उनके उपन्यासों में बाह्य आवेष्टन की, उन्‍्मन समाज के दुख 
दारिद्र य, रोग-शोक तथा पीड़न-शोषरणा की उपेक्षा नहीं हुईं है। यही 
नही, यथार्थ-आदर्श, विवेचना-भावुकता, कर्म-विश्वञाम, व्यक्ति-समाज 
आदि का समन्वय भी है । ऐसा करने मे: जोशी जी दुर्बल समकोतावादी 
नही, समभदार समनन्‍्वयवादी है । 

#आप यह निरिचित रूप से समझ रखें कि “व्यक्तिगत जीवन 
की समस्याएं ही संसार के महान राजनीतिक, आथिक और सामाजिक 
चक्रों के बीज-हप---बल्कि मूलगत प्रतीक और आधारभूत सिद्धात--हैं । 
जब तक आप इन व्यक्तिगत समस्याझ्रों के भीतर निहित रूपकों 
में विश्व के विराट बाह्य-जीवन-चक्र की समस्याञ्रों को देखने की हृष्टि 
नही रखेंगे तब तक आप न तो यथार्थ प्रगति के रूप से परिचित हो 
सकते हैं, न स्राहित्य-कला के मूल श्राशों का विकास श्रापके आगे 
भासित हो सकता है।” (पृ० १७२, विवेचना, प्रेत और छाया 
की भूमिका ) 

## बाहरी जीवन' को प्रमति (जिसमें माक्सियन सिद्धांतों के 
अनुसार होने वाली प्रगति भी शामिल है ) अपने झाप में महत्वपूर्ण है, 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [८१ 


[डः] उनके उपन्यासों में यत्र-तत्र फ्रायड, एडलर, युग का प्रभाव 
है । कितु इस प्रभाव को प्रभाव के रूप मे ही स्वीकार करना त्राहिए । 
इन में से किसी एक को, उनकी सम्पूर्ण धारणाओ्ों सहित अपना कर 
वादी' (फ्रायडवादी आ्रादि) बनने का प्रयास जोशी जी ने नहीं किया। 
लेखक ने इन तीनों के अस्त्र, मनोविश्लेषण से काम लिया है, क्योकि 
अन्तजंगत के स्तर-स्तर को खोलने में यह यथार्थररक उपाय विशेष 
सहायक है ।### 





यह मैं मानता हूँ, केवल मानता ही नही हूँ, बल्कि अंडरलाइन' 
करके यह बात कहना चाहता हूँ । पर अतर्जीवतन की प्रगति के साथ 
सामंजस्य स्थापित हुए बिना यह बाह्य प्रगति शुत्य में स्था-त किए 
गए हवाई किलो की तरह ही निष्फल सिद्ध होगी >जैसा कवि आज 
तक होती आई है |” (पृ० १७३,विवेचना', प्रेत और छाया की भूमिका) 


“** सनोविश्लेषणवाद और माक्संवाद में मूल गत वैषम्य है ।... 
पर इस बात को लोग क्यो भूल जाते है कि मूलगत वेषम्य के बावजूद 
दो धाराएं ऐसी हो सकती है जो एक दूसरे की विरोधी न हो कर 
परस्पर पुरक सिद्ध हो सकती है ” “मनोविश्लेषणवाद' अन्तर्जगत के 
क्षेत्र में उसी हद तक प्रगतिशील है जिस हद तक मार्क्सवाद वहिजंगत 
में ।” (पृ० ५५, साहित्य-नचितन', प्रगति की नयी दिशा) 


##% में फ्रायडवाद का समर्थक नहीं हूँ... ....-०«-- फ्रायड का 
मनोविश्लेषण अवचेतना के बहुत ऊपरी स्तर को छू कर रह जाता है 
और गहरे स्तरो के सम्बन्ध में बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है | उसका लक्ष्य 
ध्वंस की ओर अधिक है । निर्माण की ओर नही ।...... «-- फ्रायडवादी 
होना एक बात है और फ्रायडबाद के शस्त्र से लाभ उठाना बिल्कुल 
दूसरी बात । प्रगतिवादी आलोचकों को चाहिए कि इस बहुत बड़े भेद 
को ठीक से समझें. . . . . . .-- (पृ० ५५-५९, साहित्य-चितन) 


ब्द२ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


[व] इनके उपन्यासों मे मनोविश्लेषण का प्रयोग किसी वाद 
या दृष्टिकोण के रूप मे नही, एक शैली के रूप मे, एक ऐसे अस्त्र 
के रूप मे हुआ है जो अन्‍्तर्मन की बुजुवा मनोवृत्ति को चीर कर 
झूंड-खड करने का सफल साधन है ।# 

[छ] मनोविश्लेषण को साधन रूप में अपना कर जोशी जी ने जिस 
उृष्टिकोश से काम लिया है अब हम उसका विश्लेषण करेंगे। 
उपन्यास साहित्य की आलोचना करते हुए जोशी जी ने उपन्यासकारो 
के चरित्र-विश्लेषण करने वाले तीन वर्गों का विज्येष उल्लेख 
किया है । 

(एक) जेम्स जायस और डी० एच० लारेंस का दृष्टिकोश जोशी जी 
को विशेष हानिप्रद जान पडा है । लेखक के अनुसार इन लेखको ने 
मनोविश्लेषण द्वारा नर-नारी के मिश्ुन-संबन्ध के ऊपर से बूर्जुवा 
इृष्टिकोण के भूठझे और ढोंग-भरे पविन्नाचार का सफेद आवरण 
अवश्य हटा दिया, कितु मानवीय पशु पवृत्तियों के उदात्तीकरण का 
प्रयास न करके उन्हीं को लक्ष्य मात लिया--मानवता की अनावृत 
उच्छ खल स्थिति को लक्ष्य बनाकर मिथुनाचार की' प्रवृत्ति को 
आवश्यकता से इतता अधिक महत्व देना आरंभ किया कि उल्टे 
मनुष्य के देनिक जीवन की छोटी से छोटी क्रिया मे--श्कने, खाँसने 
छीकते, उठने. .. . .. में मूल नियोजिका शक्ति केवल सिथुनाचार ही 
जान' पडी । जैसे नेतिक झआतक हानिकारक हैँ--जो मानव की मल 
वत्तियों का दमन करने की प्रेरणा देकर नाना प्रकार के विषेले फोड़ो 
को जन्म देता है--उसी प्रकार उपर्युक्त उपन्यासकारों की वह 
प्रतिक्रियात्मक स्थिति जो मानव को पशु बनाने पर तुली हुई है, भी 
उतनी ही बुरी है। (देखिए १४४-४६, विवेचना) 

# मनोविश्लेषण अपने आप में कोई विशेष वाद नही है, बल्कि एक 
शैली है । इस शैली का उपयोग विभिन्न लेखक विभिन्न दृष्टिकोणों और 
विभिन्न उद्देश्यों को लेकर करते है ।” (पृ० ५६, साहित्य चितन) 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [एरे 


(दो) जोशी जी ने शरत, डास्टोइवस्की आदि उपन्यासकारों के 
हृष्टिकोश को भी अस्वस्थ बताया है जो मानवीय दु्बंलताशों को 
महिमान्वित कर के चित्रित करते तथा उच्छे खल, आलसी, विकारग्रस्त 
“चरित्र हीन' नायकों के प्रति सहानुभूति उभारते हैं। लेखक ने शरत 
के प्रायः सभी प्रमुख उपन्यासों तथा डास्टोइबस्की के पाय और दण्ड' 
की आलोचना द्वारा इन लेखकों के सदोष दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। 
शरत के उपन्यासों की नायिकाएं भी परम्परागत थोथे आदशंवाद की 
लकीर पीटने वाली है । वह पुरुष-समाज द्वारा पीडित-शोषित हो कर 
भी उनकी अनुगत हैं, आहत होकर भी आ'राधक है | जोशी के विचार 
में शरत की नारिया किसी भी रूप में प्रगतिशील नहीं--वह “इस हद 
लक भी अपने विद्रोह को आगे बढाने के लिए तैयार नहीं है कि अत्यन्त 
ओऔचित्यपूर्ण परिस्थिति मे भी विधवा-विवाह को स्वीकार करें।” 
(पृ० १४४, विवेचना) 

(तीन) उपन्यासकारों का तीसरा वर्ग” वह हैं--जिस में जोशी जी 
भी हैं--जो मनोवेश्लेषिक एक्‍्स-किरणों से मानव मन की दुर्बलताओं 
को अनावृत करते हैं कितु न तो उनको महिमान्वित करते हैं, न (पहले 
वर्ग के उपन्यासकारो के समान) उसमे रस लेते हैं। नपु सक रोमाटिक 
भावुकता या अ्रश्न-आविल भावुकता के फेर मे पड़ कर ये पापी के 
प्रति करुणा की दुह्ाई नही देते । भ्रवश्य ही जोशी जी ने भी दुबंल 
अहमन्य-आत्मलीन नायकों को लिया है कितु इसलिए नहीं कि पापी 
के प्रति करुणा के नाम पर, उनकी रोमाटिक पाप-प्रवुत्तियों का 
कूठा काव्यात्मक रूप भड़कीले' रंगों में (चित्रित कर उनकी समाज- 
घाती मनोवृत्ति को छूत की बीमारी की तरह फैलाने में सहायता दें। 
इन का चित्रण यथार्थ आदर्शवादी कलाकार ऐसे निरपेक्ष रूप मे 
करता है (5 पाठक इनके ढोंग भरे झाद्र्श की पोल से भली भाँति 
परिचित हो जाएं। (देखिए पृ० ११० विधवैचना) जोशी जी ने अपने 
सभी उपन्यासों के सामान्य प्रधान उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए 


८४] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


प्रपपी नारी-भावता का भी स्पष्टीकरण किया है । उनके 
प्रनुसार-- मेरे सभी उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के अहभाव 
की ऐकातिकता पर. निर्भय प्रहार करने का रहा है--शुणामयी , 
'संन्यासी', पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, “िर्वासित' इन पाँचों 
उपन्यासों में मै ने इसी दृष्टिकोश को झपनाया है। आधुनिक समाज 
में पुरुष की बौद्धिकता ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जा रही है, त्यो-त्यो 
उसका अहंभाव तीत्र से तीत्रतर और व्यापक से व्यापकतर रूप ग्रहण 
करता चला जाता हैं। अपने इस अहभाव की अस्वाभाविक पूर्ति की 
चेष्टा मे जब उसे पग-पग पर स्वाभाविक असफलता मिलती है, तो 
बह बौखला उठता है और उस बौखलाहट की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
वह आत्मविनाश की योजना मे जुट जाता है। उसकी इस विनाशात्मक 
क्रिया का सबसे पहला और सबसे घातक शिकार वनना पडता है नारी 
को । थुगों से पीड़ित और शोषित वर्ग हैं यह नारी। उसे और भी अधिक 
प्रपीड़ित और अधिक शोषित करने की चेष्टा में श्राज का अहंवादी 
पुरुष बुद्धिवादी भी है, इसलिए अपनी मनोवृत्ति की यथार्थता से बहुत 
कुछ परिचित भी रहता है श्रौर इसी कारण उस के भीतर विस्फोटक 
संघर्ष मचते रहते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि 
उसी विस्फोट के उपादान वर्तेमान युग की बुद्धिवादिनी नारी की 
शोषित अतरात्मा मे भी प्रलयंकर रूप से जुठते चले' जा रहे है--किंतु 
विपरीत दिशा में । अर्थात्‌ भारतीय नारी के भीतर निकट भविष्य 
में जो विस्फोट होगा वह उसकी युग-युग से पीडित ग्रात्मा के प्रचण्ड 
विद्रोह की सामुहिक घोषणा करेगा।” (पृ० १२४) जोशी जी के 
नायकों की अहंमन्यता तथा प्रमुख नारी पात्रों की पुरुष-विद्रोहिणी 
प्रवृत्तियों को उक्त दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसलिए इन 
, के उपन्यास दुखात बने हैं। इनकी नारियाँ पुरुष के प्रति समर्पण में 
ही अपने जीवन का सार-सर्वस्व नहीं समझती और लेखक के 
ग्रनुसार स्वस्थ विद्रोह' करती है। 


इलाचन्द्र जोशी के आधारभूत सिद्धान्त [८५ 


प्राय. नारियों को अत्यन्त करुणाशील प्रदर्शित किया जाता है। 
जोशी जी की नारियाँ भी करुणाशील है परन्तु वह उतनी ही कठोर 
भी है। क्योकि लेखक के अनुसार “जो करुणा हृदय को तत्काल गलाकर 
पीडित को केवल श्ॉसुओं का उपहार देकर ही अपना कत्तंव्य पूरा 
समभती हैं, वह कभी जीवनोपयोगी नही हो सकती । वह न रोगी 
का रोग हरण करने मे समर्थ हो सकती है, त निर्जीव और पुरुषार्थ 
हीन व्यक्तियों को स्वास्थ्य और बल प्रदान कर सकती है / (पृ० ११३ 
विवेचना) वास्तविक करुणा वह है, जो एक सुयोग्य अस्त्र-नविकित्सक 
शरीर के भीतर स्थित घातक ब्रण की चीर-फाड़ कर के रोगी के प्राण 
बचाकर प्रदर्शित करता है। यह क्रिया ऊपरी दृष्टिकोण से अत्यन्त 
निर्मम और निष्करुण जान पड़ती है......... पर सुयोग्य अस्त्र- 
चिकित्सक जानता है कि इस प्रकार की 'नशंसता' चरम परिणति को 
प्राप्त हुई सच्ची और संजीवनी करुणा का' ही कठोर रूपातर हैं । 
(पृ० ११२-११३ विवेचना) जोशी जी ने नारियो को कठोर दिखाकर, 
पुरुषों को अपने काले' कारनामों के कारण जो दुख उठाते दिखाया हैं, 
उसको उक्त आलोक में समझा जा सकता है। 

हमने ऊपर जोशी जी के दृष्टिकोण की व्याख्या के लिए उन्ही की 
उक्तियो का आश्रय लिया है, अपना मत कही-कही--और वह भी व्याख्या 
मे, निर्णय में चनही--प्रयोग किया है। शरत तथा डास्टोइवस्की की 
ओर से भी हम ने कोई तक उपस्थित नहीं किए, क्योकि यहाँ हमारा 
उद्देश्य मात्र जोशी जी के आधारभूत सिंदड्धातो का स्पष्टीकरण 
रहा है। इसी स्पष्टीकरण के हेतु शरत के चरित्र हीन” से हम दो उद्धरण 
देते है जो जोशी जी के दृष्टिकोण के साथ ही कुछ-कुछ शरत के दृष्टिकोण 
को भी स्पष्ट करेंगे । किरणमयी कहती है--यदि अंधा गड़्डे में गिरता 
है, तो लोग दोड़ कर उसे उठाते है। उस के लिए दुखी होते हैं, यथा- 
शक्ति मनुष्य उसकी भलाई की चेष्ठा करता है, कितु प्रेम से अंघा 
होकर जब मनुष्य गड़ढे में लुढ़क पड़ता है, तब उसे उठाने के लिए 


८६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


कोई नही दौडता; बल्कि और भी हाथ-पॉव तोड़-तोड़ कर उसे गड़ढे 
में ही गाड़ देना चाहता है । मनुष्य स्वयं जिस सत्य का श्रचार करता 
है, जरूरत पड़ने पर उसकी मर्यादा नही रखता ।” वस्तुत: शरत इस की 
मर्यादा अवश्य रखते है। किरणमयी के निम्त दूसरे कथन में इन 
दोनों उपन्यासकारों के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण भली भाँति हो 
जाएगा । किरणमयी दिवाकर से कहती है--“खुन के अ्रपराध मे 
जब जज साहब किसी ग्रभागे को फाँसी की सजा देते हैं तब वे विचारक 
है, कितु श्रपराधी के हृदय की दुबंलता का अनुभव कर जिस समय 
वे हल्‍की सजा देते है, उस समय वे कवि बन जाते हैं। इसी प्रकार 
संसार के सामझस्य की रक्षा होती है। इसी प्रकार संसार की भूलें- 
भ्रातियाँ और अपराध असह्य नही होने पाते । कवि केवल सृष्टि ही 
करता हो, यह बात नहीं है, वह सृष्टि की रक्षा भी करता है। जो 
स्वभावत. सुन्दर है उसको और भी सुन्दर बनाकर प्रकट करना 
उसका काम है; जो सुन्दर नही, उसको असुन्दर के हाथों से बचाना 
उसका काम है ।” मानो जोशी जी कवि होते हुए भी कवि कम है, 
विच्ञारक अधिक । और शरत कवि न होते हुए भी कवि हैं । जोशी जी 
एक जज के समान न्याय करते है, श्रपराधी को दण्ड देते हैं--और हम 
समभते हैं कि संसार मे इसकी भी उत्तनी ही आवश्यकता है, नहीं तो 
संसार में उच्छु लता फेल जाए---और शरत कवि की भावुकता से उसका 
उद्धार करते है । एक मे अ्रपेक्षाइंत मस्तिष्क प्रबल है दूसरे में हृदय । 
अन्त में हम जोशी जी के एक ऐसे सामान्य साधन का उल्लेख करेंगे 
जिसे वह अपने उद्देश्य को प्रभावपूर्ण बनाने में काम में लाते हैं। 
वह अपने उपन्यासों मे आतंक तथा मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न 
कर के श्ररस्तू के विरेचन सिद्धान्त को अपना कर चलते हैं। “विवेचना" 
में वह लिखते हैं---“उपत्यास कला में मनोवैज्ञानिकता का एक और उद्देश्य 
माना जा सकता हैं--जो प्राचीन ग्रीक पंडित अरस्तू का भी मत रहा 
है। वह उद्देश्य यह है कि कलाकार 'अपनी रचना में प्रचंड आतंक 


इलाचन्द्र जोशी के श्राधारभूत सिद्धान्त [८७ 


और मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रो के 
मनोविकारो के क्षालन (और स्वभावतः उदात्तोकरण) के साथ ही 
पाठकों के मन पर भी वही प्रभाव डालता है--श्रर्थात्‌ उनके भी 
अपने मनोविकारो के क्षालन और उदात्तीकरण से सहायता पहुँचाता 
है ।” (प० १२२) उन के उपन्यासों में मृत्यु तथा आ्रात्महत्याश्रो के 
यथा्थ-विस्तृत तथा जुगुप्साव्यज्ञक वर्णन उक्त दृष्टिकोश का परिणाम है | 


५ | का लक 
ख. संन्यासी' का उदर्य 

पीछे हम ने जोशी जी के उपन्यासों के जिन आधारभूत सिद्धातो की 
व्याख्या की है उन का सर्वप्रथम सफल प्रयोग सन्‍्यासी में हुआ। यद्यपि 
जोशी जी की यह दूसरी कृत्ति है तथापि उनकी विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व जिस सफलता से इस क्ृत्ति में हुआ है वह 'ुक्तिप्था 
तक और किसी कृत्ति में इतनी सफलता से नहीं हो सका। अतेव 
जोशी जी के सिद्धांतों के प्रमाण स्वरूप हमने सन्‍्यासी को ही 
चुना है । 

मनोविश्लेषण द्वारा व्यक्ति की अहम्मन्य' ग्रात्मघाती तथा समाज 
विनाशी मनोवृत्ति का अ्रनावरण तथा उस पर निर्भेय प्रहार, सन्‍्यासी 
का मुख्य उद्देश्य है । 

अवश्य ही जोशी जी ने मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण के लिए 
नही किया, व्यक्ति की अहवादी एकातिकता के उद्घाटन के साधन 
रूप मे इसका मुख्य प्रयोजन है कितु अपने आप में भी वह इस अर्थ 
में उद्देश्य अवश्य है कि वह शअन्तजंगत का श्रनतुभव कराता है। लेखक 
को यह अभीष्ट है कि वह अन्तर्जगत के उस सत्य का अनुभव करा 
सके जिस का बाह्य जीवन की परिचालना तथा बाह्य जगत की 
व्यवस्था मे बहुत कुछ हाथ है । जोशी जी इसी मनोवैश्लेषिक उपाय से 
मानव-मन के स्तर-प्रति-स्तर को दिखाकर, गाँठ-प्रति-गाँठ को खोल' कर 
यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति जैसे ऊपर है, भीतर वैसा नही है। व्यक्ति 
की वास्तविकता को बाह्य स्तर पर समभने का प्रयास शभ्रातिपूर्ण है। 
नन्‍्दकिशोर देश-सेवक तथा सन्‍्यासी दोनो बनता है कितु वह इस आदर्शमय 
मायावरण के भीतर कुछऔर ही है। इसलिए नदकिशोर ठीक कहता है--- 


(८८) 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [ ८& 


“मैं ने सन्‍यासी का वेश धारण किया है, सन्देह नहीं । पर सनन्‍्यासी मैं न 
कभी था भौर न हूँ ।” (पृ० ७) इसी से भीतर की उपेक्षा कर के, 
मूल मानव-प्रकृति को समझे बिना, मानव के रोगों के जो उपचार 
सुझाए जाते है, नैतिकता के जो नियम बनाए जाते है वह तिरर्थक 
सिद्ध होते है। सन्‍्यासी और शांति दोनो ने मूल मानव प्रकृति की महत्ता 
को स्वीकार किया है । शांति सनन्‍्यासी से अपने भाई की प्रेम कहानी 
का विश्लेषण करते हुए कहती है-- भैया के सदाचार पर मेरा पूर्ण 
विश्वास है और मैं जानती हूँ कि उनका घोर शज्जु भी उन पर यह 
दोषारोपण करने का साहस नही कर सकता कि कीति के साथ उनका 
किसी प्रकार का अनुचित सम्बन्ध कभी रहा। पर दो हृदयों के 
प्रकृतिगत आकर्षण का निवारण करने की शक्ति इस विश्व में कही 
भी है, इस बात पर मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकती । यह आकर्षण 
स॒दाचार और दुराचार से परे है । इस का अनुभव मैं अपने मर्म के अणु- 
परमाणु से कर रही हूँ । इसलिए किस साहस से भेया को इस बात 
के लिए दोष दे सकती हूँ कि कीति के आकर्षण के मोह से वे अपने 
को बचा न सके । ” (पृ० १४७ सन्यासी) यहाँ सन्‍्यासीकार ने व्यक्त 
किया है कि वही नैतिकता वैज्ञानिक हो सकती है जो मानव की मूल 
प्रकृति की उपेक्षा नही करती । इसी तथ्य की उपेक्षा से मॉ-बाप ने दो 
मुल्यवान व्यक्तियों को मृत्यु-मुख में फ्लरॉक दिया। मानव प्रकृति की 
सापेक्षता में ही हमे किसी व्यक्ति को सदाचारी या कदाचारी कहने का 
होसला करना चाहिए । 

नन्‍्दकिशोर ने भी शाति के प्रति अपने प्रेम का विश्लेषण करते 
हुए उन साहित्यकारों की खिल्‍ली उड़ाई है जो स्वर्गीय प्रेम” या 
'संग-रहित निलिप्त प्रेम! की ऐसी मनत-गढ़न्त आदर्श कल्पनाएं करते है 
जो “जीवन की वास्तविक जड़ो को स्पर्श न कर शुन्यलोक के उद्श्ात 
स्वप्तमय संसार मे श्रपने अ्रवास्तविक आदझों का जाल बुन कर 
पाठकों को ऐसे भयंकर धोखे में डाल देती है, जिससे उनकी जीवन- 


६०] परिचित प्रदन, नए उत्तर 


मरण की समस्या हल न होकर अन्त तक विश्राति के चक्कर में गोते 
खाती फिरती है |” (प० १३६ सन्‍्यासी ) 


अन्तर्जगत के महत्व के साथ यह बात भी स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है कि जोशी जी व्यक्ति की महत्ता व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति को भूल 
कर, उस के राग-विराग की उपेक्षा कर समाज की समस्यात्रो पर 
विचार नही किया जा सकता । जोशी जी व्यक्ति से समाज तक बढते 
है । बलदेव की कथा का प्रारम्भ-भन्त उपयुक्त तथ्य की सिद्धि के 


लिए हुआ है । 


बलदेव एक कठोर साम्यवादी है। विवेचना को ययाथता तथा 
मस्तिष्क की बौद्धिकता की उसमें प्रधानता है। शाति गॉधीवादी है 
और उसमे भावुक करुणा तथा हादिकता का प्राच्ुर्य है। बलदेव जाति 
के सम्पर्क मे आता है तो उसकी कठोरता पिघलने लगती है। उस के 
कम्यूनिस्ट संस्कारो मे एक इन्द्र प्रारम्भ हो जाता' है। यही से बलदेव 
की श्रन्तरकंथा प्रारम्भ होती है । शाति के प्रभावस्वरूप अपनी हन्द्रमयी 
स्थिति का विश्लेषण करते हुए बलदेव नन्‍्दकिशोर से कहता है---“श्राधकी 
श्रीमती जी (शांति) ने......आज गाँधी जी के बारे में जो बाते सुनाई 
वे ऐसी मामिक थी कि आज अपने जीवन में प्रथम बार मैं गाँधी जी 
को एक दूसरे ही दृष्टिकोण से समभने के लिए उत्सुक हुआ हूँ। में 
जानता हूँ कि उनकी बातों मे भावुकता की प्रधानता थी और विवेचना' 
का लेश भी नही था। पर आज मैं सोचने लगा हूँ कि संसार मे 
विवेचना ही क्‍या सब कुछ है ? भावुकता क्या कोरी भावुकता है” 
उसमे क्या कोई सार नहीं ? मेरी विवेचता मुझसे भ्रभी तक कानों में 
कह रही है कि भावुकता में कोई सार नही होता"*****पर मेरा हृदय 
कह रहा है कि नही, भावुकता ही मनुष्य को जीवन के ऊंचे आदर्शों 
की ओर खीच सकती है, जीवन के सच्चे मर्म को समझाने में भावुकता 
ही सहायता पहुँचा सकती है, विवेक तो पग-पग पर मनुष्य के विचारों 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [६१ 


की सच्ची प्रगति में श्रपने यथार्थ वाद से विष्न डाले रहने के सिवाय 
उसके और किसी काम में नही आ सकता । मुझ में जो दो विभिन्न 
व्यक्तित्व वर्तमान है...........- ” (पृ० १६९१, सन्‍्यासी) साम्यवादी 
अतिवादिता के कारण बलदेव का व्यक्तित्व एकागी था और श्रब 
विभिन्न विरोधी व्यक्तित्वों मे इन्द्द के कारण, समन्वय-संतुलन के श्रभाव 
मे वह अरशात है। न अ्रतिवाद अच्छा, न हन्द्रमय स्थिति । इसलिए 
जोशी जी ने बलदेव की कथा को वहाँ समाप्त किया है जहाँ उसमे 
ग्रतिवादिता-एकागिता समाप्त हो जाती है। यह बात उल्लेखनीय है कि 
जोशी जी बलदेव के अन्तर्मम का विश्लेषण कर के ही नहीं रह गए, 
उनका विश्लेषण भी मनोवृत्तियों के संश्लेषण य। संयोजन के लिए है । 
जोशी जी ने उन मनोवैज्ञानिक साहित्यकारो से विरोध प्रकट किया है 
जो मात्र विश्लेषण करके ही रह जाते हैं। विश्लेषण संश्लेषण के लिए 
है---इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तथा अन्य कुछ मनोवैज्ञानिक 
साहित्यकारों के सदोष-हृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए जोशी जी ने 
एक विशेष वार्तालाप की योजना की है। जब नंदकिशोर शांति से कहता है 
कि वह मनोवैज्ञानिक हृष्ठि के श्रभाव में बलदेव में उनन्‍्माद के लक्षणों 
को नही देख सकी तब शांति उत्तर देती है--“भनोवैज्ञानिक दृष्टि ! 
0 0 मैं जानती हूँ तुम मनोविज्ञान के बड़े पंडित हो, तुम्हारा 
विभिन्न विषयों का अध्ययन भी खूब बढ़ा-चढा है। इस अध्ययन के बल 
पर तुम जिस को चाहो पागल या मूर्ख सिद्ध कर सकते हो, यह तुम्हारे 
समान' मनोवज्ञानिकों के बाएं हाथ का खेल' है । पर एक बात में कहे 
देती हँ---तुम जैसे पण्डितो ने मनुष्य की मनोवृत्तियों को खण्ड-खण्ड 
करके विभाजित करना ही सीखा' है, इस बात पर ध्यान देना नहीं 
सीखा कि विभाजन से नही, बल्कि विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों के संयोजन 
से ही मानव स्वभाव कौ महत्ता प्रतिष्ठित हुई है। अश्रगर मनोवृत्तियों 
के विश्लेषण से ही मनुष्य का यथार्थ स्वभाव जाना जा सकता है, तो 
इस कसौटी पर तुम भी पागल सिद्ध किए जा सकते हो,... (प० २२८) 


६२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


अब हम बलदेव के मत की उस संश्लिष्ट स्थिति को लेंगे जहाँ 
संतुलन पाकर बलदेव उपन्यास के रंगमंच से हट जाता है। 
अन्तिम बार नन्‍्दकिशोर शान्ति के बारे मे पूछने के लिए बलदेव से 
मिलता है। तब बलदेव शांति को भूरि-भूरि प्रशस्ति देता 
हुआ अ्रपत्ती उस इन्द्मयी प्रन्तकंथा की समाप्ति की घोषणा 
करता है जो पहले शाति के सम्पर्क में आने पर प्रारम्भ हुई थी । 
वह कहता है--( जाति से प्रभावित होकर ) मेरे भावुकता 
रहित हृदय में प्रथम बार एक ऐसी टीस उठी जिसने विश्वनारी के 
प्रति एक अ्रवर्णतीय श्रद्धा की हिलोर से मुझे प्लावित कर दिया। में 
कृतार्थ हो गया, मेरे जीवन के सब श्रभावों की पूर्ति हो गई। मेरा' 
अविश्वासी नास्तिक मन नारी की अनन्तव्यापी महिमा का जयगान गा 
उठा । मेरा कठोर पौरुष पिघलकर उस विश्वजयी महिमा के प्रति 
अविरल घारा से पुलक-अजलि प्रदात करने लगा। यही कारण है, 
मित्र, कि आज पूर्ण रूप से प्रगतिशील बनने मे मुझे हिमालय पर्वत 
की तरह झटल और भ्रविचल' बाधा का' सामना करना पड' रहा है। 
में क्या था, क्या होना चाहता था और क्या हो गया । कठोर मार्क्स वादी 
होने पर भी में आज प्रगति-पंथियो का साथ ठीक वरह से नही दे पाता' 
हैँ। भावुकता का एक उद्ेल प्रवाह मेरे शुप्क हृदय' मे एक बाढ़ सी 
पाकर मुभे बहाए लिये जाता है । में इतना दुर्बंल हो गया हूँ कि उस 
बाढ के वेग का प्रतिरोध नहीं कर पाता । पर इस दुर्बलता मे कितनी 
अधिक सबलता, कंसी स्वास्थ्यप्रद अनुभूति छिपी है, यह मैं संसार 


को कंसे समभाऊँ ।” (पृ० ४२८, सन्‍्यासी) बलदेव के इस कथन' में 
जोशी जी का अपना दृष्टिकोर व्यक्त हुआ है । जोशी जी ने 'साक्सवाद' 
या प्रगतिशीलता' का तिरस्कार नहीं किया, परिष्कार किया है, उसके 
एकाग्रीपन को पूर्ण किया है। और इस समन्वित स्थिति का विश्लेषण 
निम्न प्रकार से हो सकता है-- 


सनन्‍्यासी का उद्देश्य [६३ 


बलदेव की समल्वित स्थिति ८ 
बलदेव की पूर्व स्थिति--शझाति के प्रभाव-तत्त्व 


१. बहिमु खता -+ अन्तमु खता 
२. कठोरता -+- कोमलता 
३. विवेचना -+ भावुकता 
४. यथार्थ + आदर्श 

५ मस्तिष्क न+ हृदय 

६. माकक्‍्संवाद -+ गॉधीवाद 


७. रैंडिकलिज्म -+-+ कल्चर 

बलदेव एक ऐसे मतवाद का प्रचार करना चाहता है जो आदर्श 
होकर भी वास्तविकता से सम्बन्धित हो, 'रेडिकलिज्म” का पोषक होने 
पर भी सदियों के अनुभव से विकास-प्राप्त कल्चर को युगीन 
आवश्यकतानुसार संशोधित कर के, भ्रपना कर चले । (देखिए पृ० ४२०) 

ये परस्पर विरोधी मत संयुक्त रूप मे नहीं चल सकते--जोशी जी 
इस शंका को समभते थे जो नन्‍्दकिशोर द्वारा प्रकट भी हुई हैँ--- 

“डुइ न होहि इक संग भुआ लू, हँसब ठठाइ फुलाउब गालू” 

बलदेव पू जीवादी सभ्यता द्वारा पुष्ट सदियो से प्राप्त आचार-विचार 
को जड़ से उखाड़ फैकने से सहमत नहीं और नन्दकिशोर को अपने 
मत का स्पष्टीकरण करता है--मे 'रेडिकलिज्म” का ग्रर्थ समभता हूँ 
ट्रेन्सवेल्यूएएन आफ आल वेल्यूज---सदियों के अनुशीलन से “कल्चर 
के जो तत्व संसार मे प्रतिष्ठित हो पाए हैं, उन सब को परिवर्तित 
और परिसंस्कृत रूप मे जन-साधारण के आगे रखना, ताकि वर्तमान 
थुग की साधारण जनता की मनोवृत्तियों का जो नवीन विकास शीक्ष 
गति से भविष्य की ओर अग्रसर होता जाता है उसके साथ उन 
तत्वों का एक ऐसा रासायनिक सम्मिश्रण हो जाय जो युगों के प्राचीन 
संस्कृति-तत्वों के बीजों की रक्षा पूरी तरह से करता हुआ' नवीनता' के 
साथ उनका चिर-सम्बन्ध स्थापित कर दें।” जोशी जी पर अपने 


8४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


पहले लेख में हम स्पष्ट कर छुके हैं कि उन का विचार है कि 
“मलगत वैषम्य के बावजूद दो घाराएं ऐसी हो सकती है जो एक दूसरे 
की विरोधी न हो कर परस्पर पूरक सिद्ध हो सकती हैं। मनोविश्लेषण 
अन्तर्जंगत के क्षेत्र मे उसी हद तक प्रगतिशील है जिस हद तक माकक्‍्सेवाद 
बहिजंगित मे ।” (पुृ० ४८, साहित्य चिंतन) सारतः जोशी जी 
समन्वयवादी हैं तथा श्रन्तर्बाह्मय विकास के समर्थक है । वह प्रगतिवाद 
या मार्क्स वाद को भी देश की सचित संस्कृति तथा मोलिकता के भीतर 
समाहित करके स्वागत कर सके है । 

जोशी जी के 'मुक्तिप५' मे उक्त उद्देश्य को चरम परिणति मिली है । 
बह लिखा ही इसी उद्देशय से गया है। 'मुक्तिपथ' से 'सन्‍्यासी” उपन्यास 
की शाति की उस भावुकता का भी स्पष्टीकरण होता है जिससे बलदेव 
विशेष प्रभावित हुआ है। 'मुक्तिपर्थ' में 'सन्‍्यासी” का बलदेव क्रातिकारी 
साम्यवादी राजीव है और सुननन्‍्दा मानो शाति का ही प्रतिरूप । अरब हम 
मुक्तिप्थ के आधार पर सन्यासी को समभाने का प्रयास करेगे । 

दोनों उपन्यासों में जोशी जी ने विश्व की विडम्बना पूर्ण खोखली 
स्थिति का उल्लेख किया है ।# व्यक्ति भौर समाज दोनो में विरोधी वृत्तियों 
का सघर्ष है। सर्वत्र अज्ाति का प्रसार है । क्रातिकारी राजीव ने संसार 
के लिए 'मुक्तिपथ' का संघात किया है। उस के अनुसार “श्रम ! केवल 
श्रम ! जीवन के रुद्ध स्रोतों को प्रवाह और गति दे सकता है।" 
(१० ४११, मुक्तिपणथ) राजीव नितात बाह्य जगत का प्राणी है और 
फावड़ों और हथोड़ों के संगठित श्रम से' वह प्रगति करना चाहता है। 
वह भाव-जगत में मग्न होना निष्कर्मण्यता समझता है | राजीव ने जिस 
सुनंदा का उद्धार किया था, भ्रब वही उसका विरोध करती है। सुनंदा 
_के भ्रनेक कथनों की कुछ सारपूर्ण पंक्तिया इस भ्रकार हैं अनेक कथनों की कुछ सारपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

# कसे विचित्र युग मे हम लोगो ने जन्म लिया है भाई साहब ! 
नम दलितों की दीनता और निर्धनो की पराधीनता के विरुद्ध 
जैसी जबर्दस्त आ्रावाज इस युग में उठाई जा रही है, वैसी शायद ही 


सनन्‍्यासी का उद्देश्य [६५ 


१. “भ्रन्तजंगत के सुख-दुख, स्नेह-प्रेम, राग-विराग, हास और 
रुदन, संवेदद और अनुभावना की प्रवृत्तियो की नितात उपेक्षा करके 
केवल बाहरी योजनाओ की सफलता और बाहरी व्यवस्था के ध्येय की 
पूति के उद्देश्य से ही मानवीय जीवन का अस्तित्व मात कर चलना 
जाग्रत जीवन-चेतना से फड़कते हुए मनुष्यों का काम नही है। यह 
केवल यंत्र-परिचालित मनुष्यों का काम है...” (पूृ० ४०७, मुक्तिपथ) 
बलदेव, शाति की जिस' भावुकता से अभिभूत है उसका स्पष्टीकरण 
सुनंदा की उपयु क्‍त पक्तियों मे है । 


२. “क्या ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि मनुष्य, 
मनुष्य की तरह ही--बल्कि उससे भी उन्नत झौर सुसंस्क्ृत--अरन्तर्जगत 
को अपनाने के साथ ही समानानन्‍तर रूप से उस महान योजना की ' 
सफलता की ओर बढ़ता' चला जाय ? यदि ऐसा सम्भव नही तो उसकी 
सारी बाह्य प्रगति का मुल्य ही क्या रह जाएगा । यंत्रचालित कठ-पुतलों 
के प्रयत्नों से जो महाव्यवस्था काीयम' होगी उससे मानवीय सस्क्ृति 


पहले किसी युग में उठाई गई हो । साथ ही धन के वैभव के प्रति 
मस्तक नत करने की दास-प्रवृत्ति जिस हद तक इस थुग के बने हुए 
नेताशों के भीतर पाई जाती है वह अतुलनीय है......... इस युग में 
एक और साम्यवाद का आदशे चरम सीमा तक पहुँचते जा रहा' है, 
ओर दूसरी ओर उसके पास ही फासिज्म उगद्रतम रूप धारण करके 
अपने कराल जबड़ों को दिखाता है । एक ओर संसार में सर्वत्र शाति 
की पुकार मची हुई सुनाई देती है, दूसरी ओर युद्ध की पैशाचिक 
प्रवत्ति ......... सभ्यता और संस्कृति का जैसा दप इस युग' के विश्व 
नेताओं की बातो से प्रकट होता है वह किसी से छिपा नहीं, पर साथ ही 
नग्न बबरता को इस युग के लोगों ने जिस हुद॒ तक अपनाया है, वह 
भी अभूतपूर्व है। ...सारे वातावरण में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों काः 
घोर सघर जारी हैं । (प० १६९२-६३, सन्यासी बलदेव के शब्द' 


8६ | परिचित प्रइन, नए उत्तर 


के महात्‌ विकास की आशा करने के बरोबर मूर्खता दूसरी क्‍या हो 
सकती है यह मैं नहीं जानती ।” (पृ० ४०८) 

३. श्रन्तरराष्ट्रीय आरथिक-राजनीतिक व्यवस्पाओं के असंतुलन 
से जिस व्यापक विनाश की सम्भावना हो रही है उसका' ध्यान दिलाते 
हुए सुनंदा राजीव से कहती है ---भ्राप यदि कोई ऐसी विश्व योजना 
चाहते है जो सम-श्रम द्वारा सच्चे श्र्थों मे सम-कल्याण और स्थायी 
शाति की स्थापना करने मे सफल हो तो बाहर के पाथिव जीवन के 
विकास के साथ भीतर के भाव-जीवन के विकास की ओर भी उतना 
ही सचेष्ट रहे ।” (प० ४१२) 

४. आप श्रम--केवल श्रम, और उसके द्वारा मुक्ति---केवल 
मुक्ति चाहते है। मैं जीवन मे श्रम भी. चाहती हूँ श्र विश्राम भी, 
मुवित भी चाहती हूँ प्रौर बंधन भी । उस श्रम का क्‍या महत्व जिसके 
सुख का अनुभव विश्वाम के एकांत क्षणों मेन किया जा सके। उस 
मुक्ति का क्‍या मुल्य जो सहस्त्रो बंधनों के बीच में अपना आभास न 
दे सके ।” (पृ० ४१४, मुक्तिपथ) 

अतेव 'सन्यासी और “मुक्तिपर्था -मे क्रमश: बलदेव-शाति तथा 
राजीव-सुनंदा की कथा-परिणति से एक ही बात ध्वनित होती है कि 
ग्रन्तर्बाद्य विकास' के बिना संसार का कल्याण अ्सम्भव है--जब तक 
राजनीति और संस्कृति, विज्ञाब तथा कला, मस्तिष्क तथा हृदय, , 
विवेचना तथा भावुकता का समान विकास नहीं होगा तब तक सच्ची 
प्रगति सम्भव नही । 

हम यह पहले लिख चुके हैं कि सन्‍्यासी उपन्यास का मूल उद्देश्य 
एक शअ्रहंवादी व्यक्ति को सामने लाकर उसके घातक परिणामों से 
समाज को सचेत करना है। प्रारम्भ से ही नंदकिशोर में ऐसे संस्कारों 
का उल्लेख किया गया है जो उसके अ्रह के पोषण मे सहायक होते हैं । 
वह प्रारम्भ में ही 'अ्रप्राकृतिक-अव्यावहारिक श्रानंदमय संसार में विचरता 
रहा । (पृ० ६) उसने वह दुख तनिक भी न सहा जो सहानुभूति तथा 


सनन्‍्यासी का उद्देश्य [९७ 


समता की भावनाओं का पोषण करता है। नंदकिशोर अपने स्वभाव 
का परिचय देता हुआ कहता है--'असल बात यह थी कि सारी 
यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र अथवा श्रध्यापक के साथ मेरी प्रकृति का 
आन्तरिक सयोग कभी नहीं रहा। मैं ने आज तक कैसा एकांकी 
जीवन बिताया था, यह सोचकर मै स्वयं स्तम्भित रह गया और मेरी 
रीढ़ से होकर एक आतक की ठडी लहर दौड गई। अपने वाह्य रूप 
में बहुतो से मिला रहता था, पर मेरी अन्त प्रकृति बिल्कुल संगीहीन 
विजनवासी और निपट अकेली थी” (पृ० ८३-८४) यही कारण है कि 
वह स्वीकार करता है वह किसी को भी मित्र न बना सका, उमापति 
को भी परम प्रिय सगी समभने का दिखावा था। (प० ८३) आगे नदकिशोर 
की अहंवृत्ति का परिचय आगरा मे जयंती के घर में मिलता है। 
नंदकिशोर आगरा से चलते समय अपनी बड़ाई दिखाने के लिए बच्चों 
को एक-दो नहीं, पच्चीस रुपए देता है | ये रुपए जब लौटा दिए जाते 
हैं तो अभ्रपमान की वेदना उसके सारे सिर में कनभना उठती है, और 
वह इन नोठों को फाड़कर ही अयने आहत सम्मान को तृप्त करता है । 
शाति के सम्पर्क मे आने के बाद बलदेब प्रेम का त्रिकोण-स"” उपस्थित 
कर देता है । वस्तुतः अ्पनो अहवबृत्ति के कारण वंदकिशोर को बलदेव- 
शाति के आचरणो से शका होने लगती है। शांति के लष्ु-सरल 
व्यवहारों में भी वह कुटिलता का आभास पाने लगता है। उस समय 
अपनी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह कहता है---'शाति 
ने यदि कुछ प्रसन्न चित्त से बलदेव की चर्चा चलाई, तो इस बात से 
मुभे बुरा लगने का कारण क्या था ? मैं बलदेव को पहुँचाकर वापस 
आया, और शाति ने यदि पूछा कि मैं उसे कहाँ तक पहुँचा आया, 
तो इस मे कौन सी ऐसी बात थी कि मैं खिन्च हो गया ? हाँ, उसने यह 
भी कहा कि वह बुरा आदमी नही मालुम होता भर मेरी बात से उसे' 
बलदेव के सम्बन्ध में भ्रम हो गया था | तो इससे क्‍या हुआ ? इससे 
यह सिद्ध हुआ कि वह बलदेव के व्यक्तित्व से आकर्षित हुईं है। तो 


हद] परिचित प्रइव, नए उत्तर 


भी हज क्या हुआ ? हर्ज यह हुआ कि मेरे प्रति श्रब॒ उसका प्रेम... 
उसकी श्रहंवृत्ति उसे सदा दन्द्रग्रस्त रखती है, अतेव उसे संतुलन के 
अभाव मे कभी शाति नही मिल सकी । 

दाति के बाद नंदकिशोर जयती के सम्पर्क में आता है। उसकी 
रहस्यमयी स्वाभिमानी प्रकृति-- जिसका परिचय उसने कुछ आगरा मे 
और बाद में शिसला में पाया था--नंदकिशोर को अ्रखर उठती है। 
अतैव वह जयंती से विवाह करता हे इसलिए नही कि अपने एकागीश 
जीवन की अपूर्श ता को पूर्ण करे बल्कि जयती के दुर्दगनीय गर्दे को अकारण 
ही दुर-चूर करने की प्रतिहिसापूर्ण भावना से ।” (प० ३५२) अ्रहंवादी 
व्यक्ति कामायनी के मनु के सगाव सदेव चाहता है कि सभी उसी थी 
चिता का भार वहन करे । जिस पर वह अधिकार चाहता है, सम्पूर्ण 
रूप से अधिकार चाहता है। वह दूसरे के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को सहन 
नही कर सकता । वह सम्पूर्ण झत्म-समर्पण चाहता है। श्रपनी सत्ता 
के सामने वह किसी की वैयक्तिक सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता । 
दूसरे अहुबूत्ति उसे अविश्वासी बना देतीं है। संतोष-विश्वास का चैन 
उसे नही मिलता । यह आत्मरति ऐसा भयकर रोग है जो स्वयं व्यक्ति 
को भी जलाता है और समाज का, जिस-जिस के सम्पर्क में आता है 
उसका, भी विनाश करता है। पुरुष की श्रहु॑वृत्ति का सर्वाधिक 
शिकार नारी को बनना पडा है। जयंती ने लदकिशोर की हृष्ठटि से 
एक अहंथादी पुरुष की झ्ात्मवाती तथा समाजघाती प्रवृत्ति का गम्भीर 
विश्लेषण किया है। वह नंदकिशोर से|कहती है--/. .....श्राप मे बहुत 
से अच्छे गुण हैं, कुछ गुण तो असाधारण है”...पर आपके स्वभाव 
में एक बड़ा भारी दोष है [......कि झ्राप बड़े श्रहंवादी हैं। आपका 
अहंभाव हद दर्जे तक आगे बढ़ा हुआ है । यह एक दोष आप मे ऐसा 
जबरदस्त हैं, जो कभी-कभी आपके सब गुणों को ढक देता है। केवल 
यही नहीं; इसके कारण आपके जीवन में श्रकसर अरद्यति और बेचनी 
छाई रहती होगी । ऐसा मेरा विश्वास है।” (पृ० ३७६९-८०) .....- 


सन्यासी का उद्देश्य [६६ 


“इस अहंभाव की तृप्ति के लिए आप चाहते हैं कि जिस स्त्री से आप 
का सम्बन्ध हो वह पूर्ण रूप से आपकी हो कर रहे, उसका कुछ भी. 
स्वतन्त्र रूप से अपना रहने को न रहे; उसका शरीर, उसका मन 
उसकी प्रत्येक वासना, प्रत्येक कामना, आपकी इच्छा की बलि हो! 
जाए, उसके भीतर छिपी हुई कोई गुप्त से गुप्त प्रवृत्ति उसकी अपनी 
हो कर न रहे; वह सब कुछ बिना किपी अ्समझस के आपके पैरो तले 
समर्पित कर दे । सीता के युग से पौराणिक काल में, यह प्रकृति- 
वरुद्ध बात भले ही सम्भव रही हो, पर किसी भी वास्तविक युय में 
यह सम्भव नही हो सकती ।” (पृ० ३८१) 

नदकिशोर की अहवृत्ति जिस सामाथिक समस्था-नारी समस्या 
“की जन्म देती है, वह भी सन्‍्यासी उपन्यास का एक प्रमुख उद्द श्य 
है । इसलिए युगीन नारी की विद्रोहिणी प्रकृति का परिचय जयती के 
उक्त कथन से मिल जाता है । जोशी जी मानों कहना चाहते है कि 
वह युग और था जब नारी पुरुष के अह को सहन कर सकंती थी ॥९ 
नारी के उदबुद्ध आत्मसम्मान तथा पुरुष के उद्धत अहं की परम्परः 
जयंती ने राम-सीता के युग तक खोजी है । और आज के थुग में उस 
परम्परा का उमग्रतम रूप दृष्टि मे आ रहा है । जयंती कहती है--सीता 
का आदश चरित्र वास्तविक रहा हो चाहे न रहा हो, पर नारी जाति 
ने एक वास्तविक बात की शिक्षा उससे अ्रवध्य पाई है । वह यह कि 
चाहे वह अपना मन और प्राण पूर्ण रूप से पुरुष को समर्पित कर दे, 
तो भी पुरुष के श्रह भाव को सन्तुष्ट करने में वह समर्य नहीं हो सकती १ 
पुरुष इसके बाद 'कूछ और चाहता है, और शअ्रगमर इस कुछ झीर॑ 
को भी वह किसी असम्भव और अलौकिक उपाय से प्राप्त कर ले, 
तो वह फिर कुछ और' चाहेगा । सीता को अपनी भूल बाद मे मालुम 
हुई थी । और जब मालूम हुई, तो उसके नारीत्व का आत्मसम्भान्‌ 
जाग पड़ा, और तब उसने राम को आत्म-समर्पित करने की श्रपेक्षाः 
पृथ्वी के विवर में समा जाना अधिक उचित समझा । आप में भी 


१००] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सनातन पुरुष के सभी उच्च कोदि के दोष वर्तमान हैं। और इन 
दोषों मे सब से बढ कर वह है जो मै पहले बतला चुकी हँ--अहंभाव 
की ज्वाला बुझाने के लिए प्रकृति के सब तत्वों को (जिसमे स्त्री भी 
एक है) पूर्ण रूप से होम करने की प्रबल आकाक्षा । पर इस अश्राकृतिक 
आकाक्षा की तृप्ति कभी सम्भव नही है, इसलिए आपके मन में अशाति 
और असतोष के भाव सदा बने रहेगे, और जिस-जिस के संसर्ग मे 
आप रहेगे उसके जीवन में भी आप की बेचेनी के बीज चले जावेगे ।” 
[पृ० ३०१) सनन्‍्यासीकार ने नन्‍्दकिशोर के श्रह का सामानन्‍्यीकरण कर 
दिया है श्र पुरुष के अहजन्य नारी-दुरशा का व्यापक परिचय दिया 
है। अन्त में जयंती को भी आत्महत्या करनी पड़ती है । इसका कारण 
भी जयंती-कलाश मे पारस्परिक प्रेम का, अनुचित व्यवहार का 
नदकिशोर की ओर से सनन्‍्देह किया जाना था। जोशी जी ने जयती 
की आत्महत्या का भी सामान्यीकरण किया है। पुरुष के श्रह जन्य 
दुव्यंबहार से तम आाकर श्रनेक स्त्रियाँ आत्महत्या कर लेती है। 
जिपाठी जी की बहू जयती से बताती है कि किस तरह उसका तथा भ्रन्य 
अनेक स्त्रियों के पति अ्रह॑ जत्य सन्देह वृत्ति के कारण घर के बाहर 
ताला लगाकर काम-धन्धे को जाते है। एक मास्टर की नवविवाहिता 
पत्नी की आत्महत्या का आतंककारी वर्णन भी उससे किया जिस से 
जयंती को फिट आ जाता है |# (पृ० ३७४-७५) 

# जयती और इस मास्टर की पत्नी की आत्महत्याओ का यथार्थ 
जुगुप्सा' व्यज्ञक वीभत्स चर्णान किया गया है। किस प्रकार श्रपने शरीर 
पर तेल छिड़क कर, आग लगा कर उनका अंग प्रत्यंग जलता है, का 
आंतककारी वशाव हुआ है। भारतीय काव्य-शास्त्र में ऐसे प्रप्रित्र 
प्रसगो के ब्यौरेवार वरणुनों को ठीक नही समझा जाता । किंतु जोशी 
' जी अरस्तू के विरेचन सिद्धांत से प्रभावित हैं---“रचना में प्रचण्ड 
आतंक और मामिक करुणा का वातावरण उत्पन्न करके अपने पात्रों 
के मनोविकारों के क्षालन (और स्वभावतः उदात्तीकरण) के साथ ही 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०१ 


इस प्रकार पुरुष के श्रह के वत्च विध्वंत्कारी परिणामों को दिखा 
कर जोशी जी ने पाठक़ो के मन में श्रभीष्ट सवेदनाएं जगाने का सफल 
प्रयास किया है। 


यहाँ यह लिख देना श्रावश्यक है कि जोशी जी मानव स्वभाव को 
अपरिवर्ततीय नही मानते । उनका उदात्तीकरण में, मूल वृत्तियों के 
उन्नयन से, विश्वास है । वह चाहते है कि ये वृत्तियाँ हमे परिचालित 
»न करे, हम इन्हे परिचालित करे। अवश्य ही इन बृत्तियो का दमन--- 
जो और भी घातक है---नही हो सकता, कितु उन्नयन हो सकता है, तिरस्कार 
नही, परिष्कार हो सकता है । इन का पयुत्थान, या उन्नत मार्गो की 
ओर नियोजन सम्भव है । श्रतेव अह जो एक प्रबल शक्ति है---से विनाश 
ही नही निर्माण भी हो सकता है। नन्‍्दक्िशोर यही लक्षित कर के 
स्वीकार करता है-- “यदि मेरे भीतर की दानवी दहक्ति उचित मार्ग 
पर चलती, तो मै या तो पुरातत्व अथवा इतिहास के क्षेत्र में क्राति 
मचाता, या समाज-सुधा रक अथवा देशोद्धारकः बनकर एक मान्य नेता 
के पद का प्रयासी होता । ऐसा होने से--मेरे भीतर के धुएँ की और 
आग की ज्वालाशों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाने से-- 
मेरे जीवन मे स्थिरता आ जाती । पर उस आझाग और धुए के बद्ध 
रहने से मैं केवल अपनी अन्तरात्मा को जलाने और धु धलके से ढकने 
में समर्थ हुआ; ज्वालाकण मेरे ही भीतर बिखर कर रह गये। फल 
यह हुआ कि मेरी दः्ध आत्मा जहॉ-जहाँ भी श्रपना हाथ डालती 
थी, वही विध्वंस की सम्भावना मुझे दिखाई देती थो ।” (पृ० ३५४) 





पाठकों के मन पर भी वही प्रभाव डालता है--अ्रर्थात उनके भी अपने 
मनोविकारों के क्षालन और उनच्नतिकरण में सहायता पहुँचाता है।” 
(प० १२१-२२, विवेचना) जोशी जी के अनुसार उपन्यासकला में 
मनोवैज्ञानिकतता का एक उक्त उद्देश्य भी माना जा सकता है | 
(पृ० १२१, विवेचना) 


2०२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


लेखक ने सन्‍्यासी उपन्यास को सुखात नहीं बनाया । नंदकिशोर 
जाति से पुतमिलन चाहता है कितु शाति उसको तथा श्रपने पूत्र को 
छोड़कर किसी अज्ञात दिशा में चल देती है। उपन्यास के श्रत में 
नंदकिशोर को प्रायश्चित की अग्नि में जलते प्रदर्शित किया गया हैं 
और वह स्वीकार करता है--“मैं उन दोनों (पृत्र-पत्ती) के अभाव का 
अनुभव कर रहा हैँ और सम्भवतः जीवन भर करता रहूगा।” (पृ० ४६१) 
इस उपन्यास को दुखांत बनाने का कारण है जोशी जी की क्रातिकारी 
नारी-भावना । लेखक शाति को कामायनी की श्रद्धा नहीं बनने देता 
जो अइ्ंवादी मनु को क्षमा कर उसका उद्धार कर देती है। जोशी जी 
नंदकिशोर जैसे घोर व्यक्तिवादी और समाजघाती चरित्रो--जोशी जी 
के शब्दों मे सामाजिक धुमकेतुश्रों--को शिक्षा देना चाहते है । जोशी जी 
के विचार मे ऐसे खतरनाक जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित कर, उनके 
कुक्वत्यों और कृप्रवृत्तियों की सफाई देकर या यह संकेत कर कि अपने 
छूरिंतत पतन में भी वे महाव्‌ है, एक श्रत्यन्त संकीर्ण तथा असामाजिक 
दृष्टिकोण है। अतेव अहंवादी व्यक्तियों पर निर्भय प्रहरण के हृष्टिकोण 
में नंदकिशोर को चिर दुखी प्रदर्शित किया है| शांति के रूप में जोशी जी. 
नारी के विद्रोह को व्यंजित कर रहे है और यही वह सभी नारियों 
से चाहते है। उन्होंने नारी को नारी के दृष्टिकोश से देखा है, 
पुरुष के दृष्टिकोश से नहीं । शांति के चरित्र गठन मे जोशी जी का 
अह विश्वास काम कर रहा है कि “वास्तविक अर्थ में नारी की आत्मा की 
अुर्ण स्वतन्त्रता का आदोलन भारत में जैसा भीषण रूप धारण करेगा, 
वैसा संसार ने आज तक किसी युग में कही न देखा होगा ।” (प० १०५, 
विवेचना) इसका कारण यह है कि यहाँ सदियों से पुरुष समाज ने 
दारुण अत्याचार किए हैं ओर अरब उस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
विद्रोहपूर्ण होगी । लेखक ने नारी में--जो शाति में भी है--त्याग- 
करुणा के मूल गुणों की रक्षा करते हुए भी, उसे नृतन नैतिक मूल्यों की 
ओर जागरुक करने का आदर्श रखा है | 


सनन्‍्यासी का उद्देश्य [१०३ 


सारतः सनन्‍्यासी उपन्यास के मुख्य' उद्देश्य हैं--- 


१. 


र्‌. 


३. 


डे, 


है 
६६ 


अह भावना पर प्रहार करना 

अन्तमंन के सत्य को महत्व देना 

मनोविश्लेषणात्मक साहित्यकारों के लिए मनोविश्लेषण के 
आदरों प्रस्तुत करना । (विश्लेषण, संबलेषरं) के लिए है आदि) 
मानव-समाज की अन्तर्वाह्य प्रगति के लिए विरोधो के 
समन्वय में विश्वास प्रकट करना 

नारी दु्दंशा को सामने लाना 

परम्परामुक्त नारी भावना का निर्माण करना 


अब हम इस उपन्यास के कतिपय गौर उद्देश्यों की चर्चा करेगे। 
ये गौण उद्देश्य प्रसंगवश आ गए है । उपन्यास के पात्र समाज तथा 
किन्‍्ही परिस्थिति विशेष मे रहते है । अतैव पात्रों की प्रतिक्रियाओं के 
माध्यम से भी उदहदं श्य व्यक्त हुआ है । ये गौर उद्देश्य है-- 


१. 


(2 ही कू दृग दृद ह& ७ दुण 


विवाह समस्या 

धारभिक संकीर्णाता को दिखाना 

छुआ्नाछुत पर व्यंग्य 

जाति-पॉति समस्या की ओर इंगित करता' 
तथाकथित सभ्यता पर व्यंग्य 

शिक्षा प्रशाली के दोष दिखाना 

बेकारी की भीषणता दिखाना 

तथाकथित नेताओं का पर्दाफाश' करना 
जुआ खेलने की बुराई दिखाना 


दाति ने अपने भाई की प्रेमकथा के करुण अन्त का जो मार्मिक 
वर्णन किया है, उससे विवाह समस्या की ओर संकेत मिलता है। लड़के 
लड़की की इच्छा के विरुद्ध, उनके परस्पर प्रेम की उपेक्षा करके, जब 
लड़की का विवाह अनिच्छित पात्र से कर दिया जाता है, तो दो मुल्यवान' 
जीवो की हत्या हो जाती है--लड़की आत्महत्या कर लेती है और 


१०४] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


लड़का रोग-ग्रस्त होकर मर जाता है। इसका कारण यह था कि सनातनी 
होने की धार्मिक कट्टरता के कारण लड़की का पिता अपनी लड़की का 
श्रार्यसमाजी पात्र से विवाह कर देने का इच्छुक नहीं था । 


नन्‍्दकिशोर का भाई जाति-पॉति की दुह्ाई देकर समभाता है कि 
यदि उसने विजातीय शाति का साथ न छोड़ा तो उसकी लड़कियों 
का विवाह न हो सकेगा और वे जाति-बहिष्कृत कर दिए जाएंगे--- 
उनकी सारी सामाजिक स्थिति नष्ठ हो जाएगी। (पृ० २७१) 

ननन्‍्दकिशोर तथा उमापति आदि की स्पृव्यास्पृश की धारणाशओं 
पर लेखक ने शांति के द्वारा व्यंग्य किए है। (देखिए पृ० ६८-६६) 

सन्‍्यासीकार ने तथाकथित कल्चर्ड नवयुवक रमाशंकर का वर्शान 
किया है जो अपनी यूनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड! सेन्टेन करने के लिए 
रेस्टोरॉ मे इतना खाया करता है कि वह अपना उधार चुकाने में 
भी असमर्थ रहता है। ऐसा सब वह कल्चर' के नाम पर करता है। 
उसका विचार है “जहाँ कल्चर का ध्यान रखना होता है वहाँ रुपए-पैसे 
का ख्याल नहीं किया जाता” (प० १५७) उसके अनुसार कल्चर है--- 
“अ्रप-दु-डेट फंशन से रहना, सभा-सोसाइटियों में मिक्स” करना, अच्छी 
सोसाइटी के 'एटीकेट' से वाकिफ रहना, किस समय किस तरह की 
सूट पहनना चाहिए, इस बात की जानकारी रखना, धडल्ले *से गानदार 
अँगरेजी बोलता--यही और क्या !...... ” (पृ० १५७) यही रमाशंकर 
शांति को घर-घर कर देखने के लिए हत्या करके बैठ जाता है और 
अपनी शोभन सभ्यता का परिचय देता रहता है। 

यही रमाशंकर ननन्‍्दकिशोर को जुआ खेलने की प्रेरणा देता है 
ओर नत्दकिशोर अपने सारे रुपए गँवा बैठता है । परोक्ष रूप में लेखक 
ने इससे बचने की व्यज्ञनगा की है। इस सभ्य रमाशंकर की सभ्यता 
अपने उत्कर्ष पर पहुँच जाती है जब वह अपने मित्र की पत्ती क्रे साथ 
प्रेम करता है और बाद मे भाग निकलता हैं। (प० २४६) 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०४ 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली भी वास्तविक चरित्र निर्माण के लक्ष्य 
को लेकर नही चल सकी । वह दास-मनोवृत्ति का पोषण करती है, 
आत्मनिर्भर नहीं बनाती। यूनिवर्सिटी की शिक्षा-पद्धति “छात्र को 
जीवन के संसर्ग मे न लाकर उसे किसी एक काल्पनिक और 
सैद्धांतिक जगत्‌ मे छोड़ देती है।फल यह होता है कि वह यदि 
यूनिवर्सिटी छोडने के बाद कवि होकर निकलता है तो बिना कुछ 
अनुभव किए अनन्त का राग अलापने लगता है, कथाकार होता है तो 
सिनेमा-राज्य' की अवास्तविक और ऐन्द्रजालिक दुनिया के किस्से लिखने 
लगता है, राजनीति की ओर भुकता है तो कोरा सिद्धातवादी बन 
बैठता है।” (पृ० १८८ बलदेव के शब्द) सारत: यह शिक्षा श्रव्यावहारिक 
तथा बौद्धिक है । इससे मनुष्य को संघर्ष-विघ्ष मे जूकने की शक्ति 
तही मिलती । 

तथाकथित नेताओं पर भी व्यंग्य किए गए है जो मात्र प्लैटफार्मो की 
शोभा है--जिन की जिह्ना की गति तीत्र कितु कार्य पंगु हो गया है । उनकी 
कथनी और करनी में श्रतुल अन्तर मिलता है। भ्रकबर इलाहाबादी के 
दब्दो में उनकी मनोवृत्ति का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है--- 

कौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ । 
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ । 

जोशी जी अन्तर्मत के संसार से निकल कर शहर की बदबूदार 
तंग गलियों में भी गए है जहाँ दरिद्रता के दमघोट वातावरण में सॉस 
लेना भी भारी है--बलदेव की बहिन अपनी बढती हुई उमर को 
जमाने की बदनजरों से बचाने के लिए मौत का बुर्का भ्रोढ़ लेती है । 

कला 

मसुन्यासी' के उद्देश्य की व्याख्या कर लेने के परचात अ्रब॒ हम' 
इस बात की. आलोचना करेगे कि सन्‍्याप्तीकार अपने उद्देश्य की 
अभिव्यक्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं । 


१०६ | पारेचित प्रइन, नए उत्तर 


वास्तविक उद्देदय वह नही होता जो क्त्ति में कर्त्ता समाविष्ट 
करता है, अपितु वह होता है जो पाठको को प्राप्त होता है । लेखक अपने 
अभीष्ट को पाठकों के मानस खंड पर मुद्रित कर सका है या नही, 
यह प्रइन उद्देश्य के स्वरूप से नहीं, उद्देश्य की कुशल अभिव्यक्ति से 
सम्बंधित है। अतैव उद्देश्य-अभिव्यक्ति की सफलता पाठको# पर 
पड़े प्रभाव के द्वारा जानी जा सकती है। 

जोशी जी को सर्वाधिक सफलता मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति में 
हुई है अ्तैव वह सफल कहे जा सकते हैं। उपन्यास पढ लेने के 
परचात पाठको में पुरुष की अ्रहम्मत्य प्रकृति के प्रति संवेदनात्मक 
प्रतिक्रिया जाग्त हो जाती है। कोई भी ननन्‍्दकिशोर जैसा अहंवादी 
न बने---ये सभी अनुभव करते हैं । मनोविश्लेषणात्मक सत्य के महत्व 
हृदयड्भम कराने में भी लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है--अन्तर्मन 
की क्रियाशीलता तथा' सामाजिक समस्याओं में व्यक्ति के महत्व को 
हम समझ लेते है । कितु बलूदेव और शाति के द्वारा जिन उद्देश्यों 
की व्यञ्ञना हुई है, वह प्रभावपूर्ण नहीं । आत्मकथात्मक प्रणाली होने के 
का रण नंदकिशोर का चरित्र तो पूर्ण स्पष्ट हुआ है, क्योकि कथा- 
वक्ता होने के कारण वह सर्देव सामने रहा है--कितु शाति के चरित्र का 
स्पष्टीकरण और श्रपेक्षित था | शांति का चरित्र बाह्याकार स्वरूप नही 
घारण कर सका---उसकी मह॒त्ता' उसके कार्यों से! इतनी अनुभूत नहीं 
होती जितनी दूसरे पात्रों द्वारा कथित है । बलदेव शांति की जिस 
भावुकता से प्रभावित होता है उसका' स्पष्टीकरण श्रपेक्षित था । यही 
नहीं बलदेव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी शअ्रनुभूति पाठकों 
को भी होती । बलदेव का कठोर साम्यवादी रूप अ्रधिक प्रभावषूरां 
तथा उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुकूल है । जाति की बलदेव 
के प्रति ७ड्वा भी, बलदेव की अनुभूति मूलक बातों से होती है। किंतु 
बलदेव के परिवर्तन की संगति के लिए कुछ और हाब्द अपेक्षित थे । 


#हमारा तात्पर्य साहित्यिक सदासदविवेक-सम्पन्न पाठकों से है । 


सन्‍्यासी का उद्देश्य [१०७ 


इसलिए हमें कल्याणी 'भावुकता' तथा बलदेव की उक्ति--परररूप से 
प्रगतिशील होने पर भी उनका साथ नही दे पाता--को स्पष्ट करने 
के लिए मुक्तिपथ' का प्राश्नय लेना पड़ा । शाति के चरित्र-चित्रण में 
भी कुछ रेखाएँ और श्पेक्षित थी । इन के अ्रभाव में नारी (शाति) की 
विद्रोह भावना श्रपेक्षित प्रभावपूर्ण नही हो सकी । 


गोदान 


१. नामकरण 


२. वस्तुसंगठन 


(पृष्ठ संदर्भ श्रादि गोदान के ग्यारहवें संस्करण पर आधारित है) 


के, गोदान--नामकरण 


गोदान (लिख) कर प्रेमचन्द्र चले गए--साहित्य की घटना जीवन 
की घटना बन गई । प्रेमचन्द के जीवन और साहित्य साधना की एकता 
की घोषणा भें गोदान नाम की संयोगवश सार्थकता अ्रदभ्नुत है। होरी 
के समान निरंतर कर्मरत लेखक को भी काल ने सुला दिया किंतु 
सोते-स्ोते भी वे दूसरो को जगा गए---और अधिक सोना मृत्यु का 
लक्षण है' की चेतावनी के साथ निरंतर गति-संघर्ष की बेचेनी' दे 
गए ।# भारत को मंगल सूत्र बाँधने का भार भावी पर छोड गए। 
कुछ ले नहीं गए, “कफन--भृत्यु के पीछे---तक की व्यवस्था भी 
कर गए । 

व्यवितयों के नाम, पंचांग पत्रो से, या मीठे शब्दों के मोह में रख 
दिए जाते है । फिर भी यथा नाम विपरीत गुण' वाले व्यक्ति समाज 
की इस लोकोक्ति आँख के अंधे नाम नयनसुख' आदि, से बच नहीं 
सकते । इसी हृष्टि से किसी साहित्यिक रचना के शीर्षक-चयन के महत्त्व 
को सम'का जा सकता है। 

उपन्यास की अपेक्षा कहानी की शीषंक-योजना अधिक सरल है। 
एक-ध्येयत्ता तथा एक तत्त्व की प्रधानता कहानी का शीर्षक सुलभ 
बना देते है कितु उपन्यास की अनेकमुखी जटिल विश्ञालता के लिए 
यह अपेक्षाकृत कठिन है। प्रेमचन्द के उपन्यासों की क्षेत्र-ब्यापकता 
इस कठिनाई का और भी' वद्धंव करती है । 





#१९३६ में प्रगतिशील लेखक संघ' के लखनऊ-अ्रधिवेशन में सभापति 
के आसन से दिए हुए भाषण के अ्रंतिम शब्द | देखिए कुछ विचार! 
(चतुर्थ संस्करण ) पृ० २१। 


(१०६) 


११०] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


कुछ साहित्यकार मोहक-आ्राकर्ष क शीर्षक से पाठकों को प्रभावित 
करते है कितु प्रेमचन्द की ऐसी प्रकृति नहीं थी । प्रेमचन्दर का उपन्यासों 
में व्यावहारिक दृष्टिकोण रहा है और शीर्षक-चयन में भी यही लक्षित 
होता है । शी क विषयक किसी सिद्धात का निर्माण चाहे न हो सके 
फिर भी प्रेमचन्दर के उपन्यासों के शीषंक प्रायः किसी-त-किसी रूप से 
मूल प्रतिपाद्य से सम्बन्धित है। यह सम्बन्ध चरित्र (निर्मला), घटना 
(ग़बन), इतिवृत्त (कायाकल्प), समाधान (सेवासदन, प्रेमाश्षम) या 
उद्देश्य--जिसमे समस्याएं तथा जीवनदर्शन आा जाता है-- प्रतिज्ञा, 
वरदान, रगभूमि, कर्म भूमि, गोदान) के आधार पर है । 

जैसे-जैसे हिन्दी में उपत्यास-कला का विकास हुमा वैसे ही शीर्षक 
“योजना की कला में भी। जेसे आज के जीर्षको में अभिधात्मक 
स्थृूलता नही, प्रतीकात्मक श्रर्थ-गर्भत्व या व्यज्ञषक सूक्ष्मता रहती है। 
इस दृष्टि से चन्द्रकांता सन्‍्तति, मेम की लाश, निस्सहाय हिन्दू, सौ 
अजान एक सुजान या ठेठ हिन्दी का ठाठ से रंगभुमि, कर्मभूमि तथा 
गोदान तक के शीषकों मे विकास को देखा जा सकता है। कंकाल 
गोदान' आदि ध्वन्यात्मक शीर्षक तत्कालीन शीर्षकों से भिन्न प्रकार के 
हैं। स्वयं प्रेमचन्द के उपन्यासों मे भी, शीर्षक की हृष्टि से, गोदान 
अलग प्रकार का है---सदत-आश्रम' अथवा “भूमि” वाले शीर्षको से 
इस की प्रकृति भिन्न प्रकार की है। 'सेवासदन-प्रेमाश्रम' प्रेमचन्द के 
सुधारात्मक स्थुल दृष्टिकोण के द्योतक हैं तथा “रंगभूमि-कर्मभूमि” मे 
कवित्व ही अधिक है । कर्म भूमि के बाद गोदान' आया मानों इस संघर्ष * 
भूमि पर पहुँच कर लेखक अधिक यथार्थ-व्यावहारिक हो गया और 
तदानकूल शीर्षक भी चुना गया। यह बात महत्वपुर्णो है. कि प्रेमचन्द के 
विचार-विकास का क्रम कुछ शीर्षकों से भी स्पष्ट हो रहा हैँ । 

गोदान' प्रेमचन्द का अंतिम उपन्यास है--उन के विशिष्ट 
व्यक्तित्व तथा अनुभूत सत्यों का अंतिम निष्कर्ष-आदश । उन के पुत्र 
श्रीपतराय ने इस बात की ओर संकेत किया है कि होरी के चरित्र 


गोदान नामकरण [१११ 


में उनके जीवन के निजी तत्त्व विद्यमान है--इस दृष्टि से गोदान' 
प्रेमबन्द के जीवन का होरी के माध्यम से गोदान है । निस्सदेह प्रेमचन्द 
की अनुभूति-आस्थाओ का, उनके समाज के विवेचन-विश्लेषण का 
अतिम सार-विचार, उपन्यास के अंत में, होरी-सम्बन्धित इन दो 
अवतरणो से मिल जाता है --- 

१. जब परचाताप-पृत हीरा वापस लौट कर होरी' की इतज्ञता- 
रवीकृति मे कहता है-- तुम से जीते जी उरिन न हूँगा' दादा ! तो 
प्रेमचन्द की नैतिक भावुकता कूट कर इन शब्दों मे होरी को पुरस्कृत 
करती है--“होरी प्रसन्न था । जीवन के सारे संकट, निराशाएँ मानो 
उसके चरणों पर लोट रही थी | कौन कहता है, जीवन संग्राम में 
वह (होरी) हारा है। यह उल्लास, यह गवं, यह पुलक क्‍या हार के 
लक्षण है | इन्ही हारों मे उसकी विजय है। उसके हूटे फूटे अस्त्र उस 
की विजय पताकाएँ है। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज था 
गया | हीरा की कृतज्ञता में उस के जीवन की भारी सफलता गसूतिमान 
हो गई है। उसके बखार में सौ-दो-सौ मन श्रताज भरा होता, उसकी 
हॉड़ी मे हजार-पॉच सौ गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्‍या 
मिल सकता था ? 

२. (हीरा ने उसे सिर से पॉव तक देख कर कहा--तुम भी तो 
बहुत दुबले हो गए दादा !) होरी ने हंस कर कहा--'तो क्‍या यह 
मेरे मोटे होने के दिन है ? मोटे वह होते हैं जिन्हे न रिन की सोच 
होती है, न इज्जत की । इसे जमाने में मोटा होना बेहयाई है । सो को 
दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्‍या सुख | 
सुख तो जब है, कि सभी मोटे हो ।” (पू० ३६२, गोदान ) 


उक्त दोनों निष्कर्षों के सम्मिलन से प्रेमचन्द ने जिस वैज्ञानिक 
नेतिकता या परिष्कृत आथिक दृष्टिकोण का या व्यक्ति को महत्ता देते 
हुए समाज की सुव्यवस्था का श्रादर्श रखा है उसी का व्याख्यान गोदान 


११२] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


है और यही प्रेमचन्द का मानवता को अन्तिम दान (गोदान) है--जीवन 
भर की भअनुभूतियों का निचोड़ । | 

जैसे सम्पूर्ण विचारों का निष्कषं प्रस्तुत करने मे, तथा लेखक की मृत्यु 
के साथ गोदान नाम की सयोगवश सार्थकता है उसी प्रकार अपने ग्रन्य 
उपन्यासों के नामो के साथ भी इस की सार्थंकता है। रंगभूमि” और 
कर्मभूमि' के बाद गोदान' कितना स्वाभाविक है--इस कमंभूमि मे 
ग्रन्तिम कार्य गोदान ही है । 'रंगभूमि” मे कर्म का स्वरूप, उपन्यास के 
नामानुकूल, कवित्व लिए हुए है--जीवन एक खेल है, सच्चे खिलाडी 
की भावना (सपोर्ट समैन स्पिरिट) से खेलना--हार-जीत निरपेक्ष कितु 
सत्य नीति सापेक्ष । कर्मभ्मि का जीवन-हृष्टिकोण कर्मठ योद्धा' का है 
जिसकी चरम परिणति गोदान' के कर्मपथ' पर तत्पर होरी में हुई है। 
निरन्तर कर्म-निरत होरी के पग थके कितु रुके नही; जीवन संघर्ष में 
सदेव हार हुई; पर कभी हिम्मत नहीं हारी। सम्बल है वही 
नीति-मर्यादा । 

वैसे तो गोदान' में गाँव से नगर तक फैले समग्र पु जीवादी आथिक 
ढाँचे को स्पष्ट किया गया' है और इस हृष्टि से' गोदान का उद्देश्य 
ग्राम तक सीमित नहीं रहता--समग्र समाज उसका उद्देश्यः है--फिर 
भी लेखक जिस पात्र के द्वारा' सर्वाधिक सवेदना जागृत करने मे 
समर्थ हुआ है, जो उपन्यास का प्रमुखतम पात्र है वह ग्रामीग है और 
प्रेमचन्द है ग्राम-चित्रण के कुशल चित्रकार | भारत माता ग्राम वासिनी' 
है और प्रेमचन्द है इस मूक ग्राम की मुखर पुकार | गाय' और ग्राम का 
सहज सम्बन्ध है । अ्रतेव एक किसान को गोस्वामी होते की स्वाभाविक 
लालसा रहती हैं। होरी की अ्गाध साध यही है कि एक पछाई (पर्चिम 
प्रदेश की) गाय उस के द्वार की शोभा बढ़ाए। गोधन किसान का मान 
है । हा होरी को मान के अतिरिक्त पय-पान एवं खेत-खलियान का ध्यान 
भी है। एक हिन्दू के लिए गाय से धर्म का वास्ता भी है। फिर भी उक्त 
तीनों उद्देश्यों मे होरी की सम्मानेषण' प्रमुख है। होरी को गो उधार 


गोदान--नामकरण [११३ 


मिली कितु आर्थिक दुरवस्था जन्य सहोदर की ईर्ष्या ने उसे समाप्त कर 
दिया । तत्यश्चात होरी का समग्र जीवन मानो गो-प्राथ्ति के लिए 
विशुद्ध युद्ध है । महाजनी सेना ने उसकी एक न चलने दी और उसके 
माव-जेठ के प्रखर शीत-ताप की उपेक्षामय कर्मण्यता भी सिर धुनकर रह 
गई । अवश्य हं। अन्त में गो आई कितु कितने दिनो से अधभूखे 
लू-लुण्ठित होरी की विक्षिप्तावस्था मे, अतृप्त इच्छाओं की तडपन के 
रूप मे-- तुम आ गये गोबर, मैने मंगल के लिये गाय ले ली है, वह 
खडी है देखो ।” (१० ३६३) होरी की मरणासन्न स्थिति के उक्त उद्गार 
उसके जीवन की कहानी कह रहे है। तनिक चेतना आते ही वह कहता 
है गाय की लालसा मन में ही रह गई।” (पुृ० ३६३) गो-प्राप्ति तो 
बड़ी बात है, होरी को मृत्यु-मुख से बचाने के लिए, डाक्टर को 
बुलाने के लिए 'धनिया' के पास धन नहीं--कैसी विडमस्बना : होरी 
की अंतिम घड़ियाँ निकट देख, कई आवाजे गोदान' करने की सम्मति देती 
है। धनिया भी अपने कत्तं व्य को समभती है । दान लेने वाला ब्राह्मण 
महाजन दातादीन भी ठीक समय पर आ पहुँचता हैं, होरी का इह लोक 
नही परलोक सुधारने की फिकर में, और वह भी अपने स्वार्थ की 
चिता मे । “धनिया यन्त्र की भाँति उठी, आज जो सुतली बेची थी 
उसके बीस आने पैसे लायी और पति के ठण्डे हाथ में रखकर सामने 
खड़े दातादीन से बोली--मह।राज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा । 
यही पैसे है, यही इनका गोदान है । और पछाड़ खाकर गिर पड़ी ।” 
(पृ० ३६४) जो होरी गाय की लालसा को मन में ही रख कर के भर 
गया, जीवितावस्था में गो को प्राप्त न कर सका, वह मरने के बाद 
गोदान कर सका, कैसा मारमिक व्यंग्य है। और यह गोदान भी 
वास्तविक नही, बीस आने का गोदान है-व्यंग्य के भीतर भी व्यंग्य 
है | क्योकि घर भें गाय की बात नहीं, बछिया भी नही है, नही-नहीं 
पैसे भी नही; हैं भी तो बीस भाने और वह भी उसी दिन की कमाई 
के। व्यंग्य की तीक्षण्ता और बढ़ जाती है जब यह स्पष्ट होता है 


११४] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


कि यह दान भी उस धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण-महाजन को दिया जाता 
है जिस की करता का वह स्वयं शिकार है--पम्रृत्यु के बाद भी जो पीछा 
नही छोड़ता । होरी की कथा उस संघर्ष-जरजर, रूढि-ग्रस्त भूखे-सूखे 
भारतीय किसान की व्यथा-कथा है जिसके झालोड़ित लाचार भाव 
होठों पर ही आकर मिट जाते है, जिसकी तड़पती लालसाएँ बिता की 
लपटों के साथ ही बाहर निकलती है और जिन्हे मरने के बाद भी 
चैत नही मिलता । 

गोदान महाजन को किया जाता है जो गाँव की आर्थिक दुदंशा 
का कारण है, और उपन्यास की एक बड़ी समस्या ऋण की समसस्‍्या' 
की ओर संकेत करता है। महाजन ब्राह्मण भी है जो ब्राह्मण॒त्व से 
शूल्य है--धर्म के खोखलेपन की ओर इंगित भी हो जाता है। पैसे न 
होने पर भी घोर निर्धनता में रूढ़ि-पगालन के लिए गोदान किया जाता 
है। मरता हुआ होरी इस ओर संकेत करते हुए कहता है--“अ्रब 
जाता हूँ । गाय की लालसा मन में ही रह गयी । अरब तो यहाँ के रुपए 
क्रिया-करम में जाएंगे ।” (प० ३६३) इस तरह गोदान ग्रामीणों के 
रूढ़िग्रस्त जीवन पर भी व्यंग्य है । 

गोदान ग्राम तथा ग्राम-सस्कृति का भी गोदान है--अभब सब की 
समाप्ति हो रही है। प्रेमचनद ने प्रेमाश्रम' में जिस राम राज्य वाले 
आदक्क्ष-गाँव की कल्पना की थी, जमीदार का जिस रूप मे सुधार हुआ 
था--वे सभी स्वप्त हूट गए। गोदान का ग्राम उज़ ड़ रहा है--किसान 
का लडका तथा अन्य श्रनेक ग्रामीण झहर मे मिल-मजदूर बन रहे है 
और किसान (होरी) भी ज़मीन छिन जाने से मजदूरी करते-करते मर 
रहा है। नगर से गांव को लौटा गोबर अपने घर की दुरर्शा ही नहीं 
देखता, उसने देखा “सारे गाँव पर यह विपत्ति थी, ऐसा एक भी अझ्रादगी 
तहीं था जिसकी रोती सूरत न हो, मानो उसके प्राणों की जगह वेदना 
बेठी उन्हे कठपुतलियो की तरह ना रही है......ढ्वार पर मन्तों कूडा 
जमा है, दुर्गन्ध उड़ रही है समर उसकी नाक में न गन्‍्ध है न श्राख मे 


गोदान---नामक रण [११५ 


ज्योति । सरे शाम ही से द्वार पर गीदड़ रोने लगते है पर किसी को 
ग़म नहीं ।” (पृ० ३५६ गोदान) वस्तुतः प्रेमचन्द ने रंगभूमि से गोदान 
तक किसान के हास का, तिलतिल कर गलने ओर शेष होने का दुखद 
द्रावक चित्रण किया है। यही नहीं ऐसे लगता है कि स्वयं प्रेमचन्द भी 
इन्ही के साथ तिल तिल कर गले-चले गए । तब फिर गोदान' नाम 
कितना सार्थक तथा कितना स्वरूप बोधक है । 

जिस प्रकार कृषक जीवन के व्यक्तिकरण के लिए प्रेमचन्द ने 
प्रतिनिधि पात्र लिए है उसी प्रकार ग्राम्य संस्क्ृति, भारतीय संस्कृति, के 
प्रतिनिधि-प्रतीक के रूप मे गाय' को लिया गया है। ग्राय--एक साधु- 
शांत परोपकारी पशु--धर्मभीरू शांतिमय परहितकारी कृषक-जीवन का 
प्रतीक है। होरी--किसानों का प्रतिनिधिपात्र--गों चाहता ही नहीं, वह 
स्वयं भी गो है। रामसेवक ने शातिमसय किसानों की शाति-तीति को गऊ 
की उपमा दी है--महाराज संसार में गऊ बनने से काम नहीं 
चलता । जितना दबो, उतना ही लोग दबाते है...... भगवान न करे 
कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। तुम्हीं सोचो, आदमी कहाँ तक 
दबे । यहाँ तो जो किसान है, वह सब का नरम चारा है ।# (पृ० ३५४) 
अतेव इस उपन्यास में होरी की मृत्यु मानों आर्थिक दुरवस्था के हाथो 
दुबारा गो की हत्या है--भारतीय किसान के कामघेनु मागलिक गुर्ोों 
या अपरिग्रह प्रधान संस्क्ृति की हत्या है। 

शातिप्रिय द्विवेदी लिखते हैं--“ गोदान” शब्द अब तक की 
नेतिकता, धामिकता, दाशनिकता का' एक प्रतीक सात्र रह गया है । इस' 
उपन्यास का आ्राथिक पक्ष सकेत करता है कि आज धर्म के लिए पथ 
कहाँ रह गया है । प्रेमचन्द मानो सचेत कर रहे है कि आ्राथिक विधान 
के सुधार के बिना धर्मेगालन कठिन-कठोर कार्य है। अतेव जहाँ उन्होंने 

#मालती-मेहता के प्रेम विषयक वाद-विवाद में भी प्रेम को गऊ 
कहा गया है श्र्थात प्रेम मे श्रात्मसमपंण तथा. केवल प्रदान करने की 
भावना रहती है, आदान या बदले की' नही । 


११६] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


सेवा-त्याग-मय नैतिक मानों मे विश्वास प्रकट किया है, वहाँ यह भी 
संकेतित है कि मात्र व्यक्ति पर बल देकर, नैतिक बनने की दुह्ााई देकर ही 
समाज सुधार नही हो सकता । यही नैतिकता को वैज्ञानिक बनाना है । 

गोदान उपन्यास दारुण दुखांतगी है और गोदान नाम इसको 
व्यवत करने मे समर्थ हुआ है। भारतीय रस-सिद्धात की दृष्टि से 
उपन्यास की करुण हाद के अनुकूल यह नाम सार्थक है। 

गोदान' की कथा का प्रारम्भ प्रमुखतम पात्र की गो-लालसा से 
होता है और श्रत भी उसी पात्र के विशिष्ट गोदान' के साथ । श्रतैव 
गोदान नाम मुख्यपात्र तथा मुख्य कथा के अनुकूल है । ऐसा होने तथा 
उपन्यास के अन्त की घटना--गोदान---से, इस उपन्यास के नाम की 
एकरूपता से” प्रभावान्विति' की वृद्धि होती है । 

श्री जनादेन प्रसाद लिखते है---“ग्रामीण उच्चारण की स्वैभाविकता 
के विचार से, इसका नाम' पहले 'गौदान' रखा गया था। इन पंक्तियों 
के लेखक ने उक्त नाम को पसन्द नहीं किया । अभ्रत: जैसा कि प्रेमचन्द 
जी स्नेह-वश किया करते थे, उसी क्षण गौ की जगह गो लिख दिया 
गया ।# हो सकता है कि द्विज जी ने उन्हे गौ के स्थान पर गो 
सुझाया हो, किंतु गबन' मे प्रेमचन्द ते नौकर के मुख से भी गो ही 
कहलवाया है, गो नहीं। (प० १९८, गबन) 

सारत: गोदान शीर्षक प्रमुखपात्र का शील' प्रकाशक, सास्कृतिक 
प्रतीकर्सज्ष, इतिवृत्त संकेतक, उद्देश्य व्यज्ञक तथा वातावरणु-रस-बोधक 
है । किसी अज्ञात कलाकार को क्‍या शुकी कि इप्तकी सार्यकता बढाने के 
लिए हमारे प्रेमचन्द की आँखें बंद करदीं । 


2: ++न्‍मम-»-०ञन्‍णा नम »3७५५५ ००“ भव्हा३५ ००००० ५»०क-ंनववा४ नाकाम है 
डा 000७७ ४०ा७७॥४७७७७७७७॥७७७७॥४४७७छएरारांज/ंधांधा भा कांड का कक 


#श्रेमचन्द की उपन्यासकला' पृ० १४ 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु-संगठन 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में गोदान' की सर्वोत्कृष्ठता के सम्बन्ध में 
आलोचक सामान्यतः एकमत रखते है किन्तु उसके कलागत दोषों के 
सम्बन्ध में इसमे मतभेद है। वैसे तो वस्तु-संगठन की शिथिलता का 
आरोप प्रेमचन्द के उपन्यासों--विशेषरूप से प्रेमाश्रम, रद्भभृमि जैसे 
गाँव-नगर दोनों की कथा को ले कर चलने वाले वृहदकाय उपन्यासों--- 
पर होता रहां है किन्तु उनके सर्वोत्कृष्ट उपन्यास मे भी गुणों के साथ ऐसे 
दोषों का विकास ही देखा गया है। फिर भी ऐसे आलोचक भी हैं जो 
गोदान में ग्राम-नगर दोनो के कथानक को गोदान के स्थापत्य की एक 
महिमान्वित विशिष्टता व्यक्त करते हैं । 

नंददुलारे बाजपेयी का मत है--“शास्त्रीय शब्दावली के अनुसार 
गोदान में आधिकारिक और प्रासांगिक, दो कथायें पाई जाती हैं। 
ग्रामीण पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा आधिकारिक या सुख्य कथा 
है । नागरिक पान्नों को उपस्थित करने वाली कथा प्रासांगिक या गोण 
हे. वी य 7 कक गोदान” उपन्यास के उक्त दोनों कथानक यद्यपि परस्पर 
इतने असम्बद्ध नहीं है, फिर भी उनमें वास्तविक ऐक्य की कमी 
अ्रवव्य है । 

४ गोदान' निश्चय ही ग्रामीण जीवन कः उपन्यास है | यदि उसमें 
नागरिक पात्र आते हैं, तो उनका ग्रामीण पात्रों की गति-विधि से किसी 
न किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध होना ही चाहिए। ऐसा न होने पर 
उपन्यास के उद्देश्य या कारये की एकरूपता में बाधा पड़ेगी । उपन्यास में 
दो कार्य या दो उद्देश्य नहीं हो सकते | दो स्वतन्त्र जीवन-चित्रण नहीं किए 
जा सकते, अन्यथा उसकी भअ्रन्विति नष्ठ हो जांयगी । 


११७ 


११८] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


“गोदान उपन्यास के नागरिक और ग्रामीण पात्र एक बडे मकान के 
दो खण्डो में रहने वाले दो परिवारों के समान है जिनका एक दूसरे के 
जीवन-क्रम से बहुत कम सम्पर्क हैं। वे कभी-कभी आते-जाते मिल लेते 
हैं, और कभी-कभी किसी बात पर भगडा भी कर लेते है, परन्तु न तो 
उनके मिलने में और ते भगड़ने में ही कोई ऐसा सम्बन्ध स्थापित होता 
है जिसे स्थाई कहा जा सके । 

बाजपेयी जी ने अपने मत के समर्थन में विरोधियों के विभिन्न तकोँ 
के उत्तर देने का प्रयास भी किया है। गोदान मे दोनों कथाश्रों के 
आचित्य के समर्थक आलोचकों के जिन तकों का उत्तर देने का प्रयास 
किया गया हैं, वे है[-- 

१. गॉव-नगर की तुलना द्वारा ग्रामीण परिस्थिति की विषमता 
को स्पष्ट करना और प्रभाव को तीज बनाना । 


२. नागरिक पात्रों द्वारा आमीण-जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न 
करना । 

३. यदि नागरिक कथा का अंश उपन्यास में न होता, तो 
उपन्यास के नागरिक पीठकों के लिए उस में कोई आकर्षण ने 
रह जाता । 

४. गोदान उपन्यास भारतीय जीवन के संपूर्ण स्वरूप को हमारे 
हॉष्टंपथ पर लाना चाहता है, भश्रतएवं उस में ग्राम के साथ-साथ नगरों 
आर उसके निवासियों की जीवनचर्या भी दी गई है । 

४. “ग्राम जीवन को नागरिक जीवन से नितांत पृथक रक्‍्खा भी 
नही जा सकता, क्योंकि आ्राज की भारतीय स्थिति में वे दोनों एक-दूसरे 
से एक दम अलग हैं नही ।” 

आधुनिक साहित्य, पृ० १४७-४८ 

[ग्राधुनिक साहित्य, पृ० १४८-४० 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [११६ 


६. 'गोदान के ग्रामीण कथानक में कोई चमत्कार पूर्ण घटना- 
योजना नही है, अतएवं नागरिक कथानक को जोडकर उसे प्रभावशाली 
बताना आवश्यक था ।' 

७. वतंमान भारतीय समाज का वह अंश जो शिक्षित है और 
जो सामाजिक समस्याओ्रो से दिलचस्पी रखता है, मध्यवर्गीय समाज 
ही है। उपन्यास के उद्देश्यो के प्रसार की सम्भावना देखकर लेखक ने 
मध्यवर्गीय समाज को नागरिक कथा का लालच दिया है, जिस से वह 
इसी बहाने उपन्यास को पढे और उससे प्रभावित हो । 

उपन्यासकार जैनेद्ध जी भी गोदाम के नागरिक कथानक को 
थोषा हुआ सा तथा पुस्तक की कथा के साथ एक नहीं” समभते है । 
उनका विचार है---“शहर ने आकर पुस्तक के गाँव को चमकाया नहीं 
है बल्कि कही कुछ बखेरने और ढकने का प्रयास किया है।”' इसलिए 
“यदि मैं लिखता ही तो गोदान करीब दो सौ पन्नो का हो जाता । गोदान 
का एक संक्षिस संस्करण भी निकला है और मानने-की इच्छा होती है 
कि उसमे मूल का सार सुरक्षित रह गया है। यानी दो-सौ ढाई-सौ में 
गोदान आ सकता था । और क्या विस्मय मोटापा कम होने से उस का 
प्रभाव कम के बजाय और बढ़ जाता, भ्रब यदि फैला है तो तब तीखा 
हो जाता ।” द्ान्तिप्रिय द्विवेदी भी लिखते है--/इस उपन्यास का 
वृहत्‌ शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदण्ड पर खडा है उसकी प्रच्च॒ुरता 
और विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग क्षेपक' से लगते है, इन क्षेपको 
के कारण ही उपन्यास स्थल काय हो गया है ।” 

वस्तुत: गोदान का वास्तविक उद्देश्य न समभने के कारण 

आालोचको ने ऐसे तक-वितर्क दिए है। ग्रवश्य ही गोदान में ग्राम का 


लक कनमप ना सलतफतन पतन न अपन नाना पक अप न यननतन फन ना न सम थक लक पक पर मकान कलॉ वर ७६० समज ५ +- मा न मोपााउपनकक्‍कसयक ५५७४० ०५० सकलननन-क पहन जनम नमन" क किन लय नकनन धन ली ननननन- मनन न कान सनक पान लिन वीक ननन मर नमन फतननन उनप -सरनाननपक न“ न» १3५५ «तन सा कललगयाणन न क सम कनलममपपनइए- पर फनी कथन तपत-नलनभप ना करण -न्‍ मऊक्‍कन एप कर न कप डरनक पाप तक» न्‍न 


दिखिए साहित्य का श्रेय और प्रेय' में 'प्रेमचन्द्र का गोदान' यदि मैं 
लिखता, (पृ० २३१) 

(वही, १० २३२) 

*(बही, एृ० २३१) 


१२० | परिचित प्रश्न, वए उत्तर 


सूक्ष्म-यथार्थ तया समग्रतः सम्पूर्ण चित्रण है, विशेष मामिक कथा भी 
ग्रामीण होरी की है, प्रारम्भ तथा अंत भी ग्रामीण कथा से हुआ है किन्तु 
इस से यह न समभना चाहिए कि गोदान का उद्देश्य ही यही है। 
वस्तुत. होरी की कथा संवेदना-उदबोधन मे, गति देने में तो सक्षम है किन्तु 
उससे पूरी दिशा नही मिल सकती । गाँव की दु.खद दशा का कारण 
समग्र समाज का विक्ृत ढॉचा है, जो मात्र ग्रामीण महाजनो के 
शोषरणा-कत्यो के चित्रण से स्पष्ट नही हो सकता । 

बाजपेयी जी ने गोदान' नाम से यह निष्कर्ष निकाला है कि गोदान 
का उद्देश्य ग्राम-चित्रण है और “इससे यह सूचना नहीं मिलती कि यह 
सम्पूर्ण जारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य रखता है । जो 
लक्ष्य उस कृति का नही है, उसे उस पर आरोपित करना व्यर्थ है | 
गोदान” नाम से यही भासित होता है कि इसका सम्बन्ध कृषकों के 
जीवन के किसी मामिक पहलू से है । और यही वस्तु हम उपन्यास में 
पाने की सम्भावना रखते है। किसी दूसरी वस्तु की सूचना उपन्यास 
के नाम से नही मिलती |” (पृ० १४६, आधुनिक साहित्य”) हमे यह 
तक॑ उचित नही प्रतीत होता क्योकि गोदान केवल ग्रामीण हिन्दुओं के 
लिए नहीं वरन नगर के हिन्दुओं के लिए भी धामिक कृत्य है और दोनों 
के लिए मरणासन्न स्थिति में महत्त्वपूर्ण दान है । इस से ग/व की नहीं 
सम्पूर्ण हिन्दू समाज के जीवन से सम्बन्धित किसी विषय की सूचना 
मिलती है। तो क्या गोदान का उद्देश्य सम्पूर्ण भारतीय समाज का 
चित्रण है ” इस सम्बन्ध में नलिन विलोचन शर्मा का मत है---/हिन्दी 
के आलोचको ने एक स्वर से गोदान' की यह आलोचना की है कि 
उसकी कथा-वस्तु अ्रसम्बद्ध है । वस्तुतः यही गोदान के स्थापत्य की वह 
विशेषता है जिस के कारण उसमें महाकाव्यात्मक गरिमा आा जाती हैं । 
नदी के दो पाट असम्बद्ध दीखते है पर वे वस्तुतः भ्रसम्बद्ध नहीं रहते-- 
उन्ही के बीच से जल-घारा' बहती है । इसी तरह 'गोदान' की श्रसम्बद्ध 
सी दीख पडने वाली दोनो कहानियों के बीच भारतीय जीवन की 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२१ 


विशाल धारा बहती चली जाती है । भारतीय जन जीवन का, जो एक 
ओर नागरिक है श्रौर दूसरी ओर ग्रामीण, और जो एक साथ ही 
अत्यन्त प्राचीन भी है और जागरण के लिए छटपटा भी रहा है, इतने 
बडे पैमाने पर इतना यथार्थ चित्रणा हिन्दी ही मे ही क्‍यों, किसी भी 
भारतीय भाषा के किसी भी उपन्यास में नहीं हुआ । 

हम उक्त कथन के इस अ्रृंश से तो सहमत है कि इस में जागरण 
के लिए छटपटाते हुए समाज का चित्रण है किन्तु इस से नहीं कि इस 
में भारतीय जीवन की विद्ञाल जल धारा बह रही है । यह बात स्पष्ट 
है कि गाँव का चित्रण जितना पूर्ण है नगर का चित्रण उससे बहुत 
कम । नगर के कर्मचारियों की समस्याञ्रों का, मध्यवर्गीय बाबुजी' का 
इसमें संकेत तक नही । तत्कालीन राष्ट्रीय आदोलन के भावमूलक पक्ष 
को भी यहाँ स्थान नहीं मिल सकता । सारतः हम आलोचकों के इन 
दोनो प्रमुख मतो से असहमत है कि--- * 

१. गोदान गाँव का चित्र है 

२. गोदान गॉव-नगर का, विशाल भारत का चित्र है । 

हमारे विचार में गोदान में गाँव का सम्पूर्ण चित्र होते हुए भी प्रेमचन्द 
ने एक अन्य विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित होकर गोदान की रचना की है ! 
व्यक्ति को न भूलते हुए विक्ृत समाज व्यवस्था के परिवर्तन की प्रेरणा 
देना गोदान का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को समभने पर हमें गोदाव 
के अनावश्यक से प्रतीत होने वाले प्रसंग, आवश्यक जान पड़ेंगे और 
दोनो कथाञ्रो की अनिवायता का ज्ञान हो जाएगा। अतएव पहले 
हम उक्त मत को स्पष्ट करेगे जिसके साथ गोदान का कथा-विधान भी 
स्पष्ट होता जाएगा । 

पहले हम अपने मत के विकृत समाज व्यवस्था” वाले अंश का 
स्पष्टीकरण करेगे। यद्यपि गोदान में सभी प्रकार की--राजनैतिक, 

आर्थिक, धामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक--दृषित व्यवस्थाओं को स्पष्ट 


| आलोचना' का इतिहास विशेषांक (१० ११३-१४) 


१२२ ] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


किया गया है, फिर भी अधिक ध्यान समाज के लूठ-दर-लूट वाले आथिक 
विधान पर दिया गया है। अतएवं पहले हम इसे स्पष्ट करते है । 

होरी सरल-निष्कपट है, धर्म-भगवान-भीरू है श्रतएवं महाजनों से 
पिसता है। किन्तु इसका यह मतलब नही कि वह समझदार नहीं । वह 
ग्पनी नैतिक दृष्टि से अन्याय को सहन करता रहा है किन्तु इसका यह 
तात्पर्य नही कि वह अन्याय-अव्यवस्था के स्वरूप से अवगत नही । मरते 
से पहले हीरा को अपने दुबलेपन का रहस्य बताते हुए वह अपने जीवन- 
निष्कर्ष को स्पष्ट करता है-- ****** मोटे वह होते है जिन्हे न रिन की 
सोच होती है, न इज्जत की । इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है । सौ 
को दुबला करके एक मोटा होता है । ऐसे मोटेपन में क्या सुख । सुख तो 
जब हैं, कि सभी मोटे हों” (पृष्ठ ३६२ गोदान) । पूँजीवाद की समाज- 
विषमता या समाज में आथिक-असंतुलन जन्य अव्यवस्था इन पक्तियो में 
स्पष्ट हो रही है। होरी की व्यथा-कथा के द्वारा प्रेमचन्द ने महाजनी 
शोषण के क्रूर रूप को ही स्पष्ट किया है। इसी को लक्षित कर झआालोचक 
गण ऋणा को समस्या” को गोदान की मूल समस्या बताते है । 


गोबर भी इस शोषण की' धॉधली से प्रारम्भ से ही परिचित है । होरी 
के समान सब “इज्जत'बनाए रखने की हढता नहीं दिखा सकते। 
नवयुवक पीढी की उम्रता के द्वारा अ्रेमचन्द ने संकेत किया है कि यदि ऐसा 
ही शोषण चक्र चलता रहा तो नई पीढी इसको सहन न कर सकेगी । 
ग्रोदान के गोबर के आचरण को उक्त झालोक में देखा जा सकता' है । 
उपन्यास के प्रारम्भ में होरी जब मालिक (जमीदार) के चिताग्रस्त 
जीवन की बात कहता है तो गोबर होरी को श्राड़े हाथों लेता है। जमींदार 
के जीवन को दूसरो के शोषण पर आधारित आ्रानन्‍्दमय जीवन बताता 
है। वह यह भी स्पष्ठ करता है कि जमींदार का भजन-भाव और दान- 
धर्म किसानो और मजदूरों के बल पर होता है । पाप का धन पचाने के 
लिए उन्हे दान-धर्म तथा भगवान-भजन की आड लेनी पड़ती है। होरी 
भगवान को बीच में लाकर, जमीदार की रोज चार घण्टे भक्ति की 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२३ 


दुष्ाई देकर, पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताकर जमीदार को भ्राक्षेपों से 
बचाने का प्रयास करता हैं किन्तु गोबर “भगवान की लीला मे भी ठाँग 
ग्रड़ाता है; यही नहीं उसे टेंगडी मार कर होरी के तर्कों को धराशायी 
कर देत। है। (पृ० १६) उपन्यास के मध्य में, होली के भ्रवसर पर, 
गोबर महाजनों की 'बूट-खसोट का व्यंग्यात्मक उपहासों से पर्दाफाश 
करता है। उपन्यास के अन्त में भी, अपने अनुभवों तथा राजनंतिक 
भाषणों को सुन सुनकर, गोबर होरी की धमम-भीरुता को लताड़ता है। 
कहता है--“न जाने यह धॉघली कबतक चलती रहेगी, जिसे पेट की 
रोटी मयस्सर नही, उसके लिए मरजाद और इज्जत सब ढोंग है, औरों 
की तरह तुम ने भी दूसरों का गला दबाया होता, उनकी जमा मारी 
होती, तो तुम भी भले झादमी होते । तुमने कभी नीति को नही छोड़ा 
यह उसी का दण्ड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या तो जैहल में होता, 
या फाँसी पर गया होता। मुभसे यह कभी बरदाइत न होता कि मैं कमा- 
कमाकर सबका घर भरूँ और आप अपने बाल-बच्चो के साथ मुह में 
जाली लगाये बैठा रहेँ ।” (पृ० ३५६, गोदान) जेहल' से 'फाँसी! तक 
की उम्रता के सोपानों तक प्रेमचन्द ने संकेत कर दिया है। गोबर 
उन नव जाग्रत नवयुवकों का प्रतिनिधि है जो धाँधली की समाप्ति के 
लिए क्रांतिकारी प्नो पर प्रगति का आह्वान कर रहे हैं । 

भोक्‍ता जमीदार भी होरी तथा मेहता को अपने लम्बे भाषणों मे 
इस दृषित समाज-व्यवस्था को स्पष्ट करता है और किसानों को किसी 
सद्भावना से नही, श्रधिकारों के रूप में रियायते देने की वाग्वीरता 
प्रदशित करता है। उसकी “'ज़बान की बुद्धि | यह स्वीकार करती है कि 
“किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का' श्रधिकार नही है। उप- 
जीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणीमात्र का धर्म है। 
समाज की ऐसी व्यवस्था, जिस में कुछ लोग सोज करें ओर अधिक लोग 
पिसें भौर खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती ।” (पूृ० ५५) | 

मेहता के शब्द पृ० ५४५ 


१२४] परिचित प्रश्न, नए उतर 


तगर से गाँव आकर मेहता-मालती भी किसान तथा नारी दोनों को 
इस दषित व्यवस्था में पिसते-खपते देखने है । उनकी दुरंशा देख कर 
मालती का जागरूक वितन देखिए---क्या तुम्हारा जन्म इसीलिए हुम्न 
है कि तुम मर मर कर कमाओ्रो और जो कुछ पेंदा हो, उसे सा न 
को ? जहाँ दो-चार बैलो के लिए भोजन है, एक दो गाय-भसों के 
लिए चारा नहीं है ? क्‍यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु 
न समझकर उसे केवल प्राणरक्षा की वस्तु समझते है ” क्यो सरकार 
से नहीं कहते कि ताम-मात्र के व्याज पर झतए देकर उन्हे सूृदखोर 
महाजनो के पंजे से बचाये ? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम 
हुआ कि उसकी कमाई का बडा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च 
हो जाता है ।” (पृ० ३११) गाँव की त्यागमयी नारियों को देख कर 
वह श्रद्धानत हो जाती है किन्तु उनकी दुरंशा देखकर द्रवित-आरादोलित । 
उस के आंदोलित विचार किसान तथा नारी-दुर्देशा के लिए समान 
समाधान का संधान कर सके है--“नारी को समाज के कल्याण के लिए 
अपने अधिकारों की रक्षा करनी पडेगी । उसी तरह जैसे इन किसानों 
को अपनी रक्षा के लिए देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा ।” 
(पू० ३१२) मेहता का भ्राइद्वं-चितन भी हिल उठता है और वह इस 
यथार्थता का अनुभव करता है कि किसानो की भेड-निरीहता का उत्तर 
महाजन-भेडियो ने सदेव पंजे और दाँतों से दिया है। ऐसी अवस्था में 
उनका देवत्व ही उनकी दु्देशा का कारण हो उठता है और मेहता 
भी मालती के समतुल्य धरातल पर चितन करते है--“काश ये आ्रादमी 
क्यादा शोर देवता कम होते, तो यों न ठुकराये जाते......उनकी 
निरीहता जडता की हद तक पहुँच गयी है, जिसे कोई कठोर शभ्राघात 
ही कमंण्य बना सकता है ।” (प० ३१२) 
उपन्यास के अन्तिम पृष्ठों में रामसेवक का चितन भी इसी यथार्थ 


भूमि पर झाधारित है । वह कहता है : “जो गरीब है, बेबस है, उसकी 
गरदन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२५ 


बेईमानी करे | यह बड़ा पाप है; लेकिन अपने हक शौर न्याय के लिए 
न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है।...... यहाँ तो जो किसान है, वह 
सब का नरम चारा है ।......यह सब हमारे दब्बूपन का फल है ।...... 
इस जमाने मे जब तक कड़े न पड़ो, कोई नहीं सुनता । बिना रोगे तो 
बालक भी माँ से दूध नही पाता ।” (पृ० ३५४) रामसेवक ने अन्याय- 
नीति के विरुद्ध किसानों को सगठित होने का आह्वान किया है। 

जैसे किसान गाँव में शोषित-पीड़ित है बसे ही नगर में मजदूर 
मोषित-प्रताडित । प्रेमचन्द जमीदारो तथा पूंजीपतियो के श्रन्याय को, 
केवल (सानो पर आधारित ही नही बताते, मज़द्रों पर निभेर भी 
बताते है। प्रारम्भ मे ही गोबर के ऐसे कथन से प्रेमचन्द ने किसात 
के साथ मजदूर के प्रति जागरूकता का परिचय भी दिया है। गोदान से 
पूर्व के उपन्यासो में वे मिलो के विरुद्ध थे, भ्रतएव मजदूर को भी 
गपेक्षित सहानुभूति न दे सके थे। रंगभूमि में वह मिल के होने और 
मजदूरों के कदाचारों के कारण गाँव का उजड़ना प्रदर्शित करते है 
किन्तु अब सामतवाद के स्थान पर बढते हुए पूंजीवाद की यथार्थता को 
समभ चुके थे । श्रतेव एक सच्चे युगद्रृष्टा कलाकार की भाँति ईमानदारी से 
उन्होने नगर की कथा लेकर मज़द्र-शोषण का चित्रण भी किया है। 
यह श्र भी श्रावश्यक हो जाता है क्‍यों कि गाँव के उजड़े किसान शहर 
मे मज़दूर बन रहे है। और किसान अपने गन्ने से गाँव में ही ग्रुड 
बनाने की बजाय दहहर की मिलो मे गन्ने को बेचने में बाध्य हैं । 

प्रेमचन्द ने इस स्थिति का विष्लेषण करते हुए लिखा है-- “इस 
साल इधर एक शक्कूर का मिल खुल गया था। उस के कारिदे और 

खन्ना की मिल के “नये आादमियों में अधिकतर देहातों के दूखी 
किसान थे, जिन्हे खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने के औज्ञारों 
से काम' करने की आदत थी । मिल के अन्दर उन का दम घुटता था 
और मशीनरी के तेज़ चलने वाले पुजों से उन्हें भय लगता था।* 
( पु ० ४३०८ ) 


१२६ | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


दलाल गाँव-गाँव घुम कर किसानों की खडी ऊख मोल ले लेते थे । वही 
मिल था, जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिदा 
इस गाँव में भी श्राया । किसानों ने जो उस से भाव ताव किया, तो 
मालूम हुआ, गुड बनाने में कोई बचत नही है; जब घर मे ऊल्च पेर कर 
भी यही दाम मिलता है, तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाय ” सारा 
गाँव खडी ऊख बेचने के लिए तैयार हो गया; अगर कुछ कम भी मिले 
तो परवाह नहीं । तत्काल तो मिलेगा ! किसी को बेल लेनां था, किसी 
को बाकी च्ुकाना था, कोई महाजन से गला छुडाना चाहता था ।.. .और 
जब गुड के भाव मिल की चीनी मिलेगी, तो गुड लेगा ही कौन 7” 
(पृ० १८६) मिलों को कच्चा माल बेचने से भी किसानों का शोषण 
होता है । प्रेमचन्द का खन्ना स्व,कार करता है कि किसानों की ऊख 
तौलने के लिए उसने कैसे आदमी रखे और केसे नकली बाट 
रखे! । (प० २९५) ऐसी अवस्था मे प्रेमचन्द के लिए मिल मालिकों तथा 
मजदूरों का चित्रण करता आवश्यक था । 

मिल-सचालक नगर में बढती बेकारी के कारण मजदूरों से 
नाजायज फायदा उठाते है। पृ जीयति सदैव अपना लाभ सोचता हैं और 
वह अगर माल बेचकर नहीं मिलता तो मजदूर को पघार को कम 
करके पूरा किया जा सकता है। खन्ना के मिल में मजदूरों को इसी 
लिए हडताल करनी पडती है | सरकार के बजट में शक्कर पर ड्यूटी 
लगती है भर मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल 
जाता है। ड्यूटी से अगर पॉच की हानि थी, तो मजूरी घटा देने से दस 
का लाभ था। (पृ० २४८) हड़ताल कुचलने के लिए बेकारी भी सहायता 
करती है, सरकारी पुलिस भी । शोषण की क्रूरता तथा मज़दूर के परवश 
अ्रपमानित जीवन की व्याख्या करते हुए प्रेमचन्द लिखते है--“मजदूरों 
की हडताल जारी है; मगर अ्रब उससे मिल के मालिकों की कोई 
विशेष हानि नही है, नये श्रादमी कम वेतन पर मिल गए है और जी 
तोड़कर काम करते है; क्योंकि उनमे सभी ऐसे हैं, जिन्होंने बेकारी के 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१२७ 


कष्ट भोग लिए है और ग्रब श्रपना बस चलते ऐसा कोई काम करता 
नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े । चाहे जितना काम 
लो, चाहे जितनी कम छुट्टियाँ दो, उन्हे शिकायत नहीं । सिर भुकाए 
बलों की तरह काम में लगे रहते है। घुडकियाँ, गालियाँ, यहाँ तक 
कि इंडो की मार भी उन में ग्लानि नहीं पैदा करती; और अब 
पुराने मज़दूरों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नही रह गया है कि वह 
इसी घटी हुई मजूरी पर काम करने झ।यें और खन्‍्ता साहब' की खुशामद 
करें ।” (पृ० ३०७) मजदूरों के जीवन में भाग लेने वाला मेहता हमे 
मजबूर-मजबूम मज़दूरों के दर्दनाक जीवन से परिचित कराता है। 
खन्ना को फाडते हुए वह कहता है--“क्या यह ज़रूरी था कि ड्यूटी 
लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाय ? आप को सरकार से 
शिकायत करती चाहिए थी | अगर सरकार ने नहीं सुना, तो उसका 
दण्ड मजूरों को क्यों दिया जय ? क्या आपका विचार है कि मजूरो को 
इतनी मज़ूरी दी जाती है कि उस मे चौथाई कम कर देने से मजूरों 
को कष्ट न होगा | आप के मजूर बिलों मे रहते है--गंदे बदबूदार बिलो 
मे---जहाँ श्राप एक मिनट भी रह जाये, तो आप को के हो जाय । कपडे 
जो वह पहनते है, उनसे आप अपने जूते भी न पोछेंगे । खाना जो 
वह खाते है, वह आपका कुत्ता भीन खायेगा ।.....« झाप उनकी 
रोटियाँ छीनकर अपने हिस्सादारों का पेट भरना चाहते है...... ४ 
(पृ० २९१) मेहता के कथनो का सारांश यही था कि जो अपनी जान 
खपाते है उनका हक उन लोगो से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते 
है। मिलों में काम करने वाले मज़दूर क्‍यों दुराचारी हो जाते है, इसकी 
भी प्रेमचन्द ने सहानुभूति पूर्ण व्याख्या की है। बड़े सवेरे जाकर दिन 
भर बाद दिया जले घर लौटने वाला श्रमिक मिल के कोलाहलमय 
बद्ध वातावरण में इतना भाराक्रांत हो जाता है, न जाने कब डॉट पड़ 
जाय की आशंका उसकी आात्मा को इतना हीन बना देती है कि 
मनोरजन के अन्य साधनों के अभाव में उसका ताडी था शराब में अपनी 


श्र] परिचित प्रशन, नए उत्तर 


दैहिक थकान और मानसिक अवसाद का डुबाता स्वाभाविक हो जाता 
है। (प० २८०) मिल का जमादार आँखे दिखाता है किन्तु कोई मजदूर 
उससे तो आँख मिला नही सकता । उसका गुस्सा वह घर आकर अपनी 
पत्नी पर उतारता है । 


उजड़ते हुए किसान का नगर में जाकर मजदूर बनाना और वहाँ भी 
बड़े महाजनों (/3970/7678) के शोषण चक्र में पिसना, यह सब प्रदर्शित 
करने के लिए नगर का कथानक लिया गया है। इसके साथ प्रेमचन्द 
गाँव-तगर में ऊपर से नीचे तक फैले हुए उस विकृत आध्िक ढाँचे को भी 
स्पष्ट करना चाहते थे । इस लूट-दर-लूट के श्राथिक विधान को प्रेमचन्द 
ने तिम्त प्रसंगों में स्पष्ट किया है--- 


१. होरी को लूटने वाले चार-चार महाजन है और उन में स्रब 
से बड़ा महाजन भीगुरीसिंह शहर के बड़े महाजन का एजेन्ट है । इसके 
नीचे कई आदमी और थे, जो आस-पास के देहातों में घृम-धरुम कर 
लेन-देन करते थे। (प० १०३) 


२. प्रेमचन्द ने व्यक्त किया है कि नगर में जिस खन्ना बाबू का 
मिल है उसकी महाजनी कोठी भी है। अतेव भीगुरीसिह और खन्ना 
दोनों एक हैं। (१० १८६) 


३. इस व्यावसायिक धन-प्रधान थुग में महाजनी का एक सामान्य 
शोक हो जाता है । व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए प्रेमचन्द बताते है कि 
एक समय होरी ने भी महाजनी की थी । (पृ० १०३) और वह यह दिखाते 
हैं कि गोबर भी कुछ धन कमाने पर शहर मे महाजन बन बैठता है । 


४. ये महाजन लूटतेहै मुसीबत में पडे कृषकों को और इन को लूटते 
हैं सरकारी दारोगा गण्डासिह, जिनका मारा पानी भी नही मसाँगता' । 
(पृ० ११८) सभी महाजन दारोगा से मिल कर होरी की लूट में 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु सगठन [१२६ 


बाँट-बखरा करना चाहते हैं। सरकार का पठवारी, पटेश्वरी” दारोगा 
से होरी की गरीबी की वकालत करता है किन्तु जब देखता है कि 
दारोगा जी होरी को ऐसे ही छोड़ रहे है तो साफ कहता है---'नही हुजूर, 
ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जायंगे। हमारे पास कौन सी 
खेती है ।...... जब ऐसा ही कोई अवसर झा जाता है आपकी बदौलत 
हम भी कुछ पा जाते है। नहीं पटवारी को कौन पूछता है।” 
(पृ० ११५) किन्तु धनिया की उम्रता के कारण परिणाम यह होता है 
कि दारोगा इन लूटने वालो को ही लूट लेता है, थह धमकी देकर कि 
उन' सबके घर की तलाझी होगी और यदि वह चाहे तो इन सब को 
जेल' भी भिजवा सकता है। प्रेमचन्द ने लूट से सबकी मिली भगत 
तथा लूट-मध्ये-लूट के श्राथिक ढाँचे को स्पष्ट किया है । 


५. जमीदार भोक्ता ही नही भोग्य भी है । जमीदार के बहुत से 
दोष व्यक्ति के नहीं व्यवस्था के है। वह अपने नीचे वालो को, कृषकों को 
लूटता है श्रौर स्वयं उसे हुक्काम के तलवे चाटने पड़ते हैं। स्वयं जमीदार के 
शब्दों में साहब शिकार खेलने आये या दौरे पर,मेरा कत्तंव्य है कि उनकी 
दुम के पीछे लगा रहूँ। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे 
प्राण सूखे, उन्हे प्रसन्न करने के लिए हम क्या नही करते...... डालियों 
और रिश्वतों तक तो खेर ग़नीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार 
रहते है ।” (१० १५) रामसेवक ने अन्त में जमीदार के उक्त कथन को 
मानो यह कह कर प्रमाणित किया है कि “अभी जमीदार ने गाँव पर 
हल पीछे दो-दो रुपए चन्दा लगाया । किसी बड़े अफसर की द्ावत की 
थी ।” जमीदार यदि हुक्काम की इन विभिन्न तरीकों से आवभगत न करें 
तो बागी समझे जाएँ। (प० ५५) यह जमीदार भी अपने बड़े खर्चों के 
लिए खन्ना जेसे बड़े महाजनों (39707£678) का गुलाम है, कर्जदार है। 
रायसाहब ओंकारनाथ को अपनी दशा बताते हुए कहते हैं--'मेरे सिर 
पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है; अगर सभी महाजन 
डिग्रियाँ कर ले, तो मेरे हाथ की यह अँगूठी तक बिक जाएगी ।” 


१३० | परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


(पृ० १७७) मेहता से भी रायसाहब कहते है-- हम नाम के राजा 
है। श्रसली राजा तो हमारे बैकर है । (प० २४२) भौर ये बेकर खन्ना 
भी सरकार की दृष्टि के आलोक मे चलते है। खन्ना मेहता को नारी 
व्यायामशाला' के लिए कुछ देने की इच्छा नही रखता किन्तु जब उसे 
यह पता चलता है कि इसका जिक्र गवर्नर साहब की पत्नी लेडी 
विल्सन से आ चुका है तो वह रायसाहब से कहता है--“उस दिन तो 
मुझे हैजा भी हो जाय, तो वहाँ जाना पडेगा ।” (पृ० २४३) पटेश्वरी 
को भी यह गय॑ है कि वह सरकार बहादुर का नौकर है । 

६. आज के युग में समाचार पत्र एक बड़ी प्रबल शक्ति है। 
प्रेमचन्द ने श्रोकारनाथ के बिजली” पत्र की चर्चा की है। किन्तु ये 
पत्रकार भी पअ्रपत्ता स्वार्थ प्रिद्ध करने के लिए गिरगरिट की तरह रंग 
बदलते है। अर्य' ने इन्हे भी अ्र्थवीन बना दिया है। ग्रोकारनाथ 
पीड़ित मजदूरों की वकालत करता है, उन का नेता बनता है, पत्र में 
उन के समाचार छापकर तथा अन्य चर्चाओ्रो से उन्हें उत्तेजित करता है 
ताकि उसका पत्र बिके । किन्तु समय आने पर, मजदूरों को लाठियो से 
पिठता देख, घर में बेठ जाता है। श्रोंकारनाथ' जनता के दिल के कत्तंव्य' 
पथ की सदैव दुह्ई दिया करता है। राष्ट्रीय बनता है किन्तु विदेशी 
बस्तुशों के विज्ञापन देने मे तत्पर रहता है। प्रेमचन्द ने इस से सम्बन्धित 
एक प्रसंग से लूट-दर-लूट की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है। बाल- 
विधवा क्रुनिया के साथ गोबर सम्बन्ध स्थापित कर लेता है । गाँव की 
महाजनी पंचायत को होरी को लूटने का अवसर मिल जाता है। 
सारे महाजन पंच मिल कर होरी से जुर्माना वसूल करते है तथा उसका 
घर रेहन रख लिया जाता हैं। रायसाहब को जब यह पता चलता है 
तो वह इसे अपने और अपनी रिआ्राया के बोच पवो की थेजा मुदासलत 
लगती है क्योंकि इस लूट मे उन्हे कुछ नही मिला । रायराहूब सारे 
पंच-महाजनों को जैल भिजवाने की धमकी देकर जुर्माना स्वय हड़पना, 

ते है। एक पत्र द्वारा महाजन इसकी सूचता पत्रकार श्लोफारनाथ 


ग़ोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३१,' 


को देते हैं कि किस प्रकार जमीदार रायसाहब ने अपने इलाके के एक 
श्रासामी से अध्सी राए तावान इसलिए वसूल किए कि उस के पुंत्र ने 
एक विधवा' को घर में डाल लिया है। रायसाहव को जब यह पता 
चला तो उन्हे अपने बने बनाए यश मे कालिमा पुतने का भय लगा। 
(पृ० १७५) अतैव वह दौडे हुए ओकारनाथ के पास पहुँचे और एक “” 
सो पन्न खरीदने की बात कहकर--रिश्वत देने का संस्कृत रूप--- 
ओकारनाथ को हाथ मे कर आए । (प० १७६-१७७) 

स्पष्ट है कि प्रेमचन्द गाँव से नगर तक, गाव के एक छोटे महाजन 
से लेकर सरकारी हुक्कामों तक फैली विकृृत आ्राथिक व्यवस्था को स्पष्ट 
कर रहे हैं । उन्होंने गाँव तया नगर दोनों में सर्वेहारा' वर्ग के पीड़न का 
चित्र प्रस्तुत किया है। अब प्रेमाश्नम/ के जमीदार को सुधारने का 
कोई लाभ लेखक को नहीं दिखाई देता, क्योकि एक तो जमीदारी वैसे 
ही समाप्त हो रही है और पूँजीवाद का श्रागमन हो गया है दूसरे एक 
के सुधार से समग्र व्यवस्था नही सुधर सकती । व्यक्ति के बहुत से दोष 
व्यवस्थां के कारण हैं । 

जैसे प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रम” के समाधान को नहीं दुहराया वंसे ही 
एक विशेष परिच्छेद--बत्तीसवें--की योजना कर सेवा सदन' की वेश्या 
समस्या का पुनविश्लेषण किया है। सेवा सदन में वेश्याश्रों तथा 
उनकी संतान को काम सिखा कर, ग्रात्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया 
जाता है तथा उनका सुधार कर दिया जाता है । यहाँ मेहता मिर्जा के 
वेश्या-सुधार सम्बन्धी उस कार्यक्रम से' असहमति प्रकट करते है जो 
वेश्याश्री के लिए नाटक मंडली स्थाधित कर उनके लिए आजीविका 
की व्यवस्था करता है । मेहता समभते है जब तक समाज-विधान का 
समूल' परिवर्तन नहीं होता, वेश्या समस्या भी बनी रहेगी । यद्यपि 
मिर्जा के इस तक से कि समाज व्यवस्था का परिवतेन आसानी से नहीं 
हो सकता और यह सदियों का मामला है (पृ० ३३१) अतैव समाज 
की परिवर्तित व्यवस्था के आगमन तक हाथ पर हाथ धरे, बिना किसी 


१३२] परिचित प्रइन, नए उत्तर 


सामाजिक सुधार-उपचार के नही बैठा जा सकता--औ्ैर इस दृष्टि से 
प्रेमचन्‍द ने सेवा सदन” की आशिक उपयोगिता व्यक्त की है--फिर भी 
मेहता के निम्नस्थ कथनों से यही व्यक्त होता है कि इस समस्या का 
वास्तविक तथा स्थाई समाधान तभी हो सकता है जब समाज-विधान 
में परिवर्तन हो जाएगा:--- 

१, जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न 
डाली जाय, इस तरह की मडली से कोई फायदा न होगा। (१० ३३०) 

२, वेश्याएँ आप की मंडली में स्थाई रूप से टिक जायेगी, तो भी 
बाजार मे उनकी जगह खाली न रहेगी । जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न 
चलेगे, पत्तियाँ तोड़ने से कोई नतीजा नहीं । (प० ३३०) 

३. जब तक दुनिया मे दौलतव,ले रहेगे वेश्याएँ भी रहेगी । 
(पृ० ३३०) 

स्पष्ट है कि यहाँ भी लेखक ने वही समाधान दिया है जो उसने 
किसानो की समस्‍या के लिए दिया था। अनपढ-गवार होरी के अतिम 
कश्नन तथा शिक्षित विद्वान मेहता के उक्त कथनों में आथिक विधान 
को बदलने की एक ही बात कही गई है। यदि उक्त परिच्छेद को 
निकाल दिया जाय तो होरी की ग्रामीण कथा में कोई शअ्रन्तर नहीं 
आता किन्तु गोदान के व्यापक उद्देश्य को हृदयंगम करने में उक्त 
कथनों की महत्ता स्पष्ट है। गोदान के विभिन्न प्रसंगो की सार्थकता 
उनके समाज-व्यवस्था के परिवर्तत की झ्रावश्यकता का अनुभव कराने 
में योग देने पर समझी जा सकठो है। वेश्या तथा नारीदुदेशा--जिनके 
बारे में मालती के कथन का उल्लेख किया जा चुका है---तथा किसान- 
मजदूर की दुईंशा के एक ही समाधान की और इंगित स्पष्ट है । इस 
उद्देश्य की एकता के आधार पर गोदान के कथा-विधान को समझा 
जा सकता है। 

मीवाक्षी-दिग्विजयपा लपिह प्रसंग की सार्यकता भी इसमें है कि 
प्रेमचन्द पुरुष के भ्रहंकार तथा स्वेच्छाचारिता की प्रतिक्रिया में चारी में 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३३ 


संचित होने वाली विद्रोह प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर पुरुष समाज को 
चेतावनी देना चाहते है । मेहता, शिक्षित महिलाओ की वीमेन्स' लीग' में 
अपने झ्रादर्शवादी भाषण मे नारी के गुणो को विशेष प्रशस्ति देकर उनको 
कत्तंव्य कर्म पर आरूढ़ रहने का प्रोत्साहन देते है, नारीत्व को खोकर 
पुरुष के प्रतिकार करने के पक्ष में वह नही है | मेहता की आदर्श नारीत्व 
की प्रतीक गोविदी भी उनके एकागी भाषण को सुतकर यथार्थ बात कहे 
बिता नहीं रह सकती “““'भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी 
जिम्मेदारी उसी पर है, श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर ग्रृहस्थी का सारा 
भार है। नारी में सेवा और सयम और कत्त॑व्य सब कुछ वही पैदा कर 
सकता है; अगर उसमे इन बातों का अभाव है, तो नारी में भी ग्रभाव 
रहेगा । नारियों मे आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन 
गुणों से शल्य हो जाना है ।” (पृ० १७०) मीनाक्षी को भी ऐसे ही 
पुरुष से पाला पड़ा जो अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों से विमुख हो चुका 
है-जों ऐयाश, शराबी और मगरूर है, भ्रपनी कुल-प्रतिष्ठा की डीग 
मारने वाला, स्वभाव का निर्देयी भौर कृपण, गाँव की नीच जाति की 
बहु-बेटियों पर डोरे डालने वाला है। मीनाक्षी न्यायालय मे जाकर उस 
पर गुजारे की डिग्री पाती है और सम्बन्ध विच्छेद करती है । एक दिन 
जब वह वेश्याओ्रों के नाच-रंग में मग्न था तो हण्ठरों से उसकी मरम्मत भी 
करती है । प्रेमचन्द ने परोक्ष रूप से इसका समर्थन ही किया है । प्रेमचन्द 
का यह कथन उनकी मनोवृत्ति की व्याख्या कर सकता है-- “उसने रण- 
चण्डी की भाँति पिद्याचों की इस चाण्डाल-चोकड़ी मे पहुँचकर तहलका 
मचा दिया । हंटर खा-खाकर लोग इधर-उधर भागने लगे, उसके तेज के 
सामने वह नीच शोहदे क्या टिकते।” (पृ० ३२७) स्पष्ट है कि प्रेमचन्द 
अपनी नैतिकता को भ्रति से बचा रहे है, आदशे को यथार्थ भूमि पर 
प्रतिष्ठित कर नैतिकता को वैज्ञानिक-व्यावहारिक बना रहे है। गोदान में 
वह सभी प्रकार के विक्ृत समाज विधान की ओर सजग रह कर उन 


“१२४ | परिचित प्रश्त, नए उत्तर 


समस्त प्रतिक्रियात्मक प्रगतियो का परिचय देते है, जो संक्रमित, करवटे 
बदलने वाले समाज मे लक्षित-विकसित हो रही थी । 


« मीनाक्षी हिन्दू बालिका के समान बेजुबान थी। रायसाहब ने 
जिसके साथ विवाह कर दिया, वह उसके साथ चली गई। हमे पता है 
कि वह दिग्विजयसिह जैसे कदाचारी के हाथ पड़ी । मीनाक्षी का भाई 
रुद्रयालसिह अपने बाप रायसाहब की इच्छानुसार विवाह पर तैयार नही 
- होता, क्योकि रायसाहब मात्र प्रतिष्ठा” के आधार पर विवाह करना 
चाहते है और रुद्रपालसिंह तथा सरोज प्रेम के आधार पर । प्रेमचन्द 
मेहता के मुख से रायसाहब से कहते है--म्राप अपनी शादी के जिम्मे- 
दार हो सकते है। लड़के की शादी का दायित्व आप क्यो अपने ऊपर 
लेते हैं, लासकर जब आ्राप का लडका बालिग है और अपना नफ़ा- 
“नुकसान समभता' है, कम-से-कम मै तो शादी जैसे महत्त्व के मुश्रामले मे 
' प्रतिष्ठा का कोई स्थान नही समझता ।” (पृ० ३२२) प्रेमचन्द ने पूर्व 
'के उपन्यासों मे अनमेल विवाहो की चर्चा की थी, और यहाँ उन्होने 
'सम्बन्ध-विच्छेद करा दिया । पूर्ववर्ती उपन्यासों में माँ बाप की इच्छा के 
विरुद्ध स्वेच्छानुसार विवाह न कर सकने के कारण लड़के-लडकियों को 
तड़पना पड़ा था--कांयाकल्प' का चक्रधर इसका अ्रपवाद है--गोदान 
'में यह भी सम्पन्न हो गया । 


सामाजिक क्षेत्र मे एक अन्य क्रांतिकारी कदम भी उठाया गया 
' 'है। सोना जहेज़ न लेने के लिए लडके को चुनौती देती है---उसकी 
यह शर्त है कि मथुरा जहेज न ले तभी वह विवाह कर सकती है-- 
. और मथुरा' अपने बाप की ताड़ना की उपेक्षा कर के उस से विवाह 
कर लेता है । 

प्रचलित नीति-नियमो के विरुद्ध प्रेमचन्द ने अपने जीवन की घटना 


के आद्श को गोदान में चरितार्थ किया । उन्होने स्वयं बाल-विधवा' 
से विवाह किया था और गोदान मे गोबर बाल-विधवा भुतिया से विवाह 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३५ 


कर लेता है । इसके लिए होरी-धनिया को अनेक कठिनाइयो का सामना 
करना पडा किन्तु गोबर-मकुनिया का साथ बना रहा । , 

आशथिक और सामाजिक विक्ृति के साथ प्रेमचन्द ने धार्मिक विक्ृति 
को भी प्रदर्णित किया है । स्वार्थी समाज ने मात्र बाह्याडम्बरों को ही 
धर्म समझ जिया है। पृूजा-पाठ, कथा-ब्रत, चौका-चूल्हा, ब्राह्मण- 
भोज तथा छूमप्राक्ृत को ही धर्म का मूल तत्त्व समझ लिया गया है। 
(पृ० २५०) यही नही धर्म स्वार्थ-व्यापार का शआज्भार बन गया 
है--धर्म भ,रु भोले-भाले व्यक्तियों को लूटने का साधन। दातादीन 
पटेश्वरी तथा मातादीन-सिलिया के प्रसंगों में धर्म के कंकाल को अनावृत 
किया गया है। जो प्रेमचन्द निम्न जातियों के उद्धार के लिए समाज को 
तैयार होते हुए न पा सके वह गोदान में ्रागे बढकर ब्राह्मण को ही निम्न 
जाति में ले आते है, और धर्म के वास्त॑विक रूप का परिचय देने के 
लि७ कहलाते है--“मैं ब्राह्मण नही चमार ही रहना चाहता हूँ। जो 
अपना धरम प्ले वही ब्राह्मण है, जो धरम से मूँह सोड़े वही चमार 
है ।” (प० ३५०) यहाँ मातादीन ढोग भरे बम्हनई के बोकफ् को उतार 
फेंकता है । | 

धामिक के साथ राजन तिक विक्ृति का भी यत्र-त्त्र॒ परिचय दिया 
गया है। अब शोषकों को भी शोषण करने के लिए सभ्य साधनों 
का प्रयोग करना पडता है। यहाँ सिह को भी शिकार के लिए मीठी 
बोली बोलनी पडती हैं। राय साहब और खत्ना के आचरण इसका 
प्रमाण है। दोनों एक ओर सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेते हैं दूसरी 
गोर हुवकाम के तलबे सहलाते रहते है। खद्दर पहनते है और फ्रांस 
की दराब पीते है। ये समता के सिद्धान्तों की वकालत करते है और 
शोषण से उसको फीस वसूल कर लेते है। रायसाहब की विशाल 
सहृदयता विशालतर उदर की पूर्ति के लिए है। गाँव के महाजन- 
मुखिया भी स्वराज्य की दुह्ाई देते रहते है | प्रेमचन्द ने जेल जाने के 
फ़ैशन तथा दिखावटी नारे बाजी की धनिया के माध्यम से खूब खबर ली 


१३६ | परिचित प्रदइन, नए उत्तर 


है--“ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले । 
सूद-ब्याज, डेढी-सवाई, नजर-नजराना, घृस-धास जेसे भी हो, गरीबों 
को लूटों। उस पर सुराज चाहिए । जेहल जाने से सुराज न 
मिलेगा । सुराज मिलेगा धरम से, न्याय से ।” (पृ० ११७) 
प्रेमचन्द ऐसे स्वराज्य के पक्ष में नही थे जिसमें समाज-विधान का 
परिवतंन न हो, और निर्धन किसान-मजदूर पिसते रहे। मालती के 
निम्तस्थ कथन मे प्रेमचन्द ने सास्क्ृतिक विक्रति का परिचय देते हुए जेल 
जाने की पोल खोल दी है--'मै ने केवल एक बार जेल जाने के 
सिवा और क्‍या जन-सेवा की है? और सच पृछिये तो उस बार 
भी मै अपने मतलब ही से गयी थी, उसी तरह जैसे रायसाहब और 
खन्ना गये थे। इस वयी सभ्यता का आधार घन है, विद्या और सेवा 
ओर कुल और जाति सब घन के सामने हेच है। कभी-कभी इतिहास 
में ऐसे अवसर आा जाते हैं, जब धन को आन्दोलन के सामने नीचा 
देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समभिए ।” (पृ० १४७) 
प्रजातत्न्र-प्रणाली भी प्रजा की नही धनवानों की प्रणाली होगई है । 
प्रेमचन्द ने प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली से होने वाले च्ुुनावो की पोल खोली 
है। मिर्जा के शब्दों में--“मुझे अब इस डेमॉक्रेसी में भक्ति नही रही, 
जरा-सा काम और महीनों की बहस । हाँ, जनता की आँखों में धुल फ्ोंकने 
के लिए अ्रच्छा स्वॉग है।......... जिसे हम डेमॉक्रेसी कहते हैं, वह 
व्यवहार में बड़े-बड़े व्यापारियों और जमीदारों का राज्य है। और 
कुछ नही । चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपये हैं। 
रुपये के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएँ तैयार हो जाती हैं। 
बड़े-बडे पण्डित, बड़े-बड़े मोलवी, बड़े-बड़े लिखने और बोलने वाले, 
जो अपनी जबान और क़लम' से पब्लिक को जिस तरफ़ चाहें फेर दें, 
सभी सोने के देवता के पेरों पर माथा रगड़ते हैं ।” (पृ० ९५) रायसाहब 
दो बार कोसिल के सदस्य छुने गए थे किन्तु दोनों ही बार उन पर 
एक-एक लाख की चपत पड़ी थी। (प० २३३) इसलिए लेखक चुनावों 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३७ 


को सोने की हँसिया' कहता है जिसे उगलना-निगलना दोनों कठिन 
है। (प० २३३) 

विभिन्न प्रकार की समाज-विक्ृतियों के विवेचन से स्पष्ट है कि 
प्रेमचन्द्र ने गोदान में सर्वागीण विक्ृति को प्रदर्शित किया है और 
एसके मूल में प्रायः अर्थ को श्रनर्थ करते देखा है । अतेव प्रेमचन्द ने सववेत्र 
धन-दुश्मनी' +दिखाई है तथा भ्रथे की समानता पर बल दिया है । 

अब हम' गोदान के मूल उद्देश्य के दूसरे अंग व्यक्ति' की व्याख्या 
करेंगे जिसके विस्मरण से समाज-व्यवस्था' के परिवर्तन से भी सुव्यवस्था 
के स्थायित्व की सम्भावना नहीं हो सकती। ऑंकारनाथ और 
मेहता में समाज-विषमता के कारणों पर वाद-विवाद चल रहा था 
तब रायसाहब झॉंकारनाथ को समभाते है--व्यक्तिगत बातों पर 
आलोचना न कीजिए सम्पादक जी !- हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर 
विचार कर रहे है” तब मेहता के मुख से प्रेमचन्द स्पष्ट घोषित करते 

--.. .समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी 

व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते ।” (पृ० ५५) इसी आधार पर 
मेहता समता के सिद्धांत की सीमाएं व्यक्त कर सके हैं। धन का यदि 
किसी प्रकार समान वितरण हो भी जाए तो बुद्धि, रूप, चरित्र, प्रतिभा, 
बल को बराबर फैलाना शक्ति से बाहर की बात है। (पृ० ५६) 

मेहता के उक्त कथनानुसार प्रेमचन्द समाज-व्यवस्था की विक्वृति 
का चित्रण करते हुए व्यक्ति को कही भूले नही हैं--यदि कही व्यक्ति 
में गुण देखा हैं तो उसकी प्रशंसा की है और यदि दोष देखा है तो उसे 
मात्र समाज-व्यवस्था का दोष कहकर व्यक्ति की असमर्थता की दुह्ाई 
भी नहीं दी । अपने प्रमुख पात्र होरी के सम्बन्ध में भी प्रेमचन्द ने इसी 
नीति को अपनाया है। होरी घधर्मपरायण है भ्रौर किसान-जीवन के 
प्रकृति के साथ स्थाई सहयोग” होने की लेखक की उक्ति को चारितार्थ 


'जैनेन्द्र जी के प्रहन करने पर प्रेमचन्द ने अपने समग्र लेखन का सार 
बताय--धन की दुश्मनी । दे० साहित्य का श्रेय और प्रेय', (प० १५) 


१३८] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


करता है--वृक्षों में फल लगते है, उन्हे जनता खाती है, खेती में अनाज 
होता है, वह ससार के काम आता है, गाय के थन मे दूध होता है, 
वह खुद पीने नही जाती दूसरे ही पीते है, गेधो में वर्षा होगी है, उससे 
पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी सगति में कुंत्सित स्वार्य के लिए कहाँ 
स्थान ?” (पृ० १०-११) होरी किसी के जलते घर मे हाथ सेकेने की 
बात से तो बहुत दूर है वह सदेव जजते घरों पर पानी छिडकता है। 
फिर चाहे उसे स्वय ही क्‍यों न जलना पडे। हीरा, सोभा, कुनिया, 
सिलिया के साथ उसके व्यवहार तथा रायसाहब की सभा में जान की 
परवा न करके पठान के साथ जूम पडने के कार्य से यही व्यक्त होता 
है । एक दो स्थलो पर समाज-विषमता के कारण वह, अपने पथ से 
लडखड़ाता अवश्य है किन्तु ये अपवाद उसकी सत्य-नीति को और भी प्रखर 
रूप में' हमारे सामने लाकर उसे मानवत्व में ही महत्ता देते है। भौतिक 
हृष्टि से होरी हारा है,--सब दुर्दशा तो हो गईं उसका अन्त समथ का 
स्वकथन उसकी करुण कथा से भी व्यक्त हो रहा है, किल्तु आत्मिक 
दृष्टि से न तो होरी की हार हुईं न उसके ख्नरष्ठा प्रेमचन्द की । यही 
प्रेमचन्द ने व्यक्ति को महत्ता दी है, अन्त में होरी सब के मोटे होने, 
समान होने, की बात कहता है किन्तु वह स्पष्ट कहता है कि जिन्हे इज्जत' 
का ध्यान नहीं, वही इस जमाने में मोटे होते है। पूजीपति ही शोपक होने 
की बेहयाई कर सकता है। (पृ० ३६२) होरी धनवान की इज्जत का 
रहस्य समभता है और अपने सेवा-त्याग' की आत्मिक सबलता, वास्तविक 
इज्जत, का मुल्य भी । इसलिए वह हारकर भी नहीं हारा। जो उसे 
हारा हुआ समभते हैं उनसे स्वय प्रेमचन्द, एक कलाकार की तट्स्थता 
को तिलाझ्ञलि देकर भी, चुनौती देते है---“कौन कहता है, जीवन-संग्राम 
मे वह हारा है । (प० ३६२) अन्त में हीरा होरी से कहता है तुम से 
जीते-जी उरिन न हूँगा दादा' तो निम्न कथन मे प्रेमचन्द की सेवा-त्याग- 
मय भावुकता फूट पड़ती हैं श्रौर होरी की नैतिक सफलता को श्रद्याश्नलि 
अपित करती है--'होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे सकटः सारी 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१३६ 


निराशाएँ मानों उसके चरणों पर लोट रही थी । कौन कहता है जीवन 
सप्राम में वह हारा है। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्‍या हार के 
लक्षण है ! इन्ही हारों मे उसकी विजय है । उसके टूठे-फूटे श्रसत्र उसकी 
विजय पताकाएँ है । उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज झा गया 
है । हीरा की कृतज्ञता मे उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमात्र हो 
गई है। उस के बखार में सौ-दो-तौ मन अनाज भरा होता, उसकी हॉडी 
में हजार-पॉच सौ गडे होते, पर उस से यह स्वर्ग का सुख क्या मिल 
सकता था ? (प्ृ० ३६२) प्रेमचन्द ने अपने यथार्थ से, वस्तुगत दृष्टिकोण 
से समाज की विक्ृति तथा होरी-दुर्दशा का, उसके निर्मम शोषण का 
वास्तविक चित्रण किया है और अपने झ्रादर्श से, भावात्मक दृष्टिकोश 
से, तथा होरी की नैतिक हृढता से, होरी की हार को भी विजय व्यक्त 
किया है, स्वर्ग का सुख” तक कहा है। सारत' होरी के प्रति अपने 
अन्तिम कथन में प्रेमचन्द ने मानव की महानता-मानवत। के प्रति आस्था 
प्रकट की है और होरी के ही कथन से समाज-विषमता की आलोचना की 
हैं। यह उनकी आस्थावान जागरूकता का प्रमाण हैं । 
मेहता ने वेश्या समस्‍या पर विचार करते हुए जहाँ यह कहा है कि 
जब तक दौलत वाले रहेगे वेश्याएँ रहेंगी अतेव समाज व्यवस्था को 
नीचे से ऊपर तक बदलना आवश्यक है वहाँ यह भी कहते है कि मुख्यतः 
मन के संस्कार और भोग-लालसा ही औरतो को इरा ओर खीचती है'** 
ऐश की भूख रोटियो से नहीं जाती । (प्ृ० ३३०) इसी वेश्या समस्या 
के प्रसग में ही वह मालती की दृष्टि से व्यक्ति की महत्ता को स्प्रोकार 
करते हुए कहते है -- “इन्सान के दिल की गहराइयो मे त्याग और कुर्बानी 
की कितनी ताकत छिपी रहती है।” (पृ० ३३१) मेहता ने अच्यत्र भी 
सेवा-त्याग को समाज-भवन का आधार माना है। (पु०३३४५)श्रनात्मवाद 
तथा आत्मवाद के विवादों को समझ कर, इनके भीतर जो सेवा मार्ग है, 
उसे ही उन्होंने महत्ता दी है। प्रेमचन्द्र ः यह सेवा-दर्शन व्यक्ति के 
नैतिक उत्थान पर आधारित है। 


१४० ] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


एक ओर जहाँ हमें मीनाक्षी-सरोज में पुरुष के अत्याचारों की 
प्रतिक्रिया में भावी नारीरूपो का पता चलता है वहाँ दूसरी ओर गोविदी 
के आचरण, मेहता की उस के प्रति महान प्रशस्तियो तथा मालती की 
चरित्र-परिणति से झ्रादर्श नारीरूप का परिचय भी प्राप्त होता है। 
वस्तुत' प्रेमचन्द चाहते थे कि पुरुष अपने व्यवहार को सुधार ले नहीं 
तो मीनाक्षी जैसी नारियों की भावी यथार्थ-वस्तुस्थिति से उन्हे 
सामना करना पड़ेगा क्योकि सभी मातृत्व के उच्च गुणों का पालन नहीं 
कर सकती । किन्तु साथ ही लेखक यह भी चाहता है कि कही पुरुष के 
प्रतिकार में नारी अपने मानवता पोषक, मातृत्व-मण्डित गुणों को ही 
त्याग न दे। मालती, गोविदी तथा मीनाक्षी-सरोज के आदरशों के उक्त 
ग्रालोक में विरोध नहीं, विरोधाभास समभा' जा सकता है। प्रेमचन्द 
ग्रन्तर्बवाह्मय विकास चाहते थे इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों की 
सुव्यवस्था पर समान रूप से बल दे रहे है । 


मालती ने प्रेम को गो से उपमित कर आत्म-समर्पणा का जो 
आदर्श रखा है वह प्रेमचन्द की आदश्शवादी ग्रात्मा का तथा उनका 
व्यक्ति की नेतिक हढ़ता में श्रास्था का प्रमाण है । 


आध्यात्मिक मानववांद व्यक्ति का' ऐसा विकास करता है, यज्ञ या 
सेवा-त्याग की--मालती-गोविदी के पक्ष में मातृत्व कौी--भावना से उसकी 
आत्मा का इतना विस्तार करता है कि संसार से पृथक उसकी' सत्ता 
ही नहीं रह जाती। मालती इसी भावना से प्रेरित हो कर मेहता से 
विवाह नहीं करती ताकि वह और मेहता पारिवारिक मोह के किसी 
संकुचित घेरे मे बन्द न हो जायेँं। झात्त॑ मानवता को उन दोनों की 
आवश्यकता है । मालती' के शब्दों में--संसार को तुम (मेहता) जैसे 
साधकों की जरूरत है, जो अपने मन को इतना फैला दें कि सारा' 
संसार अपना हो जाए ।” मानो प्रेमचन्द व्यक्त करते है कि आध्यात्मिक 
मानववाद, जो मेहता-मालती जैसे लोगों के आचरण से स्पष्ट है, समाज 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [१४१ 


की विषमता को दूर कर विकसित समाजवाद की भूमि तक ले जा 
सकता है । 

प्रेमचन्द का धर्म श्रष्ट मातादीन भी इस निर्णांय पर पहुँचता है कि 
समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धरम है, तो मनुष्य के नाते भी 
तो उसका कुछ धरम है । समाज-धरम पालन से समाज आदर करता 
है, मगर मनुष्य-धरम पालने से तो ईर्वर प्रसन्न होता है” (पृ० ३० १-२) 


गोदान में सुखी कोई भी नहीं--त ग्रामवासी न नगरनिवासी । 
कुछ व्यक्ति ही इसका अपवाद है। गोदान में शोषित समाज यदि 
अर्थाभाव के कारण पीड़ित है, दुःखी है, तो शोषक इसलिए कि वे 
भझानव' नहीं, धती हीकर भी वे हृदय के धनी नहीं। भौतिक हृष्ठि 
से विजयी होकर भी जीवन में उनकी हार हुईं है क्‍योंकि वे स्वार्थ-रोग 
से आक्रांत हैं, सेवा-त्याग के द्वारा उन्होंने आत्मविस्तार नहीं किया। 
खन्ना की मिल जलवा कर और गोविंदी से उसको अपने नैतिक 
आदर्शवादी धारराओं के अनुरूप निम्न उपदेश दिला कर ही वह उसके 
सुख की कामना कर सके--'मेरे विचार में तो पीडक होने से पीड़ित 
होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अभ्रगर हम अपनी श्रात्मा को फा सके, 
तो यह कोई महँगा सौदा नही । न्याय के सैनिक बन कर लडने मे जो गौरव 
जो उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्द भूल गए ?” (प१० २६७) इस 
कथन के पश्चात प्रेमचन्द ने गोविदी के लिए लिखा है--“गोविदी के 
पीले, सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानों उसमें कोई विलक्षण 
शक्ति श्र गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना प्रगलल्‍्भ हो उठी हो । 
(पृ० २६७) होरी भी न्याय का सैनिक बन कर, पीड़ित होकर भी 
अपने सत्पथ पर हढ़ रह कर संघर्ष करता रहा' इसलिए प्रेमचन्द ने उसे 
प्रशस्ति दी और इस प्रशस्ति में तथा गोविंदी के ढद्वारा तथा गोविंदी के 
लिए लेखक के कथत में आप पूरी समानता पाएँगे। प्रेमचन्द ने विभिन्न 
प्रसंगों से एक ही उद्देश्य ध्वनित किया है और इसी श्राधारो पर ही उन 
के कथा-प्रसंगें की एकरूपता को समभा जा सकता है । 


१४२] परिचित प्रश्न, नए उत्तर 


प्रेमचन्द को सेवा-त्यागमय श्रादर्शों से प्रारम्भ से ही कुछ ऐसा 
मोह है, (गोदान में ईश्वर के प्रति निरपेक्ष रह कर भी) व्यक्ति के 
आत्मिक उत्थान में ऐसी भ्रास्था है, भऔर घन के प्रति ऐसी दुश्मनी है 
कि' वह ऐसा कोई अवसर नही छोडते जब वहू स्वयं या अपने किसी पात्र 
द्वारा तत्सम्बन्धी वक्तव्य न दे | बेकर खन्ना की मिल जली है और सभी 
प्रकार के अ्रनोचित्य तथा विकलात्मकता की उपेक्षा कर प्रेमचन्द का 
मेहता अमनोवैज्ञानिक किन्तु लेखक के आदर्शानुकुल कहता है--“मै श्राप 
से सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नजरो में श्रापकी जो इज्जत है वह 
कभी न थी ।” (प० २६६) 

रायसाहब की कथा से भी प्रेमचन्द ने यही निष्कर्ष निकाला है। 
उनका नैतिक दृष्टिकोण रायसाहब को शाति नहीं दे सकता था। बह 
रायसाहब के सम्बन्ध में लिखते है--/उत्तके मन के ऊँचे ससस्‍्कारों का 
ध्वंस न हुआ था । पर-पीड़ा, मक्कारी, निर्लेज्जता और श्रत्यावार को 
ताल्लुकेदारी की शोभा ओर रोब-दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को 


का 


सन्तुष्ट न कर सकते थे, भर यही उनकी सब से बड़ी हार थी।” 
(प० ३२८) 

स्थूल रूप से देखने पर यही लगता है कि दोनों पर--समाज- 
व्यवस्था के परिवर्तन तथा व्यक्ति के नैतिक गुणों पर--समान बल नहीं 
“दिया जा सकता क्योंकि ये परस्पर विरोधी है। किन्तु विरोधी मत 
एक दूसरे के पूरक अवश्य हो सकते हैं--समाज की समता में व्यक्ति का 
व्यक्तित्व नष्ट न हो, और व्यक्ति के विकास में समाज में घिषमता से 
आए, समाज का सच्चा सुधार तभी हो सकता है। प्रेमचन्द के समता 
सिद्धात में प्रगति तथा परम्परा, समाज॑ तथा व्यक्ति दोनों का समन्वय 
हो सका है। मानव के मूल गुणों तथा झतरिक सत्य की उपेक्षा कर के 
शासन के बल पर, आतंक के अस्त्र-शस्त्र से यदि समता की व्यवस्था 
हुई तो वह स्थाई नही हो सकती । इसलिए प्रेमचन्द ने ऐसी क्राति 
नहीं कराई । गोदान लिखने से पहले प्रेमचन्द ने इसी झ्ाशय का एक 


गोदान का उर्ेर्य तथा वस्तु संगठन [ १४३ 


पत्र ४८) इन्द्रनाथ मदान को जिल्ला था कि उन्हें इस बात पर विश्वास 
नही कि क्राति होने से ही व्यक्ति का सुधार हो जाएगा । हो सकता 
है कि क्राति से अधिनायक्रवाद आदि झा जाए। समाज-व्यवस्था में 
सुधार इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति भश्रपनी नैतिकता को स्थिर रख 
सके और व्यक्ति को ध्यान मे रखना इसलिए आवश्यक है कि समाज 
की समता स्थाई रह सके । 

ऊपर हमने गोदान के उद्देश्य की व्याख्या के साथ यह भी स्पष्ट 
किया है कि किस प्रकार गाँव तगर दोनों के कथानक आझावश्यक थे । 
वस्तुत. गोदान की कथा की सम्बद्धता, उसके गाँव-लगर की कथाओ्रों के 
उद्देश्य मे एकता का प्रमाण है । प्रेमचन्द के विशिष्ट उद्देश्य ने 
उनके कथा-स्वरूप को निर्धारित किया है। साराश मे हम' उन प्रसंगों 
का परिगरणन करेगे जिन से गॉव-तगर का सम्बन्ध स्पष्ट हुआ है । वे हैं--- 

१. रायसाहब गॉव-नगर के मध्य की कडी है । 

२. गोबर गाँव से नगर जा कर, वहाँ के समाज-चेतना के तत्त्वों से 
गाँव को भी प्रभावित करता है | 

३. गांव के कुछ महाजन शहर के बड़े बंकर्स के प्रतिनिधि हैं । 

४. उन सभी नागरिक कर्मचारियों के कारतामों का वर्ुन 
हुआ है जो गाव को लूटने है। पटेश्वरी तथा दारोगा गंडासिह का 
प्रसंग ऐसा ही है । रामसेवक ने उत सब कर्मचारियों को परिगरिंत 
किया है जो नाना प्रकार से गाँव का शोषण करते है । रामसेवक की 
दब्दावली मे जब अपने-अपने रिहते के मुताबिक ग्र।मीणों पर हाथ फेरते 
है। रामसेवक के शब्दों मे“. ..पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे, 
तो गाँव भें रहना मुश्किल । जमीदार के चपरासी ओर कारिदों कः 
पेट न भरे, तो निबाहु न हो । थानेदार और कानिसटिबिल तो जैसे 
उसके दामाद है । जब उनका दोरा गाँव मे हो जाय, किसानो का धरम 
है कि वहु उनका श्रादर-सत्कार करे, नजर-तन्याज दे नहीं एक र'रपोट में 
गॉठ का गाँव बँघ जाय । कभी कानुनगो' झाते है, कभी बहसीलदार, 


१४४] परिचित प्रइन, नए उत्तर ' 


कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलक्टर, कभी कमिस्तर, किसान को उन 
के सामने हाथ बॉबे हाजिर रहना चाहिए । उनके लिए रसद-चारे, अंडे- 
मुर्गी, दूध-षी का इन्तज़ाम करना चाहिए।...... एक न एक हाकिम 
रोज नये-तये बढ़ते जाते है । डाक्टर कुओ में दवाई डालने के लिए 
आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी-कभी ढोरों को देखता है, लड़को 
का इम्तहान लेने वाला इसपिट्र है, और न जाने किस किस महकमे के 
अफसर है, तगर के श्रलग, जद्भल के अलग, ताडी सराब के अलग, 
गाँव सुधार के अलग, खेती विभाग के झलग । कहाँ तक गिनाऊँ। 
पादडी आ जाता है, तो उसे भी रसद देना पडता है, नहीं शिकायत 
' कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अ्रफसरों से किसान 
का कुछ उपकार होता हो, नाम' को नहीं।” (प० ३५४) चाहे रामसेवक 
समझता हो कहाँ तक मिताऊँ, प्रेमचन्द ने सब गिना दिए है। इत्यादि' 
के लिए भी स्थान नही छोड़ा । प्रेमचन्द ने सजग हृष्टि से रामसेवक से' 
साभिप्राय कथन कहलवाया है ।” इस शोषकक्रम में अंग्रेजी राज्य के परोक्ष 
स्तम्भ पादरी की गणना कराके-लेखक ने गहरी पैठ का परिचय दिया है । 

५. नगर के ग्राम-पुवारकों--मेहता-मालती का होरी-गरह में 
आगमन, वेसे भी समय समय पर गाँव में आता और ग्रामीणों की 
यथार्थ वस्तुस्थिति से परिचित होने का प्रयास करना आदि उन भविष्य 
की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है जिनके द्वारा सर्वहारा वर्ग चेतना 
प्राप्त कर सकेगा तथा संगठित हो सकेगा । इसका प्रमाण यह है कि 
लेखक ने कही भी मेहता को मजदूरों में कार्य करते नहीं दिखाया, फिर 
भी यह लिखा है कि मेहता ने मजदूरों के जीवन में भाग लिया है । 
प्रेमचन्द चाहते थे कि नागरिक ग्रामीणों के प्रति केवल' बौद्धिक सहानु- 
भूति ही दिखाकर न रह जाएँ और उत्तके जीवन में सक्रिय भाग लेकर 
ग्राम-सुधार क" वास्तविक रूप से अपनाएँ, किसी फैशन के रूप में नहीं । 
मेहता-मालती ऐसे ही प्रभावित दिखाई देते है, रूपा की शादी पर उनके 
हढ्वारा उपहार भी भेजा जाता है । 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [ १४४ 


६. प्रेमचन्द ने अपने आदरदां पात्रों के मुख से नगर के शिक्षित 
वर्ग मे चल रहे ग्राम-सुधार के बौद्धिक श्रांदोलनों की पोल खोली है । 
इस सम्बन्ध मे मेहता रायसाहब से कहते है---/****** आप कृषकों के 
शुभेच्छु है, उन्हें तरह-तरह की रियायत देना चाहते है, जमीदारो के 
अधिकार छीन लेना चाहते है, बल्कि उन्हे श्राप समाज का शाप कहते 
है; फिर भी आप जमीदार है, वैसे ही जमीदार जैसे हजारों और 
जमीदार है। अगर आप की धारणा है कि कृषको के साथ रियायत होनी' 
चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करे--काइ्तकारों को बगैर नजराने 
लिए पट्ठे लिख दें, बेगार बन्द कर दे, इजाफा लगान को तिलाॉजलि दे' 
दे, चरावर जमीन छोड़ दे मुभे उन लोगो से जरा भी हमदर्दी नही है, 
जो बातें तो करते है कम्युनिस्टो की सी, मगर जीवन है रईसों का सा. 
उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ ।” (५३) 


७. नगर के सम्पादक के पास गाँव मे होने वाले शोषण कार्यों 
का समाचार पहुँचता है और जमीदार भी श्रपती स्थिति-रक्षा के लिए 
दौड़धूप करता है--प्रेमचन्द की हृष्टि विक्ृति के विश्लेषण पर ही नहीं 
रही, उसके सुधार की सम्भावनाओशों तथा उनकी सीमाओं पर भी 
रही है। 

८. गाँव के किसान उजड़ कर नगर में मजदूर बन रहे है, गाँव 
उजड़ रहे हैं और नगर बस रहे है। वहाँ श्रौद्योगिक उन्नति के साथ एकः 
श्रन्य शोषक तथा शोषित वर्ग उत्पन्न हो गया है जिसकी दु्दंशा शोषित 
ग्रामीणों से किसी प्रकार भी कम नहीं । 


९. नगर के मिल मालिक कच्चे माल के लिए अपने कारिदों को 
गाँव भेजते है। उनका तैयार माल इतने दामो पर बिकता है कि किसानों 
के गृह-उद्योग प्रतियोगिता मे नही ठहर सकते। किसान समझता है कि 
गन्ने से गुड बनाने में श्रवः कोई लाभ नही, क्योकि मिल की चीनी की 
प्रतियोगिता में वह नहीं ठहर सकता । 


१४६ | पर्रिवित प्रइन, नई समीक्षा 


१०. माल खरीदने और तोलने मे भी मिल-मालिक ग्रामीणों को 
धोखा देते है । 

स्थान-स्थान पर लेखक तथा पात्रों के द्वारा गाँव-नगर की तुलना से 
भी गॉव-तगर के सम्बन्धो का पता चलता है। ये प्रसंग है--- 

(१) जमींदार के घर नागरिक पात्रो के सामने, धनुष यज्ञ के 
अवसर पर होरी की नैतिक हृढलता का परिचय मिलता है। पठान से 
मालती की रक्षा करने को कोई तत्पर नही होता, सब डरते है; उनमें 
रुपया तक लगाने का नैतिक साहस नही, किन्तु होरी अपने प्राणो को 
दाव पर लगा कर उसकी रक्षा करता है। 

(२) शिकार खेलने के अवसर पर मेहता वन्यबाला के मानवतामय 
आचरर तथा नागरी मालती के कृत्रिम विलासमय जीवन की तुलना 
करता है | 

(३) नगर से गाव लौटने वाले नवथुवकों मे विशेष परिवतंन भरा 
जाता है। उनमें सामरजिक रूढियो की प्रतिष्ठा और लोक निदा का भय 
कम हो जाता है । (प० २०४) ह 

, (४) गाँव के लड़के शहर जाकर बुरे आचरण सीख आते है। 
पटेश्वरी के लड़के के बारे में दुलारी कहती है-- “यह सहरी हो गये, गाँव 
का भाई-वारा क्या समभें | लड़के गाँव मे भी है, मगर उनमे कुछ लिहाज 
है, कुछ अदब है, कुछ डर है । ये सब तो छूटे साँड है ।” (पृ० २६०) 

(५) मालती गाँव में आकर गॉव-तगर की नारियों की तुलना 


करती है। 
(६) गाँव-नगर के खुले-तंग वातावरण की तुलना भी की गई है। 


(१० २७६) 

हम सभभते है कि गाँव-नगर में जैसा, जिस रूप मे, जिस सीमा 
में और जिन के द्वारा सम्बन्ध रहा है, वेसा' ही गोदान में वरणित है। 
इससे अधिक सम्बन्ध कयावस्तु के संगठन को चाहे हढ़ बना देता कित्तुः 
समाज-व्यवस्था के ढाँचे को, गाँव-नगर के सीमित सम्बन्ध तथा स्वरूप , 


गोदान का उद्देश्य तथा वस्तु संगठन [ १४७ 


को यथार्थ रूप में हमारे सामने न ला सकता । ऐसे कथा-विधान द्वारा 
प्रेमचन्द्र ने सक्रमणाशील समाज-विधान के यथार्थ प्रभाव को 
उतारने का प्रयास किया है। व्यापक संवेदनशील बहिम्‌खी उपन्यास- 
कारो के उपन्यासों के शिल्प पर सामाजिक-राजनीतिक परिवेश का 
विशेष प्रभाव पडता है | मध्य युग मे जब सामंतिक समाज-विधान का 
ढाँचा निश्चित श्राकार मे खडा था, उस समय महाकाव्यों का प्रचलन 
हुआ जो विशालता, समृद्धि, तथा निर्माण विधि की दृष्टि से सामन्तशाही 
समाज-व्यवस्था के श्रनुरूप था । सामन्तशाही के अन्त के साथ समाज का 
ढॉचा शिथिल हो गया । जटिलता, सघर्ष तथा वैषम्य की सभ्यता 
गतिशील हुई श्रोर इस अ्रनिश्चवतता को व्यक्त करने के लिए नि॑न्ध- 
लचीले काव्यरूप उपन्यास का आविर्भाव हुआ । उपन्यास के स्वरूप में 
निरन्तर परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होते रहे है । प्रेमचन्द के 
उपन्यास अपने युग के इतिहास है; उनमे युगधर्म का पालन पूर्ण 
प्रामारिकता से हुआ है । गोदान का शिल्प-विघान भी इसी जागरण 
के लिए छटपटाते, पाश्चात्य-पौव॑ सत्य आदर्शों के सघर्ष में मार्ग खोजते, 
नाता प्रकार के शोषण चक्रों से छूटकारे के लिए विकलते, भारत के मूल 
ग्राम के उजड़ते, पूंजीवाद के विकसते, उसकी प्रतिक्रिया मे समता 
सिद्धान्तो की छान-बीन करते, और झ्ौद्योगिक उन्नति से नृतन आविर्भेत 
सर्वहारा मज़दूर वर्ग के पिसते-खपते संक्रमित समाज-विधान की 
अनुरूपता लिए हुए है । 


वुन्दावन लाल वर्मा 
१. वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐेतिहासिकता 
२. सुगनयनो का उद्देश्य 


३. सुगनयनी के ग्ुण-दोष 


(पृष्ठ-संदर्भादि 'मुगनयनी” की सातवी आवृत्ति, १९५५ पर आधृत हैं) 


वुन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता 


वृन्दावनलाल वर्मा ने दो प्रकार के उपन्यास लिखे हैं-ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक । वे ऐतिहासिक उपन्यासकार की हृष्ठि से विशेष सम्मानित 
है। इंनके ऐतिहासिक उपन्यास ये है--गढ कुण्डार, विराठा की पद्मिनी, 
मुसाहिबजू, फॉसी की रानी लक्ष्मी बाई, कचनार, टूटे कॉटे, माधव जी 
सिधिया, मृगनयनी, भ्रुवत विक्रम और अहिल्याबाई । इन उपन्यासों के 
वृहद आकार, विपुल परिमाण तथा बहुल गुणों को देखकर लेखक की 
विशेष ऐतिहासिक रुचि का परिज्ञान होता है। इनके उपन्यासों की 
ऐलिहासिकता के विश्लेषण के लिए यहाँ हम तीन प्रश्नों पर विचार 
करेंगे। पहला प्रद्न है प्रेरणा और दृष्टिकोश सम्बन्धी--वर्मा जी ने 
इतिहास के माध्यम को क्‍यों स्वीकार किया है ? दूसरा है आधार 
विषयक---ऐतिहासिक सामग्री के संकलन के लिए किन स्रोतों से काम 
"लिया गया है ? और तीसरा है चित्रणगत---लेखक उपन्यासों में ऐति- 
हासिकता का समावेश कैसे और किस सीमा तक कर सका है । 


प्रेरणा और हृष्टिकोरण 


वर्मा जी किसी सस्ती रुचि से ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में नहीं 
आए। बचपन से ही उन्होंने यह अभ्रनुभव किया कि विदेशियों के प्रभाव की 
छाया मे भूत इतिहास की स्वर्शिम झाभा भी मलिन हो गई है--मानों 
किसी कुटिल जोहरी ने स्वर में भी ताम्र ही ताम्न देखा हो । सत्य को 
सिद्ध करने की झ्राकुल तड़प ने उतको ऐतिहासिक अनुसंधान की ओर प्रदृत्त 


'डा० कमलेश” ने इस सम्बन्ध में उनकी बचपन की दो घटनाश्रों 
का उल्लेख किया है । उन्ही के शब्दों में “पढने-लिखने का शौक वर्मा 


( १४६९ ) 


2५०] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


किया । युगीन वातावरण ने, राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतन्त्रता सग्राम के 
आान्दोलनों ने इनकी तड़प को और भी गति दी । अंग्रेज़ी इतिहासकारों 
ने रानी भाँसी के प्रति गलत मत व्यक्त करके अन्याय किया था । इस 


जी को बचपन से ही है। उनके चाचा के पास बंगला से अनुदित अश्वुमती” 
नाटक आया । उसमें श्रश्र॒ुमती को जहाँ राखा प्रताप की बेटी लिखा था 
वहाँ यह भी लिखा था कि जब अकबर द्वारा राणा प्रताप से लड़ने के 
लिए भेजा हुआ सलीम मेवाड़ गया तो वह उस पर आसक्त हो गई । 
वर्मा जी को यह बहुत खटका और उन्होने श्रपनी शंका चाचा को बताई। 
चाचा ने कहा' कि यह कभी नहीं हो सकता; क्योकि तब तक या तो 
“सलीम पैदा ही न हुआ होगा और यदि हुआ भी होगा तो वह.बच्चा 
होगा । वर्मा जी के मन में पुस्तकों मे लिखी भूठी बातों के प्रति घृणा 
का बीज तभी से जमा । दूसरी पुस्तक ई० मासंडन नामक लेखक की 
हिस्द्री आफ इण्डिया' थी जिसने वर्मा जी को इतिहास के सत्य-आ्राधार 
की खोज के लिए विवश किया। उस पुस्तक में लिखा था कि हिन्दुस्तान 
गर्म मुल्क है, इसलिए जो भी आक्रमणकारी लोग यहाँ आये उनसे यह 
बराबर हारा और पद-दलित होता रहा। श्रब चूँकि सर्द मुल्क के रहनेवाले 
अंग्रेज आ गए है अ्रतः यह किसी से नही हारेगा । वर्मा जी ते इसका अ्रथ्थे 
यह समझा कि हिन्दुस्तान गुलामी से शायद ही मुक्त हो । लेकिन रामायण 
और महाभारत के राम, कृष्ण और भीम की जब उन्हे याद आई 
तो उन्हें इस पुस्तक से अंग्रेजों की नीचता का आभास हुआ । उन्होंने गुस्से 
में पहले तो उस पृष्ठ पर थूका और फिर पेसिल से इतना काटा कि वह 
फ़ट गया । चाचा ने पूछा तो पहले तो चुप्पी साधी, पर अन्त में भ्रपराध 
स्वीकार करना पड़ा । चाचा ने उनकी भावना को समभकर जब अंग्रेजों 
की निदा की तो वर्मा जी ने कहा कि मैं सच्ची बाते लिखूँगा । चाचा ने 
कहा कि सच्ची बाते लिखने के लिए खूब पढना बहुत ही आवश्यक है । 
फलत: वर्मा जी तभी से पढने मे डूब गए।” (देखिए वृन्दावनलाल वर्मा : 


व्यक्तित्व भ्रौर कृतित्व'ँ पृ० २-३) 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१५१ 


अन्याय को दूर करने के लिए विजश्षष प्नुसंधान के साथ वे इतिहास 
सम्मत झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' उपन्यास लिख सके । पारसनीस के 
मत का प्रतिवाद करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया में इस उपन्यास की 
रचना हुई, यह वर्मा जी के स्वकथन से स्पष्ट है जो उन्होने उपन्यास के 
'परिचय' में लिखा है--पारसनीस के अन्वेषण काफी सूल्यवान होते हुए 
भी उनका विचार कि रानी (लक्ष्मीबाई) फॉसी का प्रबन्ध अद्भरेज़ों की 
ओर से गदर' के जमाने मे करती रही--परदादी और दादी की बतलाई 
हुई परम्पराश्रों के सामने मनमे खपता नहीं था ।” सारतः वर्मा जी की 
इतिहास-प्रवृत्ति की एक मुख्य भावना वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों को 
सामने लाकर, विदेशी इतिहासकारों की इतिहास को विक्ृत करने की 
प्रवृत्ति का' पर्दाफाश करना था । 

मफॉसी की रानी के परिशिष्ट में वर्मा जी ने लिखा है कि 
“वरिशिष्ट का यह खंड प्रतिकूल इतिहासकारों और श्री किकेड सरीखे 
अनुकूल लेखकों की आलोचना के लिए नहीं लिख रहा हूँ। जिनको 
वास्तव में भ्रम निवारण करना हो, वे इस उपन्यास को पढ़ें ।” डॉ७० 
सत्येन्द्र इस पर लिखते है---“उपन्यास से तो भ्रम फैलाये जाते है। 
यह लेखक इतिहास के द्वारा फैलाये गये भ्रमों को उपन्यास के द्वारा 
निवारण करने का निमनन्‍्त्रण दे रहा है ।[ इतिहास और ऐतिहासिक 
उपन्यास में अ्रन्तर को प्रायः इस वक्ति से व्यक्त किया जाता है कि 
इतिहास में नामो और तिथियों के अतिरिक्त कुछ सत्य नही होता और 
उपन्यास में नामो और तिथियों के झ्रतिरिक्त और सब सत्य होता है! । 
वर्मा जी ने ऐतिहासिक भ्रम के निवारण तथा सीमित कल्पना के साथ 
प्रामाशिकता से इतिहास के पालन द्वारा उक्त शक्ति में इतिहास और 
ऐतिहासिक उपन्यास के अन्तर को अधिक से अ्रधिक दूर करने का 
प्रयास किया है। 'माँसी की रानी इतिहास में उपन्यास है और 
उपन्यास में इतिहास । 


| मृगनयनी : कला और क्ृतित्व पृ० २० 


१५२ | परिचित प्रशन, नई समीक्षा 


ऐतिहासिक भश्रमों के निवारण की वृत्ति लेखक के अन्य उपन्यासों 
मे भी मिलती है। लेखक मुसलमान बादशाहो के सम्बन्ध मे उन्हीं 
के इतिहास लेखकों द्वारा लिखी तारीखो को भ्रांख मंद कर नहीं मान 
लेता । मभृगनयनी” मे वर्मा जी ने प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार 
मुसलमान बादशाह झ्रादि अपने इतिहास लेखकों से मनमानी बातें 
लिखवाते है । गियासुद्दीन मानसिह से हारकर मॉडू वापस लौट आता 
है किन्तु अपने इतिहास लेखक को यह लिखने की श्राज्ञा देता है-- 
“सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ते मानसिह तोमर को नरवर के मैदान में 
हराया और ग्वालियर की ओर खदेड कर खुद चल आया ।' वर्मा जी 
“लिखते है--“किसी-किसी गुप्पे-चुप्पे ने लिखकर रख लिया कि सुल्तान 
ग्रियासुद्दीन नरवर को जीत नही सका और थक कर लौट आया । वरवर 
'के जयति खम्भ में जो कुछ खुदवाया गया, वह कुछ और था ।” 
(पू० ३०३) डा० सत्येनद्र को एक पत्र सें वर्मा जी ने मृगनयनी, 
बैजू बावरा और प्रसिद्ध तानसेन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 
किया है। 'पम्ृगनयनी' में बेजू चंदेरी से ही ग्वालियर आता है। 
लेखक ने पत्र में स्पष्ट रूप से घोषित किया है--बैजू चंदेरी के रहने 
वाले थे यह मेरी खोज है । वे चंदेरी में बाल्यावस्था से रहे। वहीं 
उन्होंने एक गुरु के पास गायकी सीखी । यही से वे मानसिह के पास 
बवालियर आये थे। 
एक गीत है :--- 
सुनो हो गोपाल नायक कहत बेजु तानसेन' इत्यादि । 
यह सब निरा कल्पना प्रसूत है। गोपाल नायक अमीर खुसरो 
का समकालीन था जो बेजू-तानसेन काल से २०० वर्ष पूर्व हुआ था। 
थही इच्छा संकल्प बैजू को तानसेन के समकालीन बनाये डाल रही है।* 
ऐतिहातिक यथार्थ की रक्षा के लिए तटस्थ-निष्पक्ष रुचि का होना 
झनिवाय है। परन्तु इसकी भी सीमाएँ है। इस सम्बन्ध में जगदीश गुप्त 


*सुगनयनी : कला और इतित्व पृ० १२६ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे ऐेतिहासिकता [१५३ 


मे विभिन्‍न विद्वानों के मतों से ये परिणाम निकाले हैं--“पहला 
परिणाम तो यह है कि इतिहास पूर्णतया विज्ञान की कोटि में नहीं आता 
श्रतएव वेज्ञानिकता पर ही अतिशय आग्रह करना अनुचित और अनु- 
पयुक्त है। दूसरा परिणाम यह है कि इतिहास-मात्र घटना-संयोजन 
अथवा महापुरुषी की वीरगाथा न होकर चिरन्तन मानवीय प्रकृति के 
संतुलन में मनुष्य के विगत सामाजिक जीवन के आंतरिक सत्यों की 
खोज है। तीसरा परिणाम--जो उपन्यासकार के लिए विश्येष महत्त्व 
रखता है और इतिहास को साहित्य की जाति तक खीच लाता है--- 
यह है कि इतिहास लेखन में आत्यन्तिक तटठस्थता प्रायः असम्भव 
है। अश्रतएव रचना का प्रयोग यथासम्भव निलिप्त रहते हुए करना 
अश्रेयस्कर नही है वरच्‌ झ्ावश्यक है, क्योकि उसी के द्वारा तथ्यों के 
बीच ऐतिहासिक सत्य की उपलब्धि हो सकती है और होती है।” 
ऐतिहासिक उपन्यास इससे झागे की वस्तु है। अतएवं वर्मा जी का 
यह दृष्टिकोण सगत है कि इतिहासकार के समान “इतिहास के आधार 
पर उपन्यास लिखने वाला भी अपना दृष्टिकोण रखता है परन्तु वह 
केवल इतिहास लिखने वाले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है।” इस स्वतन्त्रता 
से वे ऐतिहासिक विवेक बनाए रखते हुए भी इतिहास के शुष्क तथ्य 
को अपनी रचना से सरस सत्य का स्वरूप देते है। ऐसा करने मे भी 
उनकी दृष्टि शिवं पर रहती है क्योंकि वे कला कला के लिए मानने 
वालो मे से नही । उनका हढ मत हैं कि सत्यं सुन्दरम के बीच में हमारे 
लिए शिव अत्यन्त आवश्यक है--मैं, कहूँगा कि अनिवार्य हैं। तदानुकूल 
वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति की दूसरी भावना आज को, वर्तमान जीवन 
को, शक्ति देने के लिए कल से, अतीत से, उपजीव्य जुटाने की है । 
प्र्येक सजग॒ कलाकार अपनी समयुगीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता। उसकी संवेदना को यह शोभा नही देता कि वह 
अपने युग के प्रति ईमानदार न रहे । अवश्य' ही भूत इतिहास के प्रति 


के आलोचना” उपन्यास-विशेषाक पृ० १३ 


१५४ |] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ईमानदार रहते हुए वर्तमान पर भी दृष्टि रख लेना, कलाकार से एक 
विद्येष कौशल की भ्रपेक्षा रखना है । वर्मा जी इसमे सफल रहे है। उन 
के उपन्यासों की समस्याएँ प्राचीन होते हुए भी श्राजकी जलती समस्याएँ 
हैं। मृगनयनी में श्रटल-लाखी की प्रासंगिक कथा में उन्होने जात-पाँत 
की समस्या ली है। भूत तथा व्तंमार्न दोनो के प्रति समान ईमानदारी 
को सिद्ध करने के लिए वर्मा जी ने मृगनयनी” के परिचय” मे लिखा है-- 
“जातपाँत ने भारत मे रक्षात्मक कार्य भी किया और शआ्रञाज भी शायद 
कुछ कर रही हो; परन्तु इसका विनाशात्मक काम भी कुछ कम नही 
हुआ है। श्रप्रेल सत्‌ १९५० मे छपी एक घटना है। देहरी (अल्मोड़ा) 
के एक गाँव में एक लुहार ने १२ वर्ष हुए दूसरी जाति की लडकी के 
साथ विवाह कर लिया था। बारह वर्ष तक यह लुहार जातपाॉत से 
बाहर रहा । कही ग्ब, अ्रप्र ल मे गाव की नई पंचायत ने उसको बहाल 
किया ! फिर पद्रहवी-सोलहवी शताब्दि मे लाखी और अटल के सिर 
पर क्या-क्या बीती होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है ।” (पृष्ठ ५) 
मुगनयनी' में मुल्लाओं की मजहबी कट्टरता-बरबंरता का वर्णन किया 
गया है। ऐसा वर्मा जी को इतिहास के ग्राग्रह से करना पड़ा है। वेसे 
यह वर्तमान राष्ट्रीय भावना के अननुकूल है | ऐसी अवस्था में, इतिहास 
की रक्षा तथा उनकी वर्तमान भावना में विरोध उत्पन्न हो सकता था, 
जिसको उन्होने ऐसे वर्णात मे रस न लेकर, कम' करने का प्रयास किया 
है। इस सम्बन्ध में आपका मत उल्लेखनीय है---“बोधन' ब्राह्मण ऐति- 
हासिक व्यक्ति है। उसके मारनेवालों की बरबेरता का मैंने बहुत थोड़ा 
वणुन किया है--करना पड़ा ।* यहाँ करना पड़ा” साभिप्राय है।॥ 
यह इतिहास की रक्षा के साथ वर्तमान का विचार रखने की दृष्छि 
के प्रतिबन्ध का परिचायक या शिर्व की रक्षा. का द्योतक है । 

उनके उपन्यासो में 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई! उपन्यास अभ्रधिक से 
अधिक इतिहास सम्मत है। कुछ आलोचकों को इसमे इतिहास की प्रबलता 


+मुग़नयनी' का परिचय पृ० ६ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे ऐतिहासिकता [१५५ 


खटकती है। ऐसा होते हुए भी वर्मा जी ने यह लिखा है कि “यदि 
आतनन्दराय (लेखक के परदादा) ने रानी के लिए भोली खाई और मेरी 
कलम ने थोड़ी सी स्याही तो इस श्रन्तर को पाठक अ्रवव्य ध्यान मे रखते 
की कृपा करें। इन दब्दों का क्‍या अभिप्राय हो सकता है ? डा० 
सत्येन्द्र ते इसे सपष्ट करते हुए लिखा है--“आननन्‍्दराय की घटना सब 
१८०५७ की थी और वर्मा जी की लेखनी ने थोडी सी स्याही खायी सन 
१९४६ में यह भी ध्यान मे रखने की बात है। सन्‌ १८५७ में रानी 
लक्ष्मीबाई ने जिस शक्ति को चुनौती दी थी उसी सत्ता को भारत ने 
अन्तिमझरूप से 'करो या मरो' के साथ भारत छोड़ो दाब्दों मे सन्‌ १९४२ 
मे ललकारा था ।****** इस स्वराज्य की भावना को स्पष्ट करने के लिए 
राती लक्ष्मीबाई के बलिदान को एक आहुति के रूप मे प्रस्तुत*"'*** 
किया भया है। सारतः वर्तमान को बल प्रदान करने की भावना उनमें 


सदेव रही है । 

उपर्यक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वर्मा जी की इतिहास- 
प्रवृत्ति की तीसरी भावना है देश-प्रेम के लिए आ्रादर्शों की स्थापना, 
जातीय-गौरव था वीर-पूजा की भावना | हम यह लिख छुके है कि ऐति- 
हासिक उपन्यासों का' आविर्भाव भी राष्ट्रीय जामरण तथा स्वतन्त्रता- 
संग्राम के प्रभाव स्वरूप हुआ । विगत इतिहास के वीर भी, अपने झआाद्शों 
की स्फूर्ति से, वर्तमान राष्ट्र की कर्तेव्य परायण॒ता की माँग की पूर्ति, कर 
सकते है। वर्मा जी भी अ्रतीत के चिर जीवित पात्रों तथा प्रसंगों की ओर 
सजग रहे हैं। 'राँसी की रानी लक्ष्मीबाई और उसकी भूमिका प्रस्तुत 
करनेवाला उपन्यास माधव जी सिंधिया” उक्त भावना के सजग प्रमाण 
है। अहिल्याबाई में भी चिरस्मरणीय' (परिचय पृ० १) कार्यों का 
आख्यान हैं। बुन्देलखण्ड के वीर भूमि होने के कारण ही वर्मा जी 
इससे प्रेम करते हैं और इसके वीरों की गाथा गाकर अपनी वीर पूजा 
की भावना का प्रमारा देते हैं। दूसरे वर्मा जी का विश्वास है कि बुन्देल- 
खण्ड की वर्तमान हिन्दू जनता में प्राचीन हिन्दुत्व अभी थोड़ा-बहुत 


१५६ परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बचा हैं। उसकी रक्षा का बहुत-कुछ श्रेय बुन्देलों को है। मृगनयनी' मे 
भी उन्होने इतिहास मे उस काल खण्ड को लिया है जो जातीय गौरव 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मृगनयनी' के 'परिचय' में वे लिखते है--- 
“फरिष्ता के इतिहास लेखक ने मानसह को वीर और योग्य शासक 
बतलाया है। अश्रंग्रेज इतिहास लेखकों ने मानसिह के राज्यकाल को 
तोमर-शासन का स्वर्णयुग (9000670 486 07 70%9प7" -ेघा6) 
कहा है। पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रन्‍्त और सोलह॒वी के प्रारम्भ को राज- 
नेतिक और आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का कराल, कंठोर और 
काला युग कहें तो भ्रतिशयोक्ति न होगी । >< »< ऐसे युग में, इतने संकटो 
में भी मानसिह हुआ और उसने तथा उसकी रानी मृगनयनी ने जो कुछ 
किया उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे सामने है । ग्वालियर किले के 
भीतर मानमंदिर और गूजरी महल हिन्दू वास्तु-कला के अत्यन्त सुन्दर 
भर मोहक प्रतीक है तथा भ्रूवषद और धमार की गायिकी और 
ग्वालियर का विद्यापीठ जिसके शिष्य तानसेन थे, आज भी भारत मे 
प्रसिद्ध है। जिसको मुगल वास्तु और स्थापत्य. कला कहते है वह क्या 
मानसिह के ग्वालियर शिल्पियों की देन नहीं है ” महाकवि टैगोर ने 
ताजमहल को “काल के गाल का आ्ाँसि कहा है। यदि मैं (जिसको 
कविता पर अंशमात्र भी दावा नही है) पानमंदिर और गूजरी महल को 
श्रोठों की मुस्कान कहूँ तो महाकवि टैगोर के उस वाक्य का एक प्रकार 
से समर्थन ही करूँगा ।” शौयं-कला के संयुक्त स्थल ग्वालियर को वर्मा 
जी ने उत्साह और भावुकता से गौरवान्वित किया है। मृगतयनी इस 
गौरव-गरिमा का आख्यान है । 


वर्मा जी के प्रत्येक उपन्यास में कोई न कोई महानू आदर्श पात्र 
तथा सांस्कृतिक गौरव प्रदर्शित है। उसमें से भॉसी की रानी लक्ष्मीबाई, 
अहिल्याबाई, साधव जी सिंधिया आदि इतिहास में भी अ्रधिक प्रसिद्ध 
हैं । केवल इस दृष्टि से यह झ्राभास होता है कि वर्मा जी ने इतिहास को 
इसलिए भी लिया क्योंकि उन्तमें अतीत के पुनरुत्थान की भावना है । 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१५७ 


पुनरुत्थान की भावना क्योंकि एक प्रबल स्फुर्तिप्रद प्रवृत्ति है इसलिए इसका' 
आभास है, वेसे यह उनकी मल भावना नही । इतिहास के प्रति वैज्ञानिक 
पहुँच तथा वर्तेमान के प्रति विशेष सजग होने के कारण उनमे अतीत 
के गुण-अ्रवगुणों की परख से उसके पुनरुत्थान का स्वर इतना प्रबल 
नहीं जितना श्राधुनिक भारत के बृतन निर्माण का, और यही वैज्ञानिक 
दृष्टि है । 


“मृगनयत्ती' के लेखन में हमे वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति के एक 
अन्य कारण का भी आभास मिलता है। कभी-कभी श्रपनी विशिष्ट रुचि 
के अनुकूल कोई ऐसा कथानक हाथ झा जाता हैं जिसमे कलाकार 
अपनी रुचि को ही साकार पाता है। वर्मा जी विशेष कला-प्र मी हैं । 
मृगनयनी' के कथानक मे स्थापत्य, सगीत, मूर्ति और चित्रकला के प्रति 
अपनी प्रेमाभिव्यक्ति तथा कला के प्रति अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण 
का पूर्ण स्थान मिल सकता था। जीवन में कला के योग की दृष्टि से, 
जीवन की नूतन व्याख्या भी प्रस्तुत हो सकती थी । श्रतएवं वर्मा जी 
ने इस कथानक का पूरा उपयोग किया । इस दृष्टि से 'मृगनयनी' वर्मा 
जी के उपन्यासों में स्वेधा नुतन उपन्यास है । 


ऊपर हमने वर्मा जी की इतिहास-प्रवृत्ति के उन कारणों को परि- 
गरिएत किया है जो बहुत-कुछ परिस्थितियों के परिणाम है या जिनमें पूर्वे 
विवेचना द्वारा निश्चित सुपरिणाम पर हृष्टि मिलती है, भर किसी 
स्वत: प्रवृत्ति का आभास नही मिलता । अभ्रब हम उस पग्राकृतिक तथा वर्मा 
जी के उस स्वभावज कारण का स्पष्टीकरण करेगे जो उनकी ऐतिहासिक 
रुचि का प्रधान ,प्रबल कारण है। वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे” यह 
पाम'त्य सत्य है--अ्रतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक 
ग्राकर्षण हे । अर्थपरायण लाख कहा करे कि 'गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्‍या 
फायदा” पर हृदय नहीं मानता; बार-बार अश्रतीत की ओर जाया करता 
है" “हृदय के लिए श्रंतीत एक मुक्तिलोक है जहाँ वह अनेक प्रकार 


१५८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


के बन्धनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप मे विचरता है। न 
ग्रतएवः इतिहास--इति-ह-आ्रास अ्र्थात्‌ यह ऐसा हुआ --के जानने 
में भी एक रस है। ऐतिहासिक उपन्यासकार इस ऐतिहासिक रस का 
लोभी होता है । वर्मा जी में भी इतिहास-रस में मग्नता की सहजता 
है जिसको उनकी रोमानी प्रवृत्ति ने और भी वद्धित किया है। रोमानी 
कलाकार की प्रवृत्तियाँ गौरवमय अतीत मे खुल खेल सकती है। फिर 
प्राकृतिक-वेभव-वेष्टित, शौर्य-कला-सम्पन्न बुन्देलखण्ड से जिसे प्रम हो, 
उसकी रोमानी कल्पना अतीत के आँचल मे क्यो न विश्राम ले । स्वय 
लेखक के शब्दों मे--ये ही नदिया-तनाले या नदी-ताले-कीले और 
बुन्देलखंड के पर्वत वेष्टित शस्य ह्यामल खेत मेरी प्रेरणा के प्रधान 
कारण है इसलिए मुभको रा807009] ३0779706 पसन्द है । 
झ्रन्य कारण जानकर क्या करियेगा ?” *इतिहास' ने उनकी रोमानी रुचि 
को यथार्थता प्रदान की है और रोमानी रुचि ने इतिहास को सरसता । 
फिर भी वे आधुनिक समय के ज्यों-ज्यों निकट के कालखण्ड को लेते 
गये है--जैसे, भॉसी की रानी और अहिल्याबाई' में-- वे रोमांस से 
इतिहास की ओर बढते गए है। 


ग्रतीत के प्रति उनकी इस हारदिक-स्वभावज रुचि या स्वतः प्रवृत्ति ने 
उनकी पूर्व विवेचना द्वारा निदिष्ट इतिहास-प्रवृत्ति को वह शक्ति दी है 
जो एक श्रध्ययन-अभ्यास-सम्पन्त कवि को स्वाभाविक प्रतिभा के योग 
से मिलती है। इस हादिक रुचि के अभाव में उनके ऐतिहासिक उपन्यास 
में सजीवता-सरसता न' आ पाती | जसे प्रभावोत्पादक कविता रचना 
के लिए विषय और छन्द-अलंकार, शब्द-शक्तियों के ज्ञाता कवि के लिए 
हादिक योग या अन्तःस्फूति आवश्यक है, वैसे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार 
के लिए हादिक रुचि । और यही वर्मा,जी में है । 


* 'चिस्तामणि---रामचन्द्र शुक्ल पृ० २५६ 
*मुमृतयती : कला और कृतित्व पृ० १ डा० सत्येन्द्र 





वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे ऐतिहासिकता [१५६ 


अभी तक हमने उन कारणो पर प्रकाश डाला है जो वर्मा जी की 
ऐतिहासिक रुचि के लिए उत्तरदायी है । श्रब हम उन स्रोतों का वर्णन 


करेगे जिनसे वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों का निर्माण 
किया है ! 
ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत 


वर्मा जी के उपन्यासों का ऐतिहासिक आधार अध्ययन, अनुसधान, 
अनुभूति तथा कल्पना से पुष्ट है । 


वर्मा जी को अपने प्रारम्भिक जीवन से ही विभिन्‍न विषयों की 
पुस्तकों के श्रध्ययन का बड़ा शौक रहा है। उनका अध्ययन देश-विदेश के 
नूतन-पुरातन सभी ग्रन्थों तक विस्तृत है। इनमें से इतिहास ग्रन्थों तथा 
ऐतिहासिक उपन्यासो के अध्ययन का विशेष स्थान है । डा० कमलेश उनके 
विस्तृत श्रध्ययन के परिचय के मध्य मे लिखते है कि---“विक्टोरिया कालेज 
में उन्होंने फ़वियन सोसायटी के पेपसे का अध्ययन किया; मार्क्स पढ़ा, 
डाविन' पढा, प्रीक, रोम, इगलेड झौर भारत के इतिहास पर उपलब्ध 
सभी पुस्तकों का पारायरणा किया ! वकिल की इग्लेड की सभ्यता का 
इतिहास का उन पर विश्येष प्रभाव पडा। यही प्रो० आर० के ० कुलकर्णी 
के आदेश से सेवा-भावना और डायरी लिखने का व्रत लिया । स्काद, 
हा गो, ड्यूमा, अप्टन सिक्लेयर की रचनाओ्रो को उन्होने बार-बार पढ़ा 
और मनन किया । इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र, 
विज्ञान ओर दहन पर आधुनिकतम मनीषियों के सिद्धान्तो से परिचय 
प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति के आधारभूत प्रैन्थों का भी अ्रध्ययन चलता 
रहा'।/* वर्मा जी के अधिकाश उपन्यास बुन्देलखंड के इतिहास से सम्बन्धित 
हैं। इस सम्बन्ध मे डा० कमलेश लिखते हैं--“वर्मा जी ने मुक्के एक 
भेंट में बताया था कि एक बार भाँसी में उन्होंने बुन्देलखंड की बुराई 
सुती । उस समय उनके मन को बड़ी चोट लगी और उन्होंने बुन्देलखंड 


अवृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व और कृतित्व पृ० ५ 


१६० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


का इतिहास और परम्परा अपने अ्रध्ययन के विषय बना लिए। सर 
वाल्टर स्काट के पठन-पाठन से भी उनके मन में बुन्देशखड को 
चित्रित करने की प्रेरणा मिली ।” | वर्मा जी ने अपने ऐतिहासिक 
उपन्यासों के परिचय मे प्रायः तत्कालीन इतिहास तथा आधारभूत 
सामग्री का उल्लेख किया है। मृगनयती' के परिचय मे वर्मा जी 
ने जिन ग्रस्थकारो या भ्रन्थो का उल्लेख किया है, वे है-- 


१. फरिष्ता का इतिहास लेखक । 

२. सिकन्दर लोदी के दरबारी इतिहास लेखको--अ्रखबार नवीसो 
--के ग्रंथ । 

३. मानसिह के राज्यकाल पर अंग्रेज़ इतिहास लेखक। 

४. फारसी की तारीख 'मीराते सिकन्दरी' (इलियट और डासन 
द्वारा अनूदित) । 

५. ग्वालियर गज़ेटियर । 

अध्ययन के लिए लेखक पुरातत्व विभाग से सहायता लिया करता 
है । अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों की कथा के निर्माण में गज टियरों का 
प्रायः उल्लेख हुआ है। जैसे 'मुसाहिब जू', 'कचनार', झादि में । कचनार' 
की आधारभूत अ्रध्ययर्न सामग्री यह है-- 

१. सागर गजटियर । 

२. बरुन्देलखण्ड का इतिहास । 

३. लाल कवि रचित छत्र प्रकाश । 

ड. 06068 900 फ७788000708 0० (॥6 १(७४०७॥० ७ 
फशशआंए० (१६०४५ में इगलेड में प्रकाशित) । 

५. एलविन की #0एर 50028 ० 5896 (७४८0७/४ 87026. 

६. पाठ रि७] 0०००4 8. 

७. जनरल मालम के ७४078 67 एक ॥#दा9. 


वृन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व पृ० ६ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे ऐतिहासिकाता [१६१ 


उक्त सूची में यह महत्वपूर्ण बात है कि वर्मा जी केवल इतिहास-ग्रथ ही 
नहीं पढते, तत्कालीन काव्य ग्रन्थ भी पढते है। ऐसा इसलिए आवश्यक 
है कि इतिहास ग्रन्थों मे तो कोरा इतिहास ही मिलता है, जन-मानस की 
गति-प्रगति तथा जन-संस्क्ृति का परिचय--जो ऐतिहासिक उपन्यास के 
लिए आझ्रावश्यक है--काव्य ग्रंथो से मिल सकता है । 

“विरादा की पद्मिनी' घटनाओं के काल-सकलन की दृष्टि से चाहे 
काल्पनिक हो गया है फिर भी उसकी घटनाएँ सत्यमृलक है । इस 
उपन्यास के लिए भी लेखक ने विराटा, रामनगर, मुसावली की दस्तूर- 
देहियों का सरकारी कार्यालय में भ्रष्ययन किया । 

मॉसी की रानी की आधारभूत इतिहास-सामग्री के सकलन 
में लेखक की अध्ययन सामग्री मे एक और उपकरण, चिट्टियों, की 
वृद्धि हुई है। ये चिट्टियाँ “१८५८ मे किसी अग्रेज फौजी भ्रफसर 
ने ले० गवर्नर के पास भाँसी को अधिकृत कर लेने के बाद 
रोज-रोज भेजी थी” और लेखक को जजी कचहरी की आलमारी 
में ४०-५० की संख्या मे मिली। वर्मा जी को यह सुविधा इसलिए 
प्रात्त हो सकी क्योंकि इस उपन्यास का काल खण्ड वतंमान से 
तिकटतम है। ये विटियाँ श्रधिक से अधिक प्रामाणिक सामग्री कही जा 
सकती है । इत पन्नों के अतिरिक्त नवाब अली बहादुर का रोज़नामचा 
तथा पारसनीस के अच्जेषणों का भी आपने अपने ढंग से उपयोग 
किया है | 

टूटे कॉटे' उपन्यास में वर्मा जी अपने निश्चित प्रदेश, बुन्देलखण्ड, से 
बाहर जाकर फतहपुर सीकरी से कथा का आरम्भ करते है । इसके 
परिचर्या को पढ़ने से लेखक के ऐतिहासिक अध्ययन के प्रति गम्भीर 
दृष्टिकोण के साथ यह भी अ्रवगत होता है कि मात्र इतिहास-म्न्धों से 
ही ऐतिहासिक उपन्यासकार का अभीष्ट सिद्ध नहीं होता । और किन 
बातों की जानकारी अनिवार्य होती है तथा किन इतिहासेतर साधनों के 
अध्ययन से यह प्राप्त होती है, इन सब का उल्लेख लेखक ने किया है + 


१६२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


वर्मा जी के शथ्दों मे--- हूटे कॉटे की मुलकथा का सार बहुत समय से 
मन को कोंच रहा था। यथेष्ट सामग्री प्राप्त करने की लालसा मे प्रका- 
शित ग्रन्थों को, जो मेरी पहुँच के भीतर थे, टटोला तो उनसे सतोष नही 
हुआ । बाजीराव का दिल्‍ली पर सबू १७३० में यकायक क्रपट्टा मारना, 
मुहम्मदशाह के दरबारी और उततकी रोयरेलियाँ, ********* इत्यादि प्रसंग 
तो इतिहासों में कम बढ ब्योरे के साथ मिले परन्तु जनसाधाररण की 
ग्राथिक स्थिति, जनसंस्कृति का उतार-चढाव और जनमन की प्रगति का 
वर्शान-विश्लेषण हाथ न पड़ा । उत्तर भारत का साधारण जन विपद 
ग्रस्त था और विषणण कष्टों के पत्थर श्राए दित उसके सिर पर फिकते 
रहते थे । वह रोता था--भ्रौर गाता भी था। क्या गाता होगा ? कब 
कैसे ? त्रस्त मनोकामना की तृप्ति के लिये उसके पास त्यौहार थे, लोक 
गीत थे। कुण्ठित मन को वह उनमें व्यक्त करता था परन्तु मनोबल उसको 
प्राप्त होता था सनन्‍्त-महात्माश्रों की वाणी और सन्‍्तप्त हृदयों के अमृत, 
भक्ति मार्ग से । कैसे गाँठ मे आता होगा मनोबल इस साधन द्वारा 
भनो विज्ञान का विद्यार्थी उसको अपनी कल्पना में बॉध नही पाता । 

“इन संत महात्माओं गौर सन्त कवियों का वर्शव और जनसस्क्ृति 
तथा प्रगति पर उनका प्रभाव कितना होता रहा है, यह फारसी की 
विख्यात इतिहास पुस्तकों में बहुत ही कम मिलता है।” वर्मा जी को 
इसके लिए इतिहासेतर ग्रन्थों, विशेष रूप से मध्यकालीन भक्तिया 
सास्कृतिक आंदोलन से सम्बन्धित पुस्तकों का आश्षय' लेना पड़ा। 
जिन पुस्तकों का लेखक ने उल्लेख किया है, उसकी सूची इस प्रकार है--- 

१. राय चतुरमन कामथ की चहारे युलशन ( १७५६) 

२. बहादुरसिह भठनागर की यादगारे बहादुरी ( १८२७) 

(इन दोनों पुस्तकों मे सन्‍्तों तथा काव्यों पर विशद रूप से लिखा 
गया है ।) 

३. आनन्दराय मसुखलिस (६ मुंहम्मदशाह का एक मुन्शी ) का 
'तजकिरह' । है. 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता [१६३ 


( इसमे नादिरशाह के आक्रमण का आ्ापबीता तथा आँखों देखा 
वर्णन है। इस पुस्तक को वर्मा जी ने मौलाना साहब से सुना । ) 

४. फ़ेजर कृत 'नादिरशाह' जिसमे नादिरशाह की लूट वसूली पर 
नियुक्त सरबुलन्द खाँ के निजी सचिव के पत्रों का आधार लिया गया हैं । 

५, इलियट और डासन की ज8607ए 067 वशहदा9 88 004 
09प्र 408 0एए #50077 978, 

६. ख्वाजा श्रब्दुल करीम खाँ काइमीरी कृत 'बयाने वुकाय' । (यह 
पुस्तक लाहौर की पब्लिक लाइब्नरी मे है अतएवं लेखक को एक 
पाकिस्तानी मुसलमान मित्र से लाभ उठाना पड़ा ।) 

७. अविन कृत 4,७697 (०0घ27०%8 ५०. व 

८. अब्दुल अज़ीजकृत---/086 [779678] ॥7%6७४प्राषप्न रण 
706 3॥764979 ॥0प7279/8, 

ग्रवश्य ही वर्मा जी ने प्रत्येक ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना से भी 
पर्याप्त सहायता ली है किन्तु यह अध्ययन-अनुसंधान के आधार पर है । 
ऐतिहासिक रस के साथ औपन्यासिक रस और ऐतिहासिक सत्य के साथ 
सुन्दरं-शिवं की उपलब्धि कराना लेखक का लक्ष्य रहा है। इस कल्पना 
की तीन सीमाएं उनके उपन्यासों में उपलब्ध होती है। 'मॉँसी की रानी 
जैसे उपन्यास में अपेक्षाकृत कल्पना कम तथा इतिहास का आग्रह अधिक 
है। वर्मा जी के शब्दों में उनका आददशों है---“मैंने निश्चय किया कि 
उपन्यास लिखूंगा, ऐसा जो इतिहास के रगरेशे से सम्मत हो और उसके 
संदर्भ मे हो । इतिहास के कंकाल मे मास और रक्त का संचार करने के 
लिए मुभको उपन्यास ही अ्रच्छा साधन प्रतीत हुआ ।” मगनयनी', 
शड़ कुण्ढार, टूटे कॉटे', माधव जी सिंधिया' में प्रमुख घटनाएँ तथा 
पात्र इतिहास सम्मत्त है किन्तु कल्पनात्मक साधनों का भी पर्याप्त योग 
है । कचतार', मुसाहिब जू” श्रादि उपन्यासों में कल्पनात्मक उपकररों 
का और भी अधिक उपयोग है। 'विराठा की पद्मिती की दृष्टि से 
एक चौथी कोटि भी हो सकती है किन्तु हमारे विचार में इसे ऐतिहासिक 


१६४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


उपन्यास नहीं मानता चाहिए। ऐतिहासिक वातावरण इसमें अ्रवश्य 
है । घटनाएँ सत्यमूलक होने पर भी अपने अनेक कालों से उठाकर एक 
ही समय की लडी में पिरो दी गई है ।| अधिकांश पात्र काल्पनिक या 
जनश्रुतियों पर श्राधारित है । वस्तुतः यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, पर 
लेखक की कुशलता यह है कि ऐतिहासिक होने का भ्रम पैदा करता है । 
ग्रभी तक हमने इतिहास-प्रन्थों, काव्यों तथा हस्तलिखित पत्नों--- 
इन तीन ज्नोतो का उल्लेख किया है जिनका वर्मा जी ने उपयोग किया 
है। इतिहास के साथ लेखक ने परम्परा का भी पूरा उपयोग किया है। 
यह परम्परा जनश्रुतियों, किवदन्तियों, लोक कथाओं तथा लोकगीतों पर 
प्राधारित है। ऐतिहासिक उपन्यास में तत्कालीन वातावरण की यथार्थता- 
वास्तविकता लाने में लोक साहित्य की महत्ता असंदिश्ध हैं। इस 
मौखिक साहित्य में धर्म, समाज, संस्कृति स्थानीय इतिहास आदि की 
अ्रमूल्य सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। लोक साहित्य से विलुप्त- 
विस्मृत इतिहास पर किचित प्रकाश पड सकता है तथा विश्रखलित 
इतिहास की अनेक कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक महत्त्व 
के अतिरिक्त, जन-संस्क्ृति के सत्य-सजीव चित्रण की हृष्टि से भी इसका 
विशेष महत्त्व है। तीसरे, इतिहास में सरसता लाने का भी यह सहज 
साधन हो सकता है। “लोक कथाञ्रों में जो सम्मोहन है वह उनके 
पुरानेपन, व्यापकता और जनमन के मर्म को प्रभावित करने की रूढ़ि के 
कारण होता है ।+ 
परम्परा या किंवदंतियों-जनश्रुतियों का उपयोग करने में वर्मा जी 
विशेष चयन-हृष्टि से काम लेते हैं जो उपन्यास-कथा को श्रृद्धलित 
करने की सुविधा तथा उनके शिवं के दृष्टिकोण से अनुशासित 
रहती है। मृगनयनी के 'परिचय' में उक्त दोनों दृष्ठियों का उदाहरण 
मिल जाता हैं। नटों और नरवर के सम्बन्ध में प्रचलित निम्न दोहे 


+ देखिए विराटा की पदुमिनी” का परिचय 
$ सोना” का परिचय, वृन्दावनलाल वर्मा 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्‍्यासों में ऐतिहासिकता. [१६५ 


का 'मृगनयनी' की कथा में लेखक ने अपनी कल्पना से “दूसरे प्रकार से 
उपयोग किया है ।/* 


नरवर चढे न बेड़नी, बूँदी छपे न छीट 
गुदनौटा भोजन नही, एरच पके न ईठ 


मानसिह की रानियो के सम्बन्ध मे लेखक को दो किवदतियाँ 
मिलीं । एक के अनुसार मानसिह की दो सौ रानियाँ और दूसरी के 
अनुसार 'एट' (ग्राठ) रानियाँ थी। वर्मा जी ने अपने दृष्टिकोण के 
अनुकूल दूसरी किवदती को मान्यता दी । अपने चरित्र नायक की गौरव- 
रक्षा इसी से हो सकती थी । मृगनयनी के पुत्रों के श्रंतिम परिणाम के 
सम्बन्ध में प्रचलित दो परम्पराओं मे से लेखक ने उसको मान्यता दी 
जिसमे समाज के कल्याण-निर्माण के लिए कर्त्तव्य की प्रेरणा मिलती 
है | 

परम्परा का उपयोग करते हुए वर्मा जी उसको संगति-असंगति 
तथा विश्वसनीयता का विचार अवश्य रखते है। प्रमाणस्वरूप मृगतयनी 
के शौये के सम्बन्ध में 'परिचय' में वे लिखते है-- “परम्परा मे तो इसके 
विषय में यहाँ तक कहा गया है कि राजा मानर्सिह राई गाँव के जंगल 
में शिकार खेलने गये तो देखा कि मृगनयनी (उपन्यास के आरम्भ की 
निन्‍नी) ने जंगली भैसे को सीग पकड़कर मोड़ दिया। एक साहब ने 
परम विश्वास के साथ मुझको बतलाया कि राजा मानसिंह अपने महल 
में बैठे हुए थे, नीचे देखा जंगली भेसे के सीग पकड़कर मृगनयनी मरोड़ 
रही है भर उसको मोड़ रही है !! ग्वालियर किले के भीतर जंगली 
भैसा पहुँच गया और राई गाँव से, जो ग्वालियर से पर्चिम-दक्षिण मे 
११ मील है, मृगनयनी जंगली भैसे को मोड़ने-मरोड़ने के लिए 
झा गई !!! 

* वर्मा जी के दाब्द, मृगतयनी' का परिचय पु० ५ 

+ देखिये 'मृगनयनी” का परिचय पृ० ६ 


_ननककरननंकानी-म+-कमानन--म मनन नन न 


१६६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


“मैंने पहली परम्परा को मान्यता दी है ।” (पृ०३) 

स्पष्ट हैं कि वर्मा जी परम्परा का उपयोग सजग हृष्टि से 
करते है । 

वर्मा जी अपने अध्ययन, अनुसन्धान और परम्परा ज्ञान को पूर्ण 
बनाने के लिए उन ऐतिहासिक स्थलों का अवश्य भ्रमण करते हैं जिनका 
सम्बन्ध उपन्यास से होता है। इतिहास ग्रंथों के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ 
स्मृत्याभास कल्पना के रस में विनिमग्न हो कर लिखने के लिए 
ओपन्यासिक क्रीड़ाभूमि का साक्षात्‌ दर्शन आवश्यक हो जाता है। 
स्मृत्याभास कल्पना की व्याख्या मे शुक्ल जी लिखते है--“भ्रतीत की 
कल्पना भावुको में स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करती है और कभी- 
कभी अतीत का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप 
ग्रहण करती है । ऐसी कल्पना के विशेष मा्िक प्रभाव का' कारण यह 
है कि यह सत्य (इतिहास) का आधार लेकर खड़ी होती है ।****** 
प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना या दृश्य के ब्योरों 
को कही बेठे-बेठे हम मन में लाया करते है और कभी कभी उसमे लीन 
हो जाते हैं, वेसे ही किसी इतिहास प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर अ्रपनी 
कल्पना चंट उस स्थल पर घटित किसी मामिक पुरानी घटना अथवा 
उससे सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा 
देती है, जहाँ से फिर वर्तमान की ओर लौटकर कहने लगते है कि “यह 
वही स्थल है जो कभी सजावट से जगमगाता था । जहाँ अ्रमुक सम्राट 


सभासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे" ***** “इस प्रकार हम उस 
काल से लेकर इस काल तक अश्रपनी सत्ता के प्रसार के आरोप का 
अनुभव करते है। 


“सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमे जितनी ही गहरी 
भावुकता होगी, जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी, उसके मन में उतने 
ही भ्रधिक ब्योरे आएँगे और पुर्ण चित्र खड़ा होगा |” 


चिन्तामरि घृ० २५७-५८, रामचन्द्र शुक्ल 


544८० क तक ४४ आ 3 अल +++- के ५ कं 4६/6४/506९ 4८260 <& 6७८56 यू 25 अब 4 आय 92३२८ २२८ ता आर त5 + ८2 आज २३५५२॥२८330 आयाक- 0:८6 जा भय पक +वय आाआउ+ 3 #-> पुर %सर 5:५७ ८७४25 वाल 32% 4७#७७४७७४७ ७ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता. [१६७ 


वर्मा जी की उक्त प्रत्यभिज्ञानता, भाव॒ुकता तथा कल्पता-क्षमता 
का प्रमाण उन के 'यढ़ कुण्डारं लिखते समय की मनःस्थिति तथां 
परिस्थिति से मिल जाता है---“१६ प्रप्रैल १९२७ का दिन वर्मा जी के 
साहित्यिक जीवन का मंगल प्रभात माना जायगा । शिकार के लिए 
वर्मा जी जंगल में एक गड्ढे में बैठे ।**'“'शाम से ही झछिकार की 
तलाश थी । सोचा था कि रात को जब पानी पीने के लिए सॉमर, या 
सूत्र आयंगे तो निशाने बाजी का मज़ा ले लेगे। परन्तु वर्मा जी ने 
ऊपर दृष्टि की तो कुण्डार का किला दिखाई दिया । मौर्य काल से लेकर 
भ्राज तक के उसके जीवन की स्थितियाँ मानस नेत्नो के समक्ष प्रत्यक्ष 
हो गई । देखते-ही-देखते सवेरे के ४॥॥ बज गए । दिन निकला तो सूझ्र 
के पैरों के निशान दिखाई दिए। पर जो कुण्डार के किले के साथ 
एकाकार हो गया हो वह सूझर पर क्या निशाना लगाता ? आए थे हरि 
भजन को ओठटन लगे कंपास' के अनुसार शिकार की जगह कुण्डार पर 
लिखने का निश्चय किया श्र उसी दिन गाँव में पहुँच कर १७ फुलस्केप 
लिख डाले ।******इसका अधिकाँश तो गड्ढे मे लिखा गया । होते होते 
१७ जून को गढ कुण्डार' पूरा हो गया। २२ जून को गड़ढे में पहुँचे 
जहाँ लिखने की प्रेरणा मिली थी। फूल लाए गए। पुस्तक पर फूल 
चढ़ाकर प्रतिज्ञा की कि मरते दम तक लिखेंगा । लौटे और लगन 
लिखा-कुछ भाॉँसी में तो कुछ गड्ढे में | संगम” और प्रत्यागत' भी 
तभी लिखे गए। वर्मा जी जंगल में टाचे की रोशनी में लिखा करते 
थे।* वर्मा जी का अपने उपन्यासो में श्राए मुख्य स्थलों के साथ ऐसा 
तादात्म्य हो जाता है कि वे वहीं गड़ढों में बेठकर लिखने लगते है । 

वर्मा जी अपने उपन्यासों के घटना-स्थलों को देखना इतना अनिवार्य 
समभते है कि इसके बिना वह अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करते। 
माधव जी सिधिया' १६४६ में पुर्णा हो गया किन्तु माधव जी सिंधिया के 


*वृन्दावन लाल वर्मा : व्यक्तित्त और कृतित्व पु० १२-१३ डा० 
कमलेश । 


१६८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


देहान्त स्थल को देखे बिना वे इसे प्रकाशित न कर सके । सन्‌ १६५६ में 
अभीष्ट सिद्धि होने पर ही उपन्यास का प्रकाशन हुआ । 'कचनार' भी 
उनकी अ्रमर कंटक यात्रा का प्रतिबिम्ब है। कचनार' के 'परिचय' में वे 
लिखते है जब मैने'***** उन स्थानों की श्री को देखा तब मन मे एक 
लालसा उत्पन्न हुई ।” मृगनयनी के 'परिचय' में वे स्पष्ट लिखते है--- 
“जिन स्थानों का सम्बन्ध उपन्यास की मुख्य कथा से है, उनका भ्रमण 
भी किया ।” 

इस भ्रमण से वर्मा जी पूरा लाभ उठाते है। वे जनता से तत्सम्बन्धी 
प्रझन पूछते है । इसी से उन्हें परम्परा का ज्ञान होता है। 
वर्मा जी को जब किसी परम्परा को मान्यता देनी होती है तब 
बह भ्रनेक लोगों से पूछताछ करते है। मृगनयनी के शौर्य सम्बन्धी 
दो परम्पराश्रों में से संगत प्रतीत होने वाली तथा “ग्वालियर 
गज्ेटियर' द्वारा समर्थित एक परम्परा का चुनाव कर के वे तब 
तक संतुष्ट न हो सके जब तक गूजरों में घम-फिर कर बातें कर 
के उनके द्वारा परम्परा का अनुमोदन न हुआ || सारतः ऐसे समस्त 
साधनों से वर्मा जी अपनी विषय-वस्तु का गहन परिचय प्राप्त 
कर लेते है। 

गब हम अपने प्रश्न के तीसरे भाग--इतिहास के चित्रणु--की 
व्याख्या करेंगे। वर्मा जी इतिहास के चित्रण में ऐसे उपकरणों का 
उपयोग करते है कि तत्कालीन समस्त वातावरण का सजीव पुननिर्माण 
हो उठता है। ये उपकरण हैं--- 

१. भौगोलिक प्रामाणिकता--ऐतिहासिक उपन्यासकार के 
उत्तरदायित्व का विवेचन करते हुए, उसके लिए भौगोलिक जानकारी 
को अनिवार्य बताते हुए राहुल जी लिखते है---“जिस तरह ऐतिहासिक 
मानदण्ड स्थ।पित करने के लिए तत्कालीन राजाओं के राज्य और 
शासन काल की पहले से ही तालिका बनाकर उनमे वर्शानीय घटनाओं 


(किक पननकाक नया. 


[मृगनयनी' का परिचय घु० ३ 








वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता.. [१६६ 


के अध्याय-क्रम को टॉक लेना जरूरी है, उसी तरह भौगोलिक स्थानों, 
उनकी दिशाओं और दूरियों का ठीक-ठीक अ्रन्दाज़ रहने के लिए 
तत्सम्बन्धी नक्शे का खाका हर वक्‍त सामने रखना चाहिए। ऐसा न 
करने पर अक्षन्तव्य गलती हो जाती है।* वर्मा जी उक्त मत से 
पूर्णतया सहमत ही नही अपितु प्रामाणिकता से इसको पालन भी करते 
हैं। मात्र नक्शे देखकर ही वे भौगोलिक विवरण नही देते, उन्होंने 
अमर कर इन नक्‍्शों को सजीव रूप में अद्धित कर लिया है; जो 
प्राचीन खड॒हर नक्शो की रेखाओं मे बोल नहीं सकते, उनकी ध्वनि 
को वर्मा जी ने सुना है। 'मृगनयनी” मे राई से ग्वालियर तक लाई 
गई नहर के आज चाहे चिह्न मात्र मिलते हो, वर्मा जी उसे नही भूल 
सके । (देखिये मृगनयनी' का परिचय प्ृ० ५) वर्मा जी के उपन्यासों 
में यथार्थ भौगोलिक स्थितियों के कुछ विवरण हृष्टव्य हैं--- 

“कुण्डार, जो वतंमान भॉँसी से उत्तर-पश्चिम की तरफ़ ३० मील 
की दूरी पर है, इस राज्य की समृद्ध-सम्पन्न राजधानी थी ॥” 
(गढ़ कुण्डार पृ० १) 

“चम्बल नदी के समीप गौतमपुर इन्दौर से उत्तर-परश्चिम में 
लगभग सोलह कोस की दूरी पर है, महेश्वर से लगभग छत्तीस कोस ॥” 
(अहिल्या बाई पृ० २३) 

“वालियर के पदिचम-उत्तर में लगभग छ: कोस की दूरी पर सांक 
नदी के किनारे राई नाम का गाँव था ।” (झृगनयनी पृ० ३) 

“नरवर मॉड के उत्तर-पद्चिम मे है'"सिध नदी सर्प की सी लीक 
बनाती हुई दक्षिण-पद्चिम से आकर नरवर को पश्चिम की ओर से 
घेर कर उत्तर-पूर्व की ओर चली गई है | नरवर मानो उसकी परदिचमी 
कुण्डली के भीतर है ।” (मृगनयनी पृ० २२६) 

“नत्रवर ग्वालियर से २५ कोस दक्षिण-पर्चिम मे तथा चेंदेरी नरवर 
से २० कोंस पर ।” 


*उपन्यास-विशेषाडू: अलोचना' पत्रिका पृ० १७२ 


_>रज०>+>»«>म०> न कक नननननन नल नमन न नननननिन- नमन कनन मनन न नननीनन॑ न न मनन नमन न नि पी गीत पिनियनकनन नमन +बननन नमन भ-+- मनन अन+-भमक+ओ»धमम-मन_े न न4++4+44++ककेनन-+ कं ना न िननन नि नननन न ऊन न+++«+-+3+>नमननननम-+०-+4++ननन-मनन नम ननननन क्‍ न न कम मनन ना नम नननन_+ाकाक 


१७० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


भृगनयनी' के भौगोलिक विवरण के झ्राधार पर डा० सत्येन्द्र ने 
अपनी पुस्तक में नक्शा दिया है ।* 

२. वर्मा जी ने किले, गढियो, प्राचीन नगरो, युद्धों आदि का 
ऐसा चित्रवत वर्णान किया है कि इतिहास साकार हो उठता है। 
फ्रॉसी की रानी के वर्शान सर्वश्रेष्ठ है। मृगनयनी मे नरवर के 
किले का यह वर्शात पठनीय है---नरवर के नगरकोट में तीन 
फाटक थे, एक उत्तर की ओर और दो पूर्व दक्षिण मे। दीवारे 
ऊँची थी और फाटक मजबूत । हाथियों के कवच रक्षित माथे को 
फोड़ने के लिए फाठकों के बाहरी ओर बडे मोटे, नुकीले लोहे के कील 
जड़े हुए थे। खाद्य सामग्री नगर और किले के भीतर कम से कम एक 
वर्ष के लिए पर्याप्त थी । स्वच्छ मीठे पानी के बहुत-से अच्छे कुएँ नगर 
मे और अनेक तालाब किले के भीतर । रक्षा के लिए लड़नेवाले और 
आक्रमणकारियो का भुर्ता कर देने के लिए फाटको की बुर्जो और कोट 
मीनारों पर भारी-भारी चट्टाने, नीचे ढकेल दिया जाय तो गाज सी 
टूटे ।” (पू० २६८) 'मृगनयनी' में कला सम्बन्धी विषय होने से प्राचीन 
वास्तुकला, मूति कला के चित्रात्मक वर्णन भी प्रस्तुत किछ गए है) 
यही नहीं पुरातत्व विभाग की सहायता से उनके चित्र भी लिए 
गए हैं । 

इस वर्शान-विवरण के ओऔचित्य के सम्बन्ध में भी लेखक सजग रहा हे 
कि कहीं वस्तु परिगणनात्मक प्रवृत्ति से कथारस में व्याघात न हो । 
मृगनयनी के 'परिचय' से इस ओर यह इंगित स्पष्ट है-प्रठक चाहेगे कि मैं 
तोमरों, ग्वालियर और नरवर के किलों और उनके भीतर स्थित इमारतों 
का वर्णान, परिचय मे करू, “परन्तु अनेक पाठक कहानी चाहेगे। इसलिए 
अब कहानी--बाकी फिर कभी । (पृ० ७) फिर भी कही-कही 
ऐतिहासिक यथार्थ के अत्यधिक आग्रह के कारण वे इस ओचित्य का 
सव्वेत्र निर्वाह नहीं कर पाए। जैसे 'रॉसी की रानी” में लेखक ऐतिहासिक 


* देखिए 'मृगनयनी : कला और क्ृतित्व'ं पु० ८८-८९ 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों मे ऐतिहासिकता [१७१ 


पत्रों तथा कम्पनी द्वारा प्रेषित आदेशों को उद्धृत करने बैठ गया है 
और वहाँ कथारस की श्रपेक्षा इतिहास प्रबल हो उठा है। गढ़ कुण्डार' 
में कही- कही वर्शान सीमोल्लंघन कर गए हैं । 
वर्मा जी जब किसी प्रसिद्ध नगर या इतिहास-प्रसिद्ध पात्र से पाठकों 
को परिचित कराते है तब वे उसकी तत्कालीन स्थिति ही व्यक्त करके 
नही रह जाते वरन्‌ इसके पूर्व-इतिहास या वंश-परम्परा का उल्लेख भी 
करते है। इससे हमारा इतिहास-ज्ञान ही नहीं बढता, अपितु उसकी 
तत्कालीन स्थिति श्रधिक स्पष्ट रूप मे सामने आा जाती है। प्रमारास्वरूप 
मृगनयनी' में गुजरात के सुलतान महमृद बघर्रा तथा उसकी राजधानी 
अहमदाबाद के वर्णन को लिया जा सकता है | मृगनयनी' उपन्यास मे 
राणा कुम्भा का चित्तौड़ मे कीति स्तम्भ (६५), महमूद खिलजी का 
सतखण्डा महल(६५), नरवर का जयति स्तम्भ (३०३), ग्वालियर का 
तेल मन्दिर (३३७), सगीत का हुसेनी कन्हडा (४०१), गूजरी, मालगूजरी, 
बहुलगूजरी, मंगल-गूजरी, प्र वषद के चार अ्रंग(४७६)आदि का रहस्य--- 
इतिहास--स्पष्ट हुआ है | ये सब हमारी जिज्ञासा-तृप्ति ही नहीं करते, 
हमें सुद्र श्रतीत में भी पहुँचा देते है । वर्मा जी के उपन्यासों में कथा-रस 
ही नही, अनेक ऐतिहासिक रहस्यों को जानने का रस भी मिलता है। 
हम पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्मा जी की स्वतन्त्र ऐतिहासिक 
रुचि भी है--वे कही-कही एक अ्रनुसंघानकर्त्ता के रूप में भी सामने 
श्राते है। अ्रब हम वर्मा जी की एक ऐसी विश्येषत्ता का उल्लेख करेगे जो 
इतिहासकार के लिए अनिवार्य होती है और ऐतिहासिक दर्शन के विद्वान 
जिसके कारण इतिहास को भी साहित्य-क्षे त्र मे ले आते हैं ।* वर्मा जी 
कही-कही इतिहास की विविध घटनाओं के आधार पर ऐसे सामान्य 
दिखिए मृगनयनी पुृ० ७४-७५ । 
“इस सम्बन्ध में श्री जगदीश गुत ने आलोचना” पत्रिका के 
उपन्यास विशेषाक' (१७६) में ऐतिहासिक दर्शन के विवेचन मे 
कालिगवुड तथा डब्ल्यू० एच० वाल्श की उक्तियों को उद्धृत किया है-- 


१७२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


निष्कर्ष देते है जो मानव प्रकृति--विशेष रूप से जातीय स्वभाव--से 
सम्बन्धित होते है। ऐसे निष्कर्षों से वह अपने उपन्यासों की ऐतिहासिक 
घटनाओ के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण भी करते है । इससे ये घटनाएँ 
एक श्ड्भला की कडी के रूप मे सामने आती है और स्वाभाविक तथा 
व्यवस्थित जान पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि वर्मा जी. यही 
व्यक्त नही करते कि क्या हुआ” बल्कि यह भी बताते है कि कैसे हुआ 
गौर ऐसा प्रायः क्‍यों होता है । मृगनयनी' मे नसीरुद्दीव अपने बाप 
मालवा के सुलतान गियासुद्दीन को विष देकर मारता है। वर्मा जी 
इस घटना की पृष्ठभूमि मे भारतवर्ष पर श्राक्रमणकारियों की मनोवृत्ति 
का विश्लेषण, उनके तथा हिन्दुओं के पतन तथा दुर्बलता के कारणों 
का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 


“स्वर्ण संचय की कामना, मारकाट की आकाक्षा, स्त्रियो के अपहरण 
की वासना, राज्य स्थापित करने के लोभ और किसी भी प्रकार अपने 
मजहब के विस्तार के मोह को लेकर पठान और तुर्के आक्रमक भारत 


मकर यात३+नक ५.» क/+ +क कक, 





पाद टिप्पणी-- पिछले पृष्ठ का शेष : 

4., ॥+56 ९ए6शा४8 05 807ए 876 #॥0ए७/१ 7१७78 
0967076000, ॥6ए6७7/ 77676 876008068 407 008- 
$छशएक्वाएं0ए0ा, 9प्र धरांधर&ठ ऊरयांला ४06 कांडठलेका) 
0078, ॥र्ज &0, >प60 #ल7707279, 600 दवीं560&फ% (६8७8 
670727॥6 शांपराप्र ॥677. 

2, 776 0886 07 78007"ए क्‍8 #87'6 [0979|60] $0 
४80 07 स0०7७ाप्रए/2, .3 27990 70ए७ 07 & 27690 [09ए 
8 07 8कक व 60 $89807 पर 8076772 ७००परऑ/ऑ/ ०प्रा।- 
86|ए28, ए&$, 88 छ& 7&ए8 8667, ए6७ ४2664 +$0 ४छंगर 
80 7# 0&छक्याए0 ए76-6दांडग्रप2 20॥678 . 0070 £76 
एककपरा8 04 फ्राधा, 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिकता. [१७३ 


में घुसे थे ।* इन सबका एक सामूहिक नाम था बहिइ्त । इस बहिश्त 
की तलाश में ही शेरशाह के पहले भारत में जगह-जगह सल्तनतें कायम 
हुई---दिल्‍ली, मालवा, गुजरात, जौनपुर, गोलकुण्डा, बंगाल इत्यादि में । 
सल्तनते कायम होने पर बाप ने बेटे को और बेठे ने बाप को, सल्तनत 
के तर्त और मुकुट का मार्ग-कंटक समभकर जहर के जरिये या किसी 
ओर सुलभ उपाय से अलग किया । इस बहिहत की प्राप्ति ने सुल्तानों 
को और उनके सरदारों और सिपाहियो को निर्बेल और निकम्मा बना 
दिया । हिन्दू यदि परलोकमय निराशावाद, आपसी लड़ाइयों के कारण 
उतने दुबले न पड़ गये होते, तो या तो वह स्वर्ग उनको मिलता ही 
नहीं और यदि मिल ही जाता तो धर्मराज उनको बहुत समय तक उसमें 
रहने न देते ।” (पृ० ३३१) 


वर्मा जी इतिहास को मूर्तिमान करने के लिए सामंतीय जातियों के 
रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि पर भी प्रकाश डालते हैं। बुन्देलखंड के 
उत्सव तथा त्योहारों का भी पूरा वर्णान मिलता है। इसके श्रतिरिक्त 
स्त्री-पुरुषों के वस्त्राभूषणों का वर्शोन भी तत्कालीन समाज के अनुरूप 
हुआा है । 

इनके उपन्यासों के अधिकाश प्रमुख पात्र, घटनाएँ तथा स्थान 
ऐतिहासिक होते है । जैसे, मृगनयनी' ऐतिहासिक रोमांस है-- झाँसी 
की रानी, अ्रहिल्याबाई झ्रादि रोमास नहीं--फिर भी इसके अ्रधिकाश' 
प्रमुख पात्र-- मानसिंह, मृगनयनी, सिकन्दर लोदी, गयासुद्दीन खिलजी, 


*बर्मा जी ने मृगनयनी'” में बचर्रा, ग्ियासुद्दीन तथा सिकंदर लोदी 
के द्वारा ये सभी प्रेरणाएँ स्पष्ट की है। ऐसी कुप्रेरणाएं होने के कारण 
जनता मुसलमान आक्रमणकारियों से भयभोत होती थी। वर्मा जी ने 
अन्यत्न राजपूतों के युद्धों की इनसे तुलना करते हुए लिखा है कि 
उनके पारस्परिक युद्धो मे खेती, गाँव और स्त्री की इज्जत नही बिगाड़ी 
जा सकती थी । (पृ० १५६) 


१७४ ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


नसीरुद्दीन, महमृद बघर्रा, राजसिंह, बैजनाथ, विजय जंगम आदि-- 
ऐतिहासिक है। अटल-लाखी की सृष्टि भी किवदन्तियों के आधार पर 
हुईं है । वर्मा जी प्रायः प्रत्येक उपन्यास के परिचय” में इतिहास सम्मतता 
को प्रमाणित कर देते है । 

अ्रन्त मे, वर्मा जी की भाषा-शैली मे प्रादेशिक रंगत भी विषया- 


नुकूल है । 


जूक का+ डक. परम +नारदा८४+-त0 इस रपम-की धमाल लकासााथाआनकमानम 


्‌ व 
मुगनयनी' का उद्देश्य 

समृगनयनी' का प्रकाशन सनू १६४५० में हुआ। यह ऐतिहासिक 
रोमांस है । पर इतिहास को लेने के कारण न तो वर्मा जी पर शअ्रतीत 
के गढे मुर्दे उखाडने' का श्राक्षेप हो सकता है, न रोमास लिखने के कारण 
किसी सस्ती रसिकता तथा विलक्षण साहसिक रहस्यो के उद्घाटन का 
झ्रारोप । इसका कारण है वर्मा जी की अपने युग के प्रति सजगता या 
ईमानदारी जो रोमास की रस-रक्षा करते हुए भी उसकी उड़ान को 
संयत-संभव और इतिहास को अविकृृत रखते हुए भी इसे भविष्य के 
लिए स्फूर्तिप्रद सकेतक बनाती है । 


सन्‌ १९४७ में भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ । किन्तु स्वतन्त्रता के साथ 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया'।। राजनतिक, आर्थिक, धामिक, सास्क्ृतिक 
सभी प्रकार की समस्याश्रों से भारतवर्ष को सामना करना पड़ा। 
निर्धनता को दूर कर जनता के जीवन-स्तर को उन्तत करना, प्रजा के 
लिए प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधा की व्यवस्था तथा 'कलाञ्री की 
उन्नति करना--ये सभी कार्य स्वाधीन भारत के सन्मुख थे और शभ्रब भी है । 
किन्तु इसके साथ एक और ऐसा कार्य सदेव रहा है जो हमारी गति- 
प्रगति मे बाधक रहा है--विस्तृत देश की सीमाओझो की सुरक्षा के प्रश्न 
से हम चितामुक्त नही हो सके । यह बात और भी चितनीय हो उठती 
है जब हमारा पड़ोसी देश स्देव युद्ध और जिहाद के नारो में बात करता 
हो और विश्व भर मे जीवन संघर्ष मे सबल की सत्ता का सिद्धात 
स्थिर हो । ऐसी परिस्थिति में देश की किस आझावश्यकता को प्रथम 
स्थान दिया जाय अथवा समन्वित-समवेत उन्नति का लक्ष्य, स्थिर किया 
जाय, यह प्रश्त अवश्य उठता है। ऐसा दिखाई देता है कि वर्मा जी' 


( १७४ ) 


१७६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षी 


ज्ञात-अज्ञात रूप मे उक्त प्रश्न से आदोलित हुए है और मृगनयनी में 
वह ऐसे ऐतिहासिक कथानक को ले सके, जो अतीत में भी वर्तमान 
क्षयों का अधिक से श्रधिक प्रतिनिधित्व करता है। मृगनयनी में कला- 
कत्तव्य का प्रइन आधुनिक भारत का प्रइन है। वर्मा जी का व्यक्तिगत 
स्वभाव भी कला-कर्त्तव्य की सामझस्य-साधना मे सहायक हुआ है। 
व्यायाम में उनकी विशेष रुचि रही है, उनका शिकार का शौक प्रसिद्ध 
है तथा जीवट के कामों मे जवॉमर्दी दिखाते रहे हैं। साथ ही वे संगीत, 
चित्र तथा नृत्य-कलाओ्ों के भी ज्ञाता है। वे केवल ज्ञाता ही नही, 
इनको महत्त्व भी देते है। उनका कहना है ---गीत जीवन का रस 
है ।"'“हमारा अत्यन्त प्रिय देवता श्रीकृष्ण नठनागर है, जो बाँसुरी बजा 
रहा है ।” जेसे उनके जीवन में शौये-कला का मेल है वैसा ही प्रतिपाद्य 
उन्होंने 'मृगनयनी” के लिए चुना । 

इतिहास की हृष्टि से वर्मा जी का “मृगनयनी” में जो उद्देश्य है 
उसको हम अन्यत्र स्पष्ट कर चुके है। वेसे भी मृगनयनी” के अ्रधिकांश 
प्रमुख पात्र, घटनाएँ तथा स्थान सभी ऐतिहासिक हैं। उपन्यासकार ने 
धरिचय' में भी इसकी प्रामारि[कता का स्पष्टीकरण किया हैं। श्रतएव 
भुगतयनी में कल्पता का स्थान होते हुए भी इसका एक ऐतिहासिक 
उद्देश्य भी है । 

मृगनयनी' का दूसरा तथा प्रमुखतम उद्देश्य है कला और ककत्तेंव्य 
में संतुलित समन्वय । सभी प्रमुख पात्र तथा कथाएँ किसी न किसी रूप 
में कला-कत्तेन्य के इन्द्र (संघर्ष) अ्रद्वन्द्द (समन्वय) में सहायक हैं। 
वैंसे तो उपन्यास के आरम्भ से ही निश्नी श्रौर लाखी के व्यक्तित्व के 
कुला-कत्तंव्य का सौन्दर्य-शौयें के रूप मे समन्वय तथा--सौन्दर्य-लुब्ध 
प्र-प्रेषित आक्रमणकारियों को मारने से---उसकी घटनात्मक अभिव्यक्ति 
भी हुई है किन्तु कला-कर्त्तव्य के संघ्ष-समन्वय का वाचक आरम्भ 
पु० १०८ पर होता है जब मानसिंह कहंता है--सबसे पहले 
सस्ते ओर सेना; फिर वहीं भवन और मंदिर ।” शस्त्र-सेता तथा 


मृगनयनी' का उद्देश्य [१७७ 


मंदिर-भवन क्रमशः कत्तंव्य-कला के मूर्त रूप हैं जिनको उपन्यास में 
विशेष स्थान मिला है। मृगनयनी और लाखी का शौय॑- सौंदर्य बाद में 
वीरत्व तथा श्ंगार में श्र अन्त मे कर्त्तव्य-कला मे परिणत हो जाता 
है। यद्यपि मानसिह भी सुन्दर तथा शूर है किन्तु विवाह के उपरान्त 
मृगनयनी की शूरता मानसिह का पौरुष बन जाती है और मानसिह 
की सुन्दरता मानों मृगनयनी की सुन्दरता को ट्विग्रुणित कर देती है १ 
मृगनयनी की सुन्दरता-कला मानसिह के शौर्य-कर्त्तव्य की स्फूर्ति तथा 
आंगार' बीर' का पोषक हो जाता है। और भी, मग्ृगनयनी की 
हांदिक भावना” मानसिह का विवेक” तथा मृगतयनी का मनोबल 
मानसिह की धारणा” बन जाती है। दूसरे शब्दों में मृगनयनी की 
भावना मानसिह का संकल्प बन जाती है और यही कला की प्रेरणा 
मानसिह को कर्त्तव्य-हढ़ कर देती है। जिस प्रकार विवाह के बाद 
मृगनयनी मुख्यतः भावना-कला की प्रतीक होते हुए भी केवल प्रेरणा 
बनकर नही रह जाती अ्रपितु स्वयं भी--अपने पुत्रों को मानसिह का 
उत्तराधिकारी न बना कर स्वार्थ-त्याग का परिचय देकर--कर्तव्याभिमुख 
रहती है, वैसे ही मानसिह भी मुख्यतः संकल्प-कत्तंव्य का प्रतीक होकर 
भी संगीत-अ्रवण तथा भवन निर्माण आदि में संलग्न रहकर कला- 
प्रियता का परिचय भी देता रहा है। मृगनयनी-मानसिह शअ्रपने आपकें: 
कला-कर्त्तव्य का समन्वय भी लिए हुए है और क्रमश: कला-कत्तंव्य के 
पृथक प्रतीकत्व के द्वारा सामझस्य-साधना के आधार भी है। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि कला अपने में शिवं के तत्त्व भी लिए रहती है 
और शिवं की प्रेरक भी रहती है । वेसे भी सच्चा कत्तंव्य कभी जड़ नहीं, 
होता उसमे भावना का स्पंदन भी होता रहा है और यहाँ यह कथा- 
वर्दधन के लिए अनुकूल निरापद वातावरण भी तैयार करता है। कम से 
कम मृगनयनी-मानसिंह के आचरण से उक्त निष्कर्ष-सिद्धि ही होती है + 
सारे उपन्यास मे वीर और शुंगार रस तथा इतिहास और रोमांस की 
गंगा-यमुना है जो अपने पृथकत्व में भी पूर्ण है तथा संगम-समन्‍्नक 


१७८ ] परिचित प्रशन, नई समीक्षा 


मे भी सजीव--समन्वय की सरस्वती और भी पूजनीय हो उठी है। 
सारतः मृगनयनी' के संघर्ष-समन्वय--या अ्रच्ततः समन्वय के---तत्त्वो का 
विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है--- 


सौन्दर्य +- शौयें ।.. कला -- कत्तंव्य 
शुंगार -+- वीर ।. शास्त्र न शस्त्र 

भावना -+ विवेक । होरी राग -- ताण्डव नृत्य 
मनोबल +- धारणा । सरस्वती - दुर्गा 

भावना + संकल्प । कृष्ण (वशी)+--अ्र्जुन (गाण्डीव) 


दोनों पक्षों के सभी तत्त्व अपने-अपने पक्ष के एक ही तत्त्व के रूप- 
भेद से पृथक नाम हैं| डा० सत्येन्द्र के शब्दों में “शौय शारीरिक किन्तु « 
ब्यक्तिगत पदार्थ है; वीरत्व इसी झौरय॑ का हादिक पक्ष है, और त्तंव्य' 
सामाजिक पृष्ठभूमि में मनसा संलग्न श्रभिव्यक्ति । इसी प्रकार सौन्दर्य, 
शुद्धारत्व तथा कला भी एक ही तत्त्व के रूप-भेद से नाम हैं। शरीर 
में जो सौन्दर्य है, उसी का हृदय-पक्ष शज्भार-रसत्व हैं, और सामाजिक 
पृष्ठभूमि में उसी की अभिव्यक्ति कला।] कला-कत्तेव्य का भावना-विवेक, 
मनोबल-घारणा तथा भावना-संकल्प से क्रमशः सम्बन्ध मृगनयनी की 
निम्नस्थ पंक्तियों से स्पष्ठ हो जाएगा :--- 

१.  (सृगनयनी मानसिह से)--“कला कत्त॑ंव्य को सजग किये रहे, 
भावना विवेक को सम्बल दिये रहे, मनोबल और धारणा एक दूसरे 
का हाथ पकड़े रहें ।” (पु० ४२२)। 

२. (मग्रृगनयनी मानसिह से)--“संकल्प और भावना जीवन- 
तखड़ी के दो पलड़े हैं। जिसको भ्रधिक भार से लाद दीजिए, वही 
तीचे चला जाएगा। संकल्प कत्तेब्य है और भावना कला । दोनों के 
समान समन्वय की आवश्यकता है । (पूु० ४८७) निस्सन्देह इस समन्वय 
की आवश्यकता है। वर्मा जी ने पहले भी इस सामंजस्यथ-प्ताधना को 
स्पष्ट किया हैं। एक उद्धरण द्रष्टव्ए है--- 


" मृग़नयनी' : कला और कुतित्व पूृ० ६१, 





मृगनयनी का उद्देश्य [१७६ 


( मानसिह मृगतयनी से )--“वह कला क्‍या जो कत्तंव्य को लंगड़ा 
करदे, और, और वह कत्तंव्य क्या जो कला का अंग-भंग करदे ?” (३४८) 

वस्तुतः दोनो के समन्वय की इस लिए आवश्यकता है कि अपने 
एकाकीपन में ये अपुर्ण है और साथ रहकर सम्पूर्ण । जीवन में इन दोनों 
की परस्पर पूरकता से, समन्वय से, संतुलन श्राता है--जीवन-तकड़ी ये 
दो पलड़े तुले हुए हो तो ठीक है, जिसको अधिक भार से लाद दीजिये 
वह नीचे चला जायगा । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि बिना 
कत्तंव्य के कला विलास है, बिना कला के कत्तंव्य 'हास । बिना कत्तंव्य 
के कला जीवन-रहित है, बिना कला के कत्त व्य गति-रहित। मानसिंह 
सदेव इसी सामझस्य के धरातल पर सोचता दिखाई देता है--- 

“कला का अनुशीलन और कत्तेव्य का पालन साथ-साथ चल सकते 
हैं। में सेना को भी सजाऊंगा और ललित कलाओं की भी उच्चति 
करता रहँँगा | नायक बेजू ने आज होरी को कितने मिठास के साथ 
माया था ॥*'******" मुगनयनी का ताण्डब नृत्य भी कितना सुन्दर 
केसा सलोना था !!! भूगतयनी के अधुरे चित्र--(जिसमे एक ओर 
दतुओं के आक्रमण की सम्भावना तथा दूसरी ओर विविध कलाओों का 
आनन्दोत्सव प्रदर्शित है)--की दोनों दक्षाओं मे एक साथ रंग भरे जा 
सकते हैं; उसने सोचा !” (प० ४२५) । इससे पहले भी वह कहता है--, 
“४«**"**राज्य है काहे के लिए ?****** प्रजा (कत्तंव्य) श्रौर कला, दोनों 
के लिए हमें अपने प्राण दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए, इन दोनों 
की ही रक्षा का दूसरा नाम धर्म का पालन है।” (१७१) 

आगे हमने शास्त्र |-शस्त्र का उल्लेख किया है। इस उपन्यास में, 
तत्कालीन तथा आधुनिक विकट परिस्थितियों के अनुरूप कर्तव्य का 
कुछ विद्धिष्ठ स्वरूप बन गया है और वह है युद्ध । यद्यपि लेखक ने 
मानसिंह को सेवा के लिए गरीब की भमोंपड़ी तक पहुँचाया है और अन्त 
में मृगनयनी द्वारा चित्र के कत्तेव्य,वाले श्रद्ध की ओर इंगित करते . हुए 
“प्रजा के सुख की, देश की स्वाधीचता की रक्षा की बात कही है फिर 


१८०] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


भी गरालियर की बाह्य आक्रमर ग्रस्त परिस्थितियों में 'कत्तंव्य” देश 
की शस्त्र युद्ध द्वारा रक्षा के तात्पय को ही अधिक व्यक्त कर सका हैं। 
कर्त्तव्य के इस युद्धपरक स्वरूप के कारण ही इसकी अधिष्ठात्री देवी 
दुर्गा का आह्वान मानसिंह करता है और बैज़ू से कला की देवी सरस्वती 
की आरोधना करने को कहता है--“जब तक मैं तलवार द्वारा दुर्गा की 
आराधना करता हूँ, आप नये-तये रागो के सृजन द्वारा सरस्वती की 
करिए ।” (पृ० ४७८) एक स्थल पर गूजर होने के कारण कृष्ण की 
बंशज मृगनयनी ने मानसिह को पाण्डव वंशी श्रर्जुन की संतान 
होने का स्मरण दिलाया है। (पृ० ४२१) जेसे कृष्ण ने पअ्रर्जुन 
को कत्तंव्याभिमुख किया था, वही मृगनयनी करती है। यही कला 
का सत्स्वरूप है। शास्त्र (यहाँ इसका अर्थ साहित्य-कला सम्बन्धी 
ग्रंथों से ही हो सकता हैं; उपन्यास में प्रसंग भी कला का ही चल 
रहा है) और शस्त्र का प्रसग वर्मा जी की उस धारणा को व्यक्त 
करता है जो कला-कत्तेंव्य में समन्वय की साधक होकर भी शकित है 
कि कहीं कला की अ्रत्यधिक आराधना कत्तंव्य को शिथिल न कर दे । 
वस्तुत: अत्यधिक' का भी प्रदन नहीं, 'पहले किसका ध्यान रखा जाय?” 
का प्रन्‍न भी है। और इस दृष्टि से लेखक कर्क्तव्य के समक्ष कला को 
पराभृत करा बैठा है। मृगनयनी की मानसिह को देश-रक्षा के लिए 
सजग करने के लिए कही गईं निम्नस्थ पंक्तियों में क्रशः कला की 
अत्यधिक आराधना तथा प्रथम स्थान किसका के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त हुए है--“*'इधर कलाओं की वृद्धि हुई है, उधर बाण विद्या 
और युद्ध विद्या का अभ्यास कम हो गया है; हम कलाओों को अधिक 
समय देगे तो वे सैनिक अवसर पाते ही अपनी वासनाओ्ं पर उतर- 
उतर आयेगे ।” मृगनयनी के इस कथन से मानसिंह का अन्तेमन सहमत 
नही हुआ भोर वह सोचने लगा । तब वर्मा जी भृगनयनी के माध्यम से 
शास्त्र का आश्रय लेकर कहते हैं---“मैंने महाभारत मे पढ़ा है कि देश 
की रक्षा शस्त्र द्वारा हो जाने पर ही शास्त्र का चिन्तन हो सकता है | 


सृगनयनी का उद्देश्य [१८१ 


मेरा यही प्रयोजन है और कुछ नहीं ।” (४२२) 

वर्मा जी कला-कर्त्तव्य के संघर्ष के सम्बन्ध में श्रनेक स्थलों पर 
सशंक दिखाई देते हैं। मानसिह कलाओं की आराधना में संलग्न है 
कि तुर्कों की बला आ पडती है। वह उसे किसी प्रकार से दालंना 
चाहता है--दाम देकर भी । यदि दण्ड से काम लेता है, युद्ध करता है 
तो कला-कार्य अधूरा छूटता है। उस समय मृगनयनी स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए मानसिंह से कहती है---“कलाओो की बहुत श्रधिक 
पूजा ने ही क्या आपके ध्यान को राजनीति के दाम वाले श्रद्धा पर भ्रधिक 
ना बिठलाया है? दण्ड की बात आप क्यो नही, सोच रहे है?” (पृ०३४७) 
आगे वह और भी स्फूृर्तिपूर्ण शब्दों मे मानसिहे को कत्तंव्य-सजग 
करती हुई कहती है--“वीणा बजाते-बजाते, काम पड़ने पर, यदि तुरंत 
तलवार न उठ पाई, कोमल सेज पर सोते-सोते, संकट आने पर, यदि 
तुरन्त ही उछल कर कमर न कसी, ध्रवपद को गाते-गाते, शन्नरु के 
सामने आ खड़े होने पर, यदि तुरन्त गरज़ कर चुनौती न दे पाई, जिन 
कानों में मीठे स्व॒रों की रस-धार बह-बहकर जा रही थी उन्हीं कानों 
में यदि रणवाद्यों और कड़खों की धुन न समा पाई तो ऐसी वीणा, 
सेज और श्रवपद की तानों का काम ही क्‍या ?” (३४७) वर्मा जी 
सत्य॑-सुन्दर के मध्य शिवं को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य समभते हैं । 
मृगनयनी के उक्त कथन के परचात मानसिंह कला-कत्तेव्य के समन्वय 
की बात कहता है। पर मृगनयनी इससे सनन्‍्तुष्ठ नहीं होती और उन्हें 
कर्तव्य की बात सोचने पर बाध्य करती है | तब मानसिंह के मुख से लेखक 
कहलवाता है---“पहले कर्त्तव्य, कला की बात पीछे । (३४८) उपन्यास 
के श्रन्त में यद्यपि कला-कर्त्तव्य के समन्वय की बात कही गई है किन्तु 
वहाँ भी कत्तंव्य-कामना ही प्रमुख दीखती है। मृगनयनी-चित्र के कत्तेव्य 
वाले अंश की अ्रपूर्ति की बात विशेष रूप से कहती है। पर वहाँ भी 
लेखक बलात्‌ सिद्धान्त के आग्रह से मानसिह से' कहलवाता है--“कला और 
कत्तेब्य का समन्वय इस कसर को किसी दिन अवश्य पूरा करेगा । (४८5८) 


१८२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


वस्तुत: यहाँ मानसिंह को कहना चाहिए था कि कत्तंव्य को पूर्ण करने 
से अ्रभीष्ट-सिद्धि हो जायेगी। मोती की माला लाखी के कत्तंव्य की प्रतीक 
है और उसे चित्र के कर्तव्य वाले भ्रंग के ऊपर ठाँगा गया है। उपन्यास 
की अन्तिम' पंक्तियाँ है--फिर उन दोनों ( मृगनयनी-सानर्सिह ) की 
हृष्टि मोती माला की ओर गई। वह ददक रही थी ।” (४८८) यहाँ 
भी लेखक ने कत्तंव्य की ओर ध्यान झाकृष्ट किया है| कुछ ऐसे कारणों 
से डा० सत्येन्द्र लिखते है--“जहाँ-जहाँ कला का भय लेखक ने प्रकट 
कराया है, वहाँ वह ॒वस्तुतः अ्रवना ही भय प्रकट कर रहा है और 
इसी कारण कत्तंव्य के समक्ष बलात्‌ कला को पराभूत करने की चेष्टा 
करता हुआ और साथ ही दोनों के समन्वय का श्रादर्श प्रस्तुत करते 
हुए वह हतप्रभ हो गया हैं ।॥ 

हमारे विचार में वर्मा जी कला-कर्त्तव्य के समन्वय के सिद्धान्त को 
मानते हैं किन्तु उसकी सीमाएँ भी बताते हैं। ये सीमाएँ ग्वालियर की, 
तत्कालीन देश की युद्ध ग्रस्त स्थिति तथा आ्राधुनिक स्वतन्त्र भारत की रक्षा 
के प्रदन ने निर्धारित की हैं । वर्मा जी इतिहास तथा युग-धर्म के विचार 
से ऊपर नही उठ सके, ऐतिहासिक यथार्थ तथा युगीन यथार्थ पर उनकी 
विशेष दृष्टि रही है। इसलिए कत्तेंव्य-कला के समन्वय पर विश्वास 
प्रकट करते हुए भी विशेष परिस्थितियों में 'पहले कत्तंव्य और पीछे 
कला' की उचित बात कहने में हिचके नहीं। वस्तुतः वर्मा जी कला 
पर उपयोगिता की दृष्टि से श्रवश्य सोचते हैं । मृगनयनी विवाह के बाद 
अनेक वर्षों के उपरान्त गाँव आती है तो वहाँ किसानों की दुरावस्था 
तथा आत्मरक्षा के लिए श्रशक्तता पर विचार करती है। सोचती है--- 
“क्रिसान केसे प्रबल बलें ? कलाओं की शिक्षा से ? उहूँ ! उससे इनकी 
बाँहों को कितना बल मिलेगा ? पेट भर खाने को मिले, दूध, मद्ठए, घी, 
कपड़े ओर कुछ इनके पास बचता भी रहे । तब कलाएँ इनके बाहुबल 
को स्थिरता दे सकेंगी ”? यह सब कैसे हो ? राजा सेना को पुष्ट करले 


|मृगनयनी : कला श्ौर कृतित्व पृ० ६३ 


म नयनी का उद्देदय [१८३ 


तो इस काम को करने के लिए कहूँगी । (० ४३१) स्पष्ट है कि लेखक 
पहले जीवन-निर्वाह की सुविधा के उपयोगितावादी घरातल को महत्त्व, 
देता है बाद मे कला को । यह ठीक भी है--पहली श्रावश्यकता रक्षा की 
है, रजंन का स्थान बाद का है। ऐसी अवस्था मे वर्मा जी को सत्येन्द्र 
जी के शब्दो में हतप्रभ हो गये" कहना कहाँ तक संगत है ” वस्तुत. सत्येन्द्र 
जी की तरह हमारा विरोध वर्मा जी के विचारों से नही, वरन उपन्यास 
कला से हैं। जब समाज की अन्न, वस्त्र की श्रावश्यकताएँ पूरी न होती 
हों, देश की सीमाएँ सुरक्षित न हो, तब पहले कर्त्तव्य और पीछे कला ॥ 
पर शान्ति और सम्पच्तता के समय कला-कत्तंव्य के समन्वय का सिद्धात 
अनिवार्य हो उठता हैं। ऐसे विचार रखने से वर्मा जी के विचारो में 
किसी प्रकार का अ्रतविरोध नहीं देखा जा सकता और न ही उन्हे हतप्रभ 
हो गए! कहा जा सकता है। किन्तु वर्मा जी उपन्यास के मध्य में जो 
सिद्धान्त स्थिर करते है, उसका निर्वाह अन्त में नहीं कर पाते । लाखी- 
अटल, निहालसिह और बोधन का बलिदान तथा नरवर के किले का 
छिन जाना या कथा को श्रन्तिम परिरिति कत्तंव्य की मॉँग प्रस्तुत 
करती है किन्तु वर्मा जी अपने अ्रतिरिक्त सैद्धान्तिक आग्रह से कला 
कत्तंव्य-समन्वय की बात करते रहते है । भ्र्थात्‌ कथा की परिणिति तथा 
उनके समन्‍्वय-सिद्धान्त मे मेल नही हो पाता जिससे कलात्मक श्रसंगति 
आरा जाती है। अ्रन्तिम दो पृष्ठों मे कला-कर्त्तव्य-समन्वय का सिद्धान्त 
बलात्‌ लाया सा लगता है। सारतः उनके विचार उचित है किन्तु कहीं 
कही, संघर्ष-समन्वय का निर्वाह ठीक न होने से वर्मा जी हतप्रभ हो 


गए है। 
कर्तव्य के अन्तंगत शौय के जिस स्वरूप का चित्रण हुआ है वह 


“तिर्माणात्मक हैं, ध्वसात्मक नहीं। मानसिंह को हम कही ओर कभी 
आक्रमणकर्त्ता के रूप में नही पाते, रक्षक के रूप में वह अवश्य है। 
उसने गयास, बचघर्रा अथवा सिकन्दर की भाँति कभी किसी दूसरे को 
भूमि में पदापंण नहीं किया। रक्षक का रूप भी निर्माणकर्त्ता का 


१८४] परिचित प्रह्न, नई समीक्षा 


ही रूप है--फलतः शौय में भी एक पावनता है, हिंसा के इस 
समस्त रक्तरंजित व्यापार में भी एक श्रहिसा विद्यमान है। शौय॑ का 
उत्साह अतः पाठक को रोमांचित करता है, उसके दारीर के 
'रोम-रोम में लहर भरता है, पर वह विक्लत नहीं हो पाता ।/+ 
वर्मा जी ने संहार के विकृृत पक्ष ही चित्रित किए है। किन्तु 
संहार के निर्माणात्मक पक्ष का चित्रण नहीं हो सका। इसलिए डा० 
सत्येद्ध लिखते है---“ “निर्माण के महत्व को तो वह प्रतिपादित कर 
गया है, पर विजय जंगम के साथ 'शिव' तक पहुँचकर भी वह संहार' 
के जीवनप्रद पक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सका है। क्‍या यह उपन्यासकार 
की कला-कल्पना की पहुँच की असमर्थता के कारण है शभ्रथवा ऐतिहासिक 
प्रतिबंध के कारण, या समय की मॉँग के का रण ? नहीं तो क्या लेखक 
की मनोवृत्ति पर ही इसका दायित्व है ?” जेसा कि हम पहले भी 
तिर्देश कर चुके हैं वर्मा जी वर्तमान का पूरा ध्यान रखते हैं। 
श्र्तेमान स्वतंत्र भारत की राजनीति जिन सिद्धान्तों पर आधारित 
है, वह नितान्त निर्माणमूलक है । उनमे निर्माण से ही ध्वंस के प्रइन 
को सुलभाने की बात तो है किन्तु ध्वंस कर के निर्माण की कल्पना' 
नहीं | युद्धों से अ्रद्यात्त विश्व को ध्वंस से निर्माण की प्रेरणा 
देने मे भी खतरा मालूम होता है। ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा का 
श्रतिबंध भी वर्मा जी को ध्वंस में निर्मारशात्मक तत्त्वों के चित्रण की 
ओर नही ले जा सका । 

दौय के समान सौन्दर्य और शांगार में भी कामनाभञ्रों-वासनाओरों 
की कर्दमता नहीं, हृदय-परिष्कार की क्षमता तथा सात्विकता की 
स्वच्छता है। मृगनयनी का शारीरिक सौन्दर्य हादिक होकर मानसिंह 
की शक्ति बन जाता है और वही अपनी परिष्कृति-प्रीढि में, कत्तंव्य और 
त्याग से उत्कर्ष पा भ्रात्मा का सौन्दर्य बन जाता है--अन्‍न्त में मृगनयनी 


भा अं ० मार“ ंभंभंभभझाएएएएघएघ९५५५ध५आ७आ॥्ल्‍ए्श्ा७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७॥७॥७/७॥७॥७७॥७॥७७७७एशशशशशभशशआआ ७७७७७ या बल नल] 


'मृगनयनी : कला और कृतित्व पृ० ६६ 
वही, ९५ 


मृगनयती का उद्देश्य [१८१५ 


के “शरीर का सौन्दर्य झ्रात्मा के सलौनेपत को और भी अ्रधिक पा चुका 
था । (पृ० ४८६) वर्मा जी ने ताण्डव नृत्य के समय कला द्वारा पावन 
अभिव्यक्ति का आदर प्रस्तुत किया हैं। मृगनयनी के नृत्य से मानसिह 
पर जो प्रभाव पड़ा उसका विश्लेषण करते हुए वर्मा जी लिखते हैं--- 
“मृगनयनी ने ताण्डव की इस सात्विकता को अपने नृत्य द्वारा श्रद्ध 
के साथ मूत्त किया । नृत्य के श्रन्तिम भाग की अवस्था में जब म्ृगनयनी 
स्थिर हो गई तब मानसिह के मन में हिलोड़े आ गईं । अत्यन्त मनोहर 
मन को बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाने वाला बहुत ही मोहक--हृदय में 
गाढ़ी श्रद्धा उत्पन्न करने वाला; विलक्षण सुन्दर--वासना को न उकसा 
कर हढता को देने वाला मानसिह को मृगनयनी के सौन्दर्य मे इतना 
वैभव प्रतीत हुआ जितना उसको प्रथम मिलन की घड़ी में भी अनुभव 
नही हुआ था।” (४१७) । 

कला में आत्म-परिष्कार की अपूर्वे शक्ति है। मृगनयनी ने कला के 
प्रभाव से-- अपने मान अपमान की भावना की उपेक्षा करके--सुमनमोहिनी 
का आभूषण लौटा दिया । कलात्मक सौन्‍्दय क्षुद्रता नहीं रहने देता । 
मृगनयनी सोचती है--- ऐसा सुन्दर मन्दिर बनेगा, वह और हम सब 
उसमे ओछे बनकर रहेगे ! मैं खीजा नही करूँगी, वह अपने आप भ्ुक 
जायगी ।” (३४२) 

कला का प्रभाव उदारता लाता है। सौन्‍्दर्य-स्नात हृदय को 
संकीर्णता धुल जाती है। कला-कलित हृदय मज़हबी तंगदिली से ऊपर 
उठ जाता है। वर्मा जी ने मुसलमान बादशाहों गयास और बचघर्रा से 
कलात्मक हिन्दू मन्दिरों की प्रशसा तथा उनको तुड़वाने वाले मुल्लाओं 
की भर्त्ना कराई है। 

श्रब हम वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कला के सैद्धान्तिक विवेचन को 
सेंगे । वर्मा जी ने कला की निश्चित परिभाषा नही दी । अन्त मे इतना 
अ्रवद्य कहा है कि भावना कला है। (पु० ४८७) मात्र भावता कला 


|देखिए 'मृगनयती” के पृ० ७१, ७६ आदि 





१८६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


नहीं हो सकती, उसकी कुशलाभिव्यक्ति ही कला हो सकती है। ऐसा 
दिखाई देता है कि वर्मा जी का अभिप्राय कला के भाव प्रधान होने से 
ही है। यह रागात्मक है, बोधात्मक (दर्शन, विज्ञान आदि) या विवेक 
प्रधान नही । लेखक ने कत्तंव्य को विवेक प्रधान बताया है जब वह कहता 
है-- भावना विवेक को सम्बल दिये रहे ।' भाव की तन्‍्मयता में बेजू 
को लोगो ने बावरा कहा। बेजनाथ संगीतज्ञ था। बेजू को मृगनयनी 
साकार कविता” कहती है वयोकि बैजू भाव की तनन्‍्मयता मे विलीन रहते 
हैं। आागे “मानसिंह कविता को भी बावली' कहता है। (पृ० ३६०) 
इस' प्रकार कलाकार चाहे वह संगीतज्ञ हो या कवि, उन के कृतित्व में 
यही बावलापन खोजा गया है--वस्तुतः यह बावलापन तन्मय भाव- 
प्रधानता के कारण है | 

कलावंत की साधना तथा अभिव्यक्ति तब पूर्ण होती है जब वह स्वयं 
को खो देता है--रस देने से पहले वह स्वयं रसमग्न होकर अभिव्यक्ति 
करता है । कलाकार के क्ृतित्व मे हम तभी अपने को भुला सकते हैं 
जब उसने स्वयं को भूलकर रचना की हो । वर्मा जी ने नायक बैजू 
की साधना का उदाहरण दिया है जब “परोसा हुआ भोजन एक झोर 
रक्‍्खा रहता है, पानी तक पीना भूल जाते हैं। किसी राग के बताने या 
किसी परिपाटी या नई तानो के सृजन में दिन' रात एक कर डालते हैं ।” 

किसी कल्याणमय भव्य कलास्वरूप के लिए जिस उपर्युक्त तन्‍्मय 
साधना को आवश्यकता होती है उसकी व्याख्या एक विशेष प्रसंग में 
हुई है। मृगतयती विष्णु की उस मूर्ति की चर्चा करती है जिसे 
कलाकार ने ऐसी मुस्कान दी है जो देखने वालों के विकारों को शान्त 
करके दाक्ति के साथ ध्यान को एकाग्र कर देती है। यह मूति जिस 
मन्दिर में प्रतिष्ठित हैँ वह झत्रशों के हाथ में है और वह उसके दर्शन 
नहीं कर सकती । मानसिह उस मन्दिर को अपनी सीमा के भीतर लाने 
में अशक्त है। ऐसी अवस्था में मृगनयनी का आग्रह हैं कि क्या उनके 
कलावंत कारीगर उस मुस्कान को वहाँ से अपने हृदय की गाँठों में बाँध 


मृगनयनी का उद्दश्य [१८४७ 


कर नही ला सकते ? मानसिह समझता हैं कि कदाचित ला सकें। “किन्तु 
इसके लिए कलाकार के भीतर पूरी उपासना, आस्था, श्रद्धा और भक्ति, 
योग द्वारा जाग पड़ें तभी वह उस वरद मुस्कान को टाँकी-हथौडे के द्वारा 
पत्थर में उकसा कर पिरो सकता है ।” (३८९६) सारत: दर्शेक-सामाजिक 
को एकाग्न करने के लिए, कलावंत को एकाग्र होना पड़ता हैं और इसके 
लिए भ्रतुलनीय तपस्या की आवश्यकता है | इसी से वरद कलाकृत्ति का 
निर्माण सम्भव है । 

सच्चा कलाकार किन्ही बाह्य प्रतिबन्धों के दबाव में अपनी कला 
को कुण्ठित नही करता । कला का मूल कलाकार की सौनन्‍्दर्यानुभूति 
तथ। अ्रन्तस्फूति में है । अ्रवश्य ही यह सौन्दर्यानुभूति परम्परा से भी पुष्ट 
होती हैँ । मुल्ला हिन्दू कारीगरों से इसलिए रुष्ट हैं कि उन्होने मस्जिद 
के निर्माण में मुसलमानी रीतियों का विचार नहीं रखा। वह गयासुद्दीव 
से इसकी शिकायत करते है। वह कला के मर्म को समभता है । इसलिए 
वह समभाता है--कारीगरों ने जो कुछ पुराने ज़मानों से कारीगरी के 
रिवाज में सीखा है, उसी को पेश कर रहे हैं ।” इस पर मुल्ला कहते है--- 
“मगर यह रिवाज गलत है । कुफ़ में सना हुआ । जान बूक्रकर कारीगर 
शरारत कर रहे हैं। मना करने पर भी नही माने ।” ग़यास का उत्तर 
है-- “अपने मन के सलौनेपन के तकाजे से कैसे लड़ जाये वे गरीब ?” (७१) 

वर्मा जी ने कलात्मक अभिव्यक्ति के दो रूपों की शोर संकेत किया 
है--संस्क्ृत और असंस्कृत | संस्कृत रूप से मानवीय वृत्तियों को परिष्कृत- 
उदात्त बनाने वाली गअ्भिव्यक्ति होती है और इसका आधार भावना 
है। असंस्कृत रूप में मानव की निम्नतर वृत्तियों की अ्रभिव्यक्ति होती 
है और उसका आधार वासना--ऐन्द्रिवता--है । इस निम्नकोटि की 
कला को वर्मा जी भी स्वीकार करते हैं; यह मानसिह के निम्न कथन 
से स्पष्ट है जहाँ वह भ्ृगनयनी के ताण्डव नृत्य--उच्च कला--से 
प्रभावित होकर निम्न और उच्च कला का अच्तर स्पष्ट करता है-- 
“*** (ताण्डव नृत्य) अत्यन्त मनोहर, मन को ऊँचे स्तर पर ले जानेवाला; 


श्द८ | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


बहुत ही मोहक--हुदय में गाढ़ी श्रद्धा उत्पन्न करने वाला; विलक्षण 
सुन्दर--वासना को न उकसा कर हढ़ता को देने वाला ।” (पृ० ४१७) 
होली के हुल्‍्लड़ में कला के इसी वासनात्मक रूप के दशेन' होते हैं 
(पू० ४१९) और कला की उपयुक्त दो कोटियाँ और भी स्पष्ठ हो 
जाती है । 

झ्रब प्रश्न उठता है कला का वासना जगाने वाला रूप किस स्थित्ति 
में सम्भव है। वर्मा जी ने इस सम्बन्ध मे दो संकेत दिये हैं। पहला, 
यदि भावना या कला को अधिक समय दिया जाएगा तो उसका प्रभाव 
वबासनात्मक होगा ।| कला को अधिक समय देने से” तात्पयें है कर्त्तव्य- 
विमुखता सें । हम स्पष्ट कर चुके है कि लेखक इस सम्बन्ध में विशेष 
सजग रहा है। मानसिह कलाओं के अ्तिशय प्यार में शजुओों को दंड 
देकर वही, दाम दे कर ही छुटकारा पा लेना चाहता है। अ्रतएवं भावना 
को अधिक समय देने से मनुष्यः अधिक विश्वामकामी हो जाता है और 
यहीं भावना, वासना का रूप धारण कर लेती है। फलतः कला अपने 
उच्च लक्ष्य से गिर जाती है । दूसरे, संस्कारहीन पात्रों के हाथ में भी--- 
जो भव्य सोन्दये के महत्व को समभने मे असमर्थ होते हैं---कला का 
वासनात्मक रूप व्यक्त होता है। इसी से यह सिद्धान्त भी स्पष्ट होता 
है कि कला का प्रभाव सब पर समान रूप से नहीं पड़ता और 
इसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। मृगनयनी कहती है--“हमारी 
(उच्च) कला उत्त (किसान घरों से आये सैनिकों) के विवेक में नहीं 
बेठी इसलिए अपनी जानी-पहचानी को ले उठे और हमारी कला की 
दिल्लगी उड़ाने लगे ।” (पू० ४२२) इससे पहले भी मृगनयनी ने कहा 
है कि---ये लोग सीखे भी कुछ नहीं हैं'। “ऐसे लोगों के मन पंर 
कला का आदर धीरे-धीरे ही बैठता है ।” (पृ० ४२०) इसलिए मानसिंह 
इनके लिए संगीत-विद्यापीठ स्थापित करने की सोचता है जिससे “ये 
लोग भी सीखेंगे और सुधरेये ।” (पृ० ४२०) 

+ मृगनयनी' पृ० ४२२, देखिए सृगनयती का कथन । 





५७ाआा७॥७७॥४७्७७्ा ७ अं 


मृर्गनयनी का उद्देश्य [१८६ 


इस उपन्यास में साहित्य की उन्नति के लिए प्रयत्न करने का उल्लेख 
मात्र है किन्तु स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, सगीत तथा नृत्य सभी कलाओों पर 
पर्याप्त ध्यान दिया गया है । इन मे भी स्थापत्य, मूर्ति तथा संगीत कला 
पर लेखक की विशेष दृष्टि रही है। 
ऐहिंक जीवन के सौन्दर्य तथा कर्ममार्ग को महत्त्व देता मृगनयनी 
की प्रमुख विशेषताओं मे से है। वर्मा जी ने हिन्दुओ की हार का 
एक बहुत बड़ा कारण 'परलोकमय निराशावाद' को माता है। 
उन्होंने हिन्दुओं के स्वर्ग और मुसलमानों के बहिश्त पर भी व्यंग्य 
किया है। (१० ३३१ ) वस्तुतः वर्मा जी आधुनिक श्रध्यात्म से 
प्रभावित हैं जो श्रमपृजा को महत्त्व देता है भ्रौर घरा पर ही 
स्वगं-निर्माण करता है। उन्होंने धर्म के प्राचीन रूढ़ात्मक रूपों का 
उत्पाटन कर प्रवृत्ति पक्ष का पोषण तथा कर्ममत का महत्त्व-प्रतिपादन 
किया है। मानसिह कलाप्रेमी है किन्तु उसकी सौन्दर्य-साधना कला 
कृतियों तक ही सीमित नहीं। यदि कोई जीवन-सौन्दर्य का समर्थक 
नहीं तो वह कला-प्रेमी भी नही हो सकता । अतएवं मानसिह विजय 
जंगम से सहमत है जो “बतलाते रहते हैं कि जीवन को कल्याणमय 
और सुल्दर बनाने से ही मृत्यु शुभ बन॒ सकती है,” और “जीवन के 
इसी भाव को पत्थरों में उतारने” का प्रयत्त करते हैं।॥ (पृ० ३३८) 
मानसिंह की दृष्टि इस जीवन पर रहती है, उस जीवन या परलोक या 
स्वर्ग पर नहीं । वह. दैनन्दिन की आवश्यकताओं को मन्दिर निर्माण से 
पहले समझता है। (पूृ० ४३) मानसिंह तपस्या” को महत्त्व देंता है 
किन्तु उसे इस जीवन तथा पदार्थों के साधन में, सार्थक समभता हैं, 
परलोक या अहंकार के पोषण में नहीं।! मानसिह इस रहस्य को 


+ मानसिंह के शब्द है--“तपस्या बड़ी वस्तु है परन्तु सुनता हूँ. 
कि तपस्या करने वाले भय और अहंकार के कारण आत्मदमन में लीच 
हो जाते हैं और इस श्रात्मदमत को परमपद समभ्त कर दूसरों को 
झ्रातंकित करने लगते हैं। जब ऐसे लोगों को इस लोक में, गौरव" नहीं 


१६० ] परिचित प्रइन, नई सैमीक्षा 


समभते है कि लोक में कुछ पाने की भ्रसमर्थता तथा निराशा ही कुछ 
लोगों को प्रलोक की कल्पनाओञों मे पलायन की प्रेरणा देती है। सारत: 
वर्मा जी परलोक को निराशा तथा पलायन का परिणाम तथा हिन्दू 
जाति के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं । 


निराशा उन्हें ही होती है जो कर्ममार्यी नही। शास्त्रों को पढ़कर 
केवल वाग्वीर बनकर वाद-विवाद में उलभे रहना व्यर्थ है, कर्म करना 
ही मुख्य है। मानसिह के निम्नस्थ शब्दों मे कर्म ही राजपथ है---“ये 
बैठे ठाले के वाकयुद्ध व्यर्थ है । कम मुख्य है। जो इससे बचना चाहते 
हैं, वे ही दाये-बायें की पगडण्डियाँ ढूँढते हैं।” (पूृ० ४६) यद्यपि 
मानसिंह कोई पंडित या झास्त्रज्ञ होने के नाते उक्त मत नही प्रकट 
करता, यह उसके अनुभवों के अनुसार व्यावहारिक मत है किन्तु वाक्‌ 
युद्ध करने वाले दोव, वेष्णव तथा बौद्ध इसे शास्त्रानुकूल भी बताते 
हैं ((० ४६) और इस रूप में, कर्म मत मे, मानों शैव, वैष्णव तथा 
बौद्ध मतों का भी समन्वय हो जाता है। श्रन्‍न्त में विजय जंगम के 
कथन में कर्म को 'सब कुछ मानकर इसे ही मानव का धर्म' मान 
लिया गया है । (पृ० ४७६) 

कर्म मार्गी झ्रात्मनिर्भर होता है, वह उपजीविका को घोर लज्जास्पद 
समभता है। अटल-लाखी की कथा से वर्मा जी ने आत्मनिर्भेरता का 
अनुपम संदेश दिया है । अ्रठल-लाखी राजा की सहायता से सब कुछ कर 
सकते थे परन्तु वे ऐसा करते नहीं । उनकी श्रात्मनिर्भरता लाखी के शब्दों 
में ललकार उठी है--“कोई मुझकी यदि किसी की चेरी कहे, चाहे वह 
मेरी निज की ननद ही क्‍यों व हो, तो मैं नही सह सकूंगी और न यह 
सह ॒सकूंगी कि तुमको राजा का दास था रोटियारा कहे । हम लोगों 


मिल पाता है तब उस लोक में इतने अधिक गौरव के पाने की आशा 
पर उनको अचम्भा होने लगता है ओर पागल से हो जाते हैं।” 


( पृ० ४६ ) 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६१ 


को भगवान्‌ ने भ्ुजाओं में बल दिया है और काम करने की लगन । 
कुछ करके ही ग्वालियर चलेगे।” (२५१) 


मृगनयनी को राजमहलो में अनेक दासियाँ उपलब्ध हैं किन्तु वह 
उनकी भीड़-भाड को देखकर घबराती है। वह उस स्वतन्त्रता की याद 
करती रहती है जो उसे राई में प्राप्त थी। वह कहती है---“मुभको 
तो विजय जी की बात अ्रच्छी लगती है। वह कहते है सब को अपना- 
अपना आवश्यक काम अपने हाथ से ही करना चाहिए, वह स्वयं ऐसा 
ही करते है । उनका कहना है कि इस देश को भिखमंगों ने ड्रबोया है ।” 
( ३१६ ) 

वर्मा जी ने निरन्तर परिश्रम तथा शारीरिक या 'कायक काम पर 
बड़ा बल दिया है। मानसिह और विजय जंगम के निम्न वार्तालाप 
में परिश्रम तथा कायक श्रम दोनो पर इतना जोर दिया गया है कि 
राजा भी इसका अपवाद नहीं । 


मानसिह--- परिश्रम कर लेने पर कुछ अवकाश भी तो चाहिए ।” 


विजय--“जीवन से कायक-काम ही सब कुछ है। एक काम से 
मन उचटे तो दूसरा करने लगे । मैं तो अ्रवकाश इसी को कहता हूँ ।” 


मानसिह--आपकी बातो को मैं पहले गॉठ में बाँध चुका हूँ। 
इसीलिए परिश्रम से आल्हाद पाता हूँ। प्रण किया है जब भवन और 
मन्दिर बनवाऊँगा तब मज़दूरों के साथ नित्य एक घंटे मैं भी पत्थरों 
पर श्रम करूँगा ।” (१०९) 

विजयजंगम मात्र उपदेशक नही, कायक श्रम का आदर्श प्रस्तुत करने 
वाला है--उसे “शारीरिक श्रम में इतना विश्वास था कि अपना पसीना 
बहाये ब्रिना वह किसी से कुछ नही लेता था ।” (१७१) 

वर्मा जी ने शारीरिक श्रम को ही नही श्रमजीवियों को, हँसिया- 
हथोड़ा धारी कुशल किसान-मज़दूरों को भी महत्त्व दिया है । यह महत्त्व 
सहज रूप में ही मिल जाता है जब स्वयं राजा और झाचाये उनके साथ 


१९२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


मिलकर कार्य करने में किसी प्रकार की मानहानि नहीं समभते । यही 
नहीं मानसिह दूसरों के सहयोग मे कर्म कर आनन्दलाभ करने को 
आदर्श समझता है। मानसिंह मजदूर-घर की वास्तविक दशा से भ्रवगतत 
होने के लिए. भेष बदल कर वहाँ जाता है। अपने सद्व्यवहार से वह 
मझदर परिवार को मुग्ध कर लेता है। वह अपने को घिक्कारता है--- 
ध्छै तो पेट भर कर सो जाऊं और तुम भूखो रहकर मरो ! मैं महलों 
में रहें और तुम इस भोपड़ी में भूखे ठण्डो मरो !!” मजदूर अपनो 
स्वाभाविक दीनता में, लघुता के धरातल पर कहता है--हमारा भाग्य 
है, महाराज !” भानसिंह का उत्तर मजदूरों को भाग्य-दास से भाग्य- 
विधाता बना देता है--“बिल्कुल भ्रम की बात। हमारे भांग्य के 
आधार तुम्हीं सब जन हो । तुम्हारा भाग्य बुरा रहा तो हमारा तो 
पहले ही खोदा हो चुका । (पृ० ३७५) श्रद्धाभिभृत मजदूर स्वीकार 
करता है--सुना था कि महाराज, ब्राह्मणों, पंडितो और सेठों के हैं, 
झाज जाना कि मज़दरों-किसानों के भी हैं ।” “दूसरे ही दिन मानसिह 
ने दरिद्र मजदूर-किसानों के लिए रहने योग्य घरों के बनवाने की राज्य 
की ओर से व्यवस्था की, जगह-जगह झभौषधालय ख़ुलवाने का प्रबन्ध 
किया ।” (३७६) ऊपर मानसिह ने राज्य के भाग्य का श्राधार ुम्हीं' 
(मजदूर) सबजन' कहा है । लाखी इससे पूर्वी कहती है---“किसान ही 
तो राजा को बनाता है।” (पृ० १८३) स्पष्ट है कि वर्मा जी ने 
राजतन्त्र में प्रजातन्‍त्र का संकेत करके, प्रजा को महत्त्व दिया है। इसके 
झतिरिक्त उन्होंने एक आदशे शासक का चित्रण करके राजा को भी' 
' जन-नायक बना दिया हैं। राजा अपने राजमद में प्रजा को कभी 
विस्मृत नहीं करता । शिकार खेलने के लिए राई जाकर जब वह जनता 
के फटे हुए मोटे मैले-कुचले कपड़ो को देखता हे तो आत्मग्लानि से 
मन में कहता है---“मैं इनका राजा हूँ ? इनका राजा !!!” (पृ० १७७) 
सारांश में तत्तालीन इतिहास की सीमाओं में वर्मा जी ने. यथा सम्भव 
झधिक से भ्रधिक जनवादितां तथा प्रगतिशीलता का परिचय दिया है । 


मृगननयनी का उद्देश्य [१६३ 


वर्मा जी की चेतना ने महत्त्वपूर्ण सामयिक समस्याओं से प्रेरणा 
लेकर शोषित मानवता पर विशेष दृष्टि रखी है। मध्ययुगीन सामंती 
व्यवस्था में किसान के शोषण का परिचय देने के लिए तत्कालीन 
इतिहास के प्रति उनकी एक जनवादी आलोचनात्मक दृष्टि सवंत्र मिलती 
है । इससे सामंतीय व्यवस्था के स्पष्टीकरण के साथ उसका व्यंग्यात्मक 
आलोचन भी होता रहता है--उस युग की सामंतीय व्यवस्था का यथार्थ 
चित्रण भी रहता हैं और उसके प्रति इस युग का दृष्टिकोण भी । 
यथा, मृगनयनी” मे वे लिखते है--“राज्य के सिपाहियों की _उगाही 
के बाद पुजारी की उगाही सहज ही नहीं हो गई। किसानों को श्रन्न 
के दर्शन राम-राम करके हुये थे । इसलिए वे देने मे किनर-मितर कर 
रहे थे ।” पुजारी ने कहा--शास्त्र का वचन कभी न भूलो, छठ्वाँ 
भाग राजा का होता है, सो तुमने दे दिया । बीसवाँ देवता का, तीसवाँ 
ब्राह्मण का होता हैं। उसको देने मे आनाकानी करने से यह लोक 
तो बिगड़ेगा ही परलोक से भी हाथ धो बैठोगे ।' 

एक किसान खिसियाहट को छिपाता हुआ बोला, “फिर हम क्या 
खायेंगे ?” 

भगवान देगे, मैं भजन जो करूँगा ।' 

भजन करने पर भी दिल्‍ली के सुल्तान ने इतना खून बहा दिया ! 
इतने घर और खड़े खेत चौपट कर दिये !£' 

'देखा इस मूर्ख को ! इस घोर नास्तिक को !! अरब कोई नई 
विपद को बुलाने वाला है। कहता है एक भोगमान भुगतनी पड़ती है 
हम तुम सबको !' 

हक “अधिकांश किसान आनाकानी करते हुए भी जानते थे कि 
अनिवार्य का निवारण नही होने का इसलिए देने के लिए अपने को 
विवश पा ही रहे थे ।” (३०) उपयुक्त कथन में शोषितों की शोचनीय 
लाचारी-गरीबी मूर्तिमान हो उठी है। शासक वर्ग अपनी रक्षा, तथा 
स्वार्थं-सिद्धि के लिए दंड के भय से काम लेते है ओर धर्म-रक्षक पुजारी 


१९४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


जी अपने श्रन्याय के विरोध को ज्ञान्त करने के लिए लोक-परलोक 
बिगड़ने का भय और भगवान्‌ द्वारा शन्ुओं से रक्षा करने का लोभ 
दिखाकर, मानों मानव के पूत भाव-क्षेत्र को स्वार्थ-सिद्धि के लिए मलिन 
करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। वर्मा जी तत्कालीन इतिहास की 
सीमा में घुटते-पिसते किसान के विरोध-विद्रोह का अधिक से अ्रधिक 
सांकेतिक आभास ही दे सकते थे । 

वर्मा जी की प्रगतिशीलता का शअ्रन्य प्रमाण है उनका रूढि-विरोध' । 
मात्र परम्परा या शास्त्र के नाम पर किसी बात को अठल मान लेने 
का वह घोर विरोध करते है। बोधन पुजारी शास्त्र की बातों को अटल 
मानता है और मानसिंह उसके इस अंधविश्वास” को सूर्खता समझता 
है। मानसिह ऐसे लकीर के फंकीरों के लिए कहता है--हे भगवालु ! 
बया हमारे समाज के इन भ्रन्धे-बहिरों को कभी सूकता सुनता करोगे ? 
या हम सब को डुबोकर ही रहोगे ?” (१० २६०) अनेक प्राणी इसी 
अन्धविश्वास की बलि चढ़ जाते है। इसी अंधविश्वास के रूप है, धर्म 
के बाह्याडम्बर, छूत-छात, जात-पाँत श्रादि जिन से वर्मा जी ने युद्ध 
किया है। विजयजंगम के निम्ने कथन मे लेखक ने भगवानू-भजन या 
धर्मे-पाखंड की पोल खोलने के साथ छूत-छात तथा भेद-भाव की भत्सेना 
की है--'* संसार के गले पर खाँड़ा चलाते जाशो और भगवान्‌ का 
नाम लेते जाओ, तो क्या इस मार्ग से भी मोक्ष मिल जायेगा ? वर्णु- 
झवरण के भेद मानकर एक दूसरे से घृणा करते रहो, अछ्ूतों को मनुष्य 
न समझो, छुप्लाछृत के नरक में रहते हुए भी भजन की माला ठालते 
रहो तो क्‍या बेकुण्ठ प्रात हो जायगा ?” (४५) विजय शेव है और 
समभता है कि “भगवान शंकर के सामने वर्ण, भ्रवर्ण, सुजात, कुजात 
का कोई भेद नहीं ।” (४४) मानसिह और विजय उस मानववादी धर्म 
के अनुयायी हैं जहों सभी प्रकार के भेदभाव 'लुस हो जाते है और सुकर्म 
से ही भजन-भाव सार्थक हो सकता है। 

जाति-पाँति की समस्या ते भ्रटल-लाखी की कथा के रूप में बड़ा 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६५ 


उग्ररूप धारण किया है। इन दोनों में पुर्ण प्रेम है किन्तु विधिपृ्वंक विवाह 
करना तो दूर इन्हे पुरातनपंथी समाज तथा ब्राह्मणों के कारण अपने घर- 
बार तथा गाँव को भी त्यागना पड़ा । वर्मा जी ने इस जात-पाँत को भूत 
(३१५), बाघ (२८४) आदि कहकर लड़ने के लिए युद्ध समान (२६१) 
समभा है। समाज के लिए जात-पाँत किस प्रकार से हानिप्रद सिद्ध 
हुई है और उसके सीमित लाभ का स्वरूप-बोध निम्न विश्लेषण से 
हो जायेगा--- 

१. जात-पाँत के कट्टरपन के कारण कितने ही हिन्दू अपने धर्म 
समाज से द्र जा पड़े हैं। (३७६) जात-पाँत-विरुद्ध विवाह नहीं हो 
सकता है। जो ऐसा करता उनके साथ कट्टरपंथी समाज खाना-पीना, 
उठना-बैठता, बोल-चाल बन्द कर देता है। यही नही उनको मारने की 
बात सोची जा सकती है। ( २१६-१७ ) घृणा की सीमा इतनी 
बढ़ती है कि उनको पापी समभा जाता है, या देखा जाता है तो थुका 
जाता है। (२२१) 

२. रक्षा के लिए ढाल शौर तलवार दोनों अनिवायें रूप से 
आवश्यक हैं। जात-पाँत ढाल का काम तो कर सकी है और कर रही 
है परन्तु तलवार का काम न तो हाल के युग में उसने कर पाया है और 
न कभी कर पायेगी ।” (३७६) 

३. जात-पाँ। हिन्दू जाति के असंगठन तथा दुबंलता का 
कारण है । 

४. जात-पाँत से समाज में ज्रामक भेद-भाव या उच्च वर्णों में 
क्षुद्र उच्नति-प्रन्थि की सृष्टि हुई है । उच्च जाति कु हिन्दू वही समभा 
जाता है जिसका छुश्ा दूसरा खा लें । (३८२) क्षत्रिय श्रहीर का छुपा 
नही स्ना सकते । अहीर जाति की स्त्रियाँ पर मे सोना नही पहन सकती | 
(३१३) .बोधन केवल ब्राह्मण वर्ण को ही उपदेश देने का अ्रधिकारी 


हज मलिक लक अजब 3 आ ३ 5३ लललभ_ नल लक ऑल नई कब बसपा ब आस असर एप परपााााााााभ भा भऊझऊ५धऊजभघाआाभााआआआ॥आआ्७एएर७॥४ल्‍७७७एएएश॥॥ल्‍।एएाशशाआआआआ॥४0७॥७॥ए७एशशशशशणशआ॥) 
सुकमा» पा इक ३७५५ ५५५८ | पर नः+मगगेना* पद रापाशास पनाहा्ररपााा ३ ॥ल्‍पायु ३२०९० ० कन्या /$ नारद" 


वैसे आजकल उच्च वर्णों की स्त्रियाँ भी पेर से सोना पहनना 
अनुचित समभती हैं.। 


१६६] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


समभता है, क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों को केवल धर्म भ्रौर गो-बाह्मण 
की रक्षा के लिए समझता है। मानसिंह का विचार है कि क्षत्रिय भी 
उपदेष्टा रहे है और बाद मे भी हो सकेंगे । जनक, महावीर, गोतम बुद्ध 
राम, कृष्ण, अजु न इत्यादि इसके प्रमारा है । (३७६) 

मानसिंह द्वारा लाखी-अटल का विधिवत विवाह करा के वर्मा जी 
ने इस प्रथा के विरुद्ध युद्ध में मानों विजय लाभ की है। यही नही जात- 
पाँत के निदाचारे के विरुद्ध लाखी के शब्दों में ललकारा है--“उतर 
पड़ो संसार में कमर कंसकर और सिर उठाकर निन्दाचारे का सामता 
करो ।” इसी प्रसंग में वर्मा जी ने बोधन जैसे पुजारियों की उस सामंत- 
पोषक नीति की ओर भी संकेत किया है जो राजा के जात-पाँत- 
विरुद्ध विवाह को तो स्वीकार कर सकती है किन्तु लाखी-अठल के 
नही । लेखक ते मरणासन्त बोधन का किंचित हृदय-परिवर्तेत दिखा कर 
सभी मानवों की आध्यात्मिक एकता के आधार पर जाति-पाँति के 
श्लेद-भाव को असंगत बताया है। मरने के समय वह सोचता है--- वह 
सब मे रम रहा है, भेरे और. जल्लांद के भीतर वही है, जल्लाद की 
तलवार और मेरे सिर में वही है। सब में वही है। सब बराबर हैं । 
लाखी और अटल में वही है * 'दोतों में वही है ? फिर मैंने उन दोनो 
के बीच में भेद क्यों किया ? पर वह तो वर्णाश्रम की बात थी । जो 
कुछ भी हो, अब किसी के लिए मन में बुराई नहीं; है ।” (४० ५) 

वर्मा जी की नारी-भावना भी परम्परा-्युक्त तथा नृतन झादक्षों 
का निर्माण करने वाली है । वर्मा जी यदि किसी सामान्य वर्ग-प्रतिनिधि 
_नारी-चरित्र से नाही-भावना के आधुनिक दृष्टिकोण को व्यक्त कराते 
तो यह अवश्य काल-दोष होता किन्तु मृगनयनी जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व 
सम्पन्न पात्र को इसका माध्यम बना कर वह इस दोष से बच गए है । 
उनकी प्रगतिशील नारी-भावना का विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है--- 

१. पर्दा प्रथा का विरोध--मूगनयनी ने विवाह पूर्व राजा को 
«चनबद्ध कर लिया कि वह विवाहोपरान्त पर्दा नही करेगी । (१९८) 


मृगतयनी का उद्ेदय [१६७ 


२. नारी और शिक्षा:--वर्मा जी ने अटल से बोधन झास्त्री को 
हू प्रश्न कराया है कि क्या स्त्रियाँ (वेद) पढ़ सकती हैं ?' 


वेद ! भ्ररे राम राम ! स्त्रियाँ और छुद्र वेद नहीं पढ़ सकते ।' 
४, ..स्त्रियाँ मात्र पढ़ सकती हैं ?' 


पढ़ सकती है। पुरों और बड़े ग्रामो मे लड़के-लडकियों की अलग- 
लग पाठशालाएं रहती रही है। आक्रमणकारियो के अत्याचारों के 
7रण बन्द हो गई हैं, उनमे लडकियाँ भी पढ़ती थी ।” (३१-३२) 

मृगनयनी को कलाओं में ही नहीं शास्त्रादि मे प्रवीण करने की 
धक्षा की व्यवस्था की जाती है। वर्मा जी ने विद्येष प्रसंग निकालकर 
री-शिक्षा की चर्चा की है । 


३. नारी और श्ात्मरक्षा:--वर्मा जी नारी को आत्मरक्षा के लिए 
त्म-निर्भरता तथा साहस-शौरय का संदेश देते है। मृगनयनी का 
उम्ते चिंतन इसी का सुफल है---“राजा लोग अपने थोड़े से भाई बाँधवों 
किसी गढ़ में बन्द, करके लड़ते-लड़ते मर जाते हैं और उनकी 
त्रयाँ चिता में जलकर भस्म हो जाती है !*****' उनके हाथ-पर इतने 
कम्मे होते होगे कि अपने ऊपर आँख और हाथ डालने वाले पुरुष 
 घूँसे से धरती न सूंघा सकें ? कैसी स्त्रियाँ होंगी ये | खाने को इतना 
रर ऐसा अच्छा मिलते हुए भी मन उनके ऐसे मरियल :! चिता 

जलकर भरे स्त्रियों पर हाथ डालने वाले /!! मैं तो कभी इस तरह 
ही मरने की ।” (१७-१८) मृगनयनी और लाखी का आदझों परम्परागत 
'रियों के समान पति के बाद मर्यादा-रक्षा के लिए चिताओं को सजाना 
ही, पुरुषों की सम्भोक्ता-सहचरी के भ्राचरणानुकूल युद्ध में पति के 
थ-साथ लडते हुए वीर-गति को पाना है। मृगनयनी की शौयें-भावना 
मी कहती है---/पहले की सतियों ने आग और चिता को जितना प्यार 
या उसके, बराबर तीर और तलवार के साथ भी करना चाहिए था। 
ने दीजिए बैरी को किले के निकट फिर देखिए मेरा और लाखी का 


श्€८] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


काम ।” (३४६) मृगनयनी की कामना तो पूरी न हुई किन्तु लाखी का 
अन्त वीरोचित हुआ । 

४. नारी पुरुष की प्रेरणा--नारी कामिनी या पुरुष की वांछा 
और कामना की ुगार! (३४५) नही, कह जीवन की प्रेरणा, प्रातःकाल 
की उषा जैसी सजग करने वाली” (३४५) है । मानसिह मृगनयनी से 
कोमल प्रेरणा पाने का श्राकाक्षी है, उसे युद्ध की श्राति-क्लान्ति के 
पश्चात्‌ सबलता-स्फूर्ति के लिए मृगनयनी की मृदुल मुस्कान तथा मधुर 
सस्‍्वरों की ललित तान चाहिए । किन्तु मृगनयनी सबल स्फूर्ति देने के 
लिए प्रदन करती है--“हमारे चलाये तीरो की सनसनाहट क्‍या झ्ापकी 
भुजाओों को कम फड़कन देगी ?” (३४६) जब कोमल कांत उषा प्रखर 
प्रचण्ड दोपहरी का रूप ले सकती है, तो नारी का सहयोग भी कोमल- 
कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है । 

नारी-गौरव के घरातल पर मानसिह किसी 'दासी' का स्वामी 
होने की श्रपेक्षा 'प्राणप्यारी' का प्रारोश्वर होते का अधिक अभिलाषी 
हैं। (२४६) 

५. भृगनयती के भन्तर्वाह्य सौन्दर्य को देखकर मानसिंह को 
दो बार यही प्रतीति होती हैं कि स्त्री का गौरव, सौंन्दर्य, महत्त्व स्थिरता 
में है, जैसे उस नदी का जो बरसात के मठमेले, तेज़ प्रवाह के बाद 
शरद में नीले जल वाली, मन्थरगति-गामिनी हो जाती हे-दूर से 
बिल्कुल स्थिर और शात, बहुत निकट से प्रगति वाली ।' (४१७, ४८७ ) 
मृगतयनी अपने सौन्दर्य में वासतोक्तेजक्ता के चांचल्य का अतिक्रमण 
नहीं होने देती, उसमें संयम की गम्भी रता है जो मानसिह से कह सकती 
है--“नियम-संयम के साथ रहिए और मुझको रहने दोजिए ।” (२४७) 
इसी से दोनों के शरीर में शक्ति स्थिर रह सकती है जो प्रेम के स्थायित्व 
का आधार है। मानसिह की निम्न स्वीकारोक्ति में वर्मा जी ने प्रेम के 
स्थायित्व का रहस्य देने का प्रयास किया है--“तुम संयम से प्रेम को 
अचल बनाती हों और मैं अपने विकार से उसको चंचल कर देता हूँ । 


मृगनयनी का उद्देश्य [१६६ 


संयम के अश्राधार वाला प्रेम ही आगे भी टिके रहने की समर्थता रखता 
हैं। (३८७) 

६. एक स्थल पर वर्मा जी ने विवाह भे नारी की स्वेच्छा-स्वीकृति 
का आभास भी दिया है। मानसिंह ने विवाह-बन्धन के पहले मृगनयनी 
से स्वीकृति ली थी। मानसिह की श्राठ रानियाँ है। मृगतयनी लाखी से 
कहती है--- मैं नही जानती थी कि महल में आराठ पहले से हैं, नहीं 
तो---” (३१४) 

नारी समस्या के प्रसग में वर्मा जी ने सामन्‍्तो की बहु-विवाह कामना 
का भी व्यंग्यात्मक उपहास किया है। मृगनयनी सोचती है---“उन्होने 
पहली स्त्री से ब्याह किया होगा तब उससे भी इस तरह का प्रेमालाप 
करते होगे, फिर दूसरा, और आठवाँ ब्याह किया, हर एक रानी के 
साथ आरम्भ मे इसी प्रकार की चिकनी और मीठी बातें करते रहे 
होंगे" '*” मानसिह सुमनमोहिनी के सौतिया डाह से विचलित होने लगता 
है। तब वर्मा जी लिखते है---'उस (मानसिंह) का अभिमान कहता 
था--इतने बडे राज्य की व्यवस्था करने वाला आठ स्त्रियों का भी 
शासन नही कर सकेगा ? उसके विवेक ने बतलाया, एक स्त्री का शासन 
ही पृरुष के लिए कठिन काम है, श्राठ तो आठ ग्वालियर-राज्यों की 
समस्या के समान है | (२५३) 

मृगनयनी उपन्यास इतिहास के जिस काल से सम्बन्धित है उस 
समय मुसलमान बादशाह अपनी अन्य इच्छाओं को पूरा करने के साथ 
मुल्लाओं की या अपनी मज़हबी इच्छाएँभी पूरी करते थे। अनेक 
हिन्दुओं को स्वधर्म-त्याग पर बाध्य किया गया और इसी सम्बन्ध में 
अनेक हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार दिया गया, मन्दिर तोड़े गए 
और उनके स्थान पर मस्निर्दे निमित हुई। इस साम्प्रदायिक समस्या ने 
आधुनिक भारत मे और भी उम्र रूप धारण किया है। ऐसी अवस्था 
में वर्मा जी के समक्ष कठिनाई थी कि मुसलमानों की तत्कालीन बबंरता 
का वर्णात इस रूप में करे कि ऐतिहासिक सच्चाई भी आवृत्त न हो 


२०० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


और हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की भावनाएँ भी क्रुण्ठित न हों । “परिचर्य में 
उनके इस दृष्ठिकोश की परिचायक ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं---“बोधन 
ब्राह्मग ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसके मारने वालों की बबंरता का मैंने 
बहुत थोड़ा वर्णन किया है--करना पड़ा । इस करना पड़ा” की 
मजबूरी लेखक के सामने सदेव रहती है। मुल्लाओं और सिकन्दर ते 
धर्म न छोडने पर बोधन को मरवा डाला--इस पर वर्माजी की 
श्रालोचतात्मक टिप्पणी है--“मूर्ियों और मन्दिरों के तोड़ने-फोड़ने से 
जो आग उत्तर भारत मे नहीं फुक पाई थी वह एक बोधन के वध ने 
फूक दी । अन्‍्तवेंद और अन्तर्वेद की दोनों दिशाश्रों के क्षेत्रों की छातियाँ 
मानों फौलाद की बन गई । 

“सिकन्दर और सिकन्दर के मुल्लों, सरदारों ने सोचा, अब हुआ 
दिल्‍ली की सल्तनत का पाया मजबूत । उन्होने नहीं देख पाया कि पाये 
कॉप गये ।” (४०६) अन्तिम वाक्य से स्पष्ट है कि वर्मा जी मज़हबी 
कंट्टरता को राज्य के लिए हानिप्रद बताते हैं। वर्मा जी ने गयासुद्दीन 
तथा बचर्रा के मुल्लाञ्ों की कट्टरता भी दिखाई है और उनका राज्य 
कार्य में अनुचित हस्तक्षेप तथा विशेष प्रभाव भी । मुसलमान बादशाहों 
केद्वारा ही लेखक ने इनकी भरत्संना कराई है। गियास कहता 
है-- मुल्ला जी, यों ही भ्राम हिन्दुओं को चिढाने से क्या फ़ायदा ?* 

जहॉपनाह से मैंने अर्ज़ कर दिया है, दिल्‍ली के मुल्लाशों का यही 
फ़तवा है ।' 

गियास कुछ कुढ़ कर रह गया---दिल्ली के मुल्ला मुझ से भी 
बढ़कर है। काम बने चाहे बिगड़े इनके फ़तवे के सामने सिर को 
भुकाना पड़ेगा !! कठ मुल्लों के सामने !!/” (२६३) 

वर्मा जी ने मुल्ल/झों की उस कट्टरता की भरत्सेना कराई है जो 
हिन्दुस्थान में रह कर भी ईराक की रिवायात सामने रखती हैं । मुल्लाग्रों 
को हिन्दू कारीगरों से शिकायत है कि उन्होंने मस्जिद की 'मीतार की 
गुम्मजों की खिड कियाँ कमानीदार न बनाकर, जो ईराक का नमूना 


मृगनयनी का उद्देश्य [२०१ 


है बेंडीदार बनाई हैं जिसमे हिन्दुओं के मन्दिरों जैसे बन्‍्दनवार रख 
दिये हैं ।! 

गियास आगे चलकर इसका उत्तर देता है---“मुल्ला और मौलवियों 
के बाप ने भी कभी इमारते बनवाई थी हिन्दुस्तान में ?” 

जहाँपनाह' 

आप लोगों का एतराज चिडियो, बन्दरों, घोड़ों और मोरों की 
तस्वीरों से ज्यादा ताल्लुक रखता है है न ऐसा ?! 

जहाँपनाह ने ठीक फरमाया' 

'कारीगरो ने जो कुछ पुराने ज़मानों से कारीगरी के रिवाज में 
सीखा है, उसी को तो पेश कर रहे है ।' (७१) 

एक विशेष स्थल निकाल कर वर्मा जी ने राजा मानसिंह को 
धर्म (मज़हब) निरपेक्ष राजनीति तथा सहिष्णुता-उदारता का परिचय 
दिया है । सिकन्दर लोदी का भाई जलाल बहुत से मुसलमान साथी 
ख्ालियर में छोड़ गया था। जलाल तो मारा गया और ये साथी गनायों 
के समान थे और अभय आश्रय के इच्छुक थे। “मानसिह ने उनको 
शरण प्रदान की । आइवासन दिया, मेरा झगड़ा सुल्तानों ओर सुल्तानी 
शासन से है न कि मुसलमानों से । काम करो, राज भक्‍त रहो और 
हिन्दुओं के समानही बर्ताव पाते हुये इज्जत के साथ जीवन को 
बिताओ ।” (४८२) 

वर्मा जी ने एक स्थल पर भारत की सांस्कृतिक अखण्डता के 
सम्बन्ध में विचार प्रकद किए है । चाहे भारत राजनैतिक दृष्टि से अनेक 
आगों में विभक्त रहा है किन्तु इत्तकी सास्कृतिक एकता अविछिन्न रही है 
जो राष्ट्रीय एकता का अनिवाये तत्त्व है । वे लिखते हैं---“भारत के पहाड़, 
जंगल, नदी-नाले, विस्तृत क्षेत्र भर लम्बे चौड़े अन्तर, अतगनित छोटे 
बड़े राज्यों की सख्या और जनपदो के खण्डों की भिन्‍नता को बढ़ाने 
हमें सदा से सहायक रहे हैं, परन्तु एक छोर के विचार और मत को 
इसरे छोर तक पहुँचाने में न तो वे और न' उनके उत्पादक अनेक 


२०२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


छोटे-बड़े राज्य, रजवाड़े और भिन्‍न-भिन्‍न जनपदों के सीमाबद्ध संकुचित 
खण्ड कभी बाधक हो पाए हैं । शंकर उत्पन्न हुए सुद्र दक्षिण में 
और अपने विरोधी को हराने को तथा श्रपने मत के प्रचार के लिए भी 
पहुँच गये काश्मीर ! चेतन्य हुए दूरवर्ती बंगाल में और उनके मत के 
प्रचारकों ने अपना संस्थान बनाया वृन्दावन में !! तक्षिला का ब्राह्मण 
काञ्जी के विद्यालय में और काड्जी का काइमीर औौर काशी में !!! 
गंगा और गोदावरी का नाम उत्तर से दक्षिण ओर पूर्व से पर्चिम 
के ओर-छोर तक, घर-घर में, जंगल मे, पर्वत की कन्दराओं मे--मानों 
हिमालय, विध्याचल, सह्याद्वि सब एक ही थैली के चट्ट -बद् हो !”(७३) 

मृगतयनी ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी आधुनिक भारत की 
प्रवृत्तियो के अ्नुकुल है । वर्मा जी की दृष्टि श्रतीत मे भी वर्तेमान 
क्षणों को खोजती रही है । 


हि 
मृगनयनी' के गुण-दोष 
मृगतयनी उपन्यास की गुण-दोष विवेचना हम स्पष्टीकरण की 
सुविधा के लिए साथ-साथ करेगे। 


मृगनयनी की कथावस्तु ऐतिहासिक है । इस में सामान्यतः इतिहास 
का प्रामाणिकता से पालन किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यास में 
उपन्यासकार का इतिहास-प्रन्थों से सामग्री संकलन का सरल-सुलभ 
लक्ष्य भी हो सकता है और अपनी अनुसन्धित्सु मेघा, तथा अथक अश्रध्य- 
वसाय से निज का योग देकर इतिहास का संशोधन तथा सजीव सृजन 
भी । वर्मा जी मे यह दूसरी विशेषता मिलती है जिस की व्याख्या हम 
पहले लेख में कर चुके हैं । 

मृूगनयनी रोमास भी है--यहाँ इतिहास-रोमास का आदर्श समन्वय 
है । रोमासकार इतिहास से पात्र लेकर भी कल्पना की स्वच्छन्दता के 
कारण इतिहास की प्रामाणशिकता का दावा नहीं कर सकता। किन्तु 
वर्मा जी ने मुख्यतम पात्रों--मानसिह-मृगलयनी तथा उसके प्रतिद्वन्द्रियों 
गयास, सिकन्दर, राजसिह, बघर्रा--की कथा को इतिहास सम्मत बना तथा 
इनकी कथा से अटल-लाखी की शौयं-श्व गार प्रधान रोमानी कथा का 
मनोरम संयोग कर इतिहास-रोमास का अद्भ्भुत समन्वय प्रस्तुत कर दिया 
है । ऐसा समन्वय होने से मृगनयनी” मे रोमास का कथा-रस तो है 
किन्तु अ्रसम्भव-दुर्लभ के तत्त्व नही । यहाँ प्र म है किन्तु रसिकता का 
चाचल्य नहीं; शौर्य श्रौर जीवट का स्वरूप भी निर्माण मूलक तथा 
गौरव-मण्डित है। गुयास-नसी र में कामुकता की कर्दमता है किन्तु इससे 
अटल-लाखी के भ्रटल प्रेम का कमल और भी खिल उठा है। गयास-नसीर की 
आकुल अभ्रकूल वासनाओों का चित्रण इतिहास-सम्मत तथा तत्कालीन सामंतों 


( २०३ ) 


२०४] परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


की वज्‌ विलासिता को व्यक्त करनेवाला है। किन्तु यह विकृति भी घुणा 
जगाती है, डुबोती नही । इसका कारण है लेखक का कुण्ठामुक्त स्वस्थ 
दृष्टिकोण । शारीरिक चित्रणों में लेखक सतर्क-सावधान रहा है । नसीर 
की अकूल कामुकता का परिचय वह साकेतिक विधि से देता है, ब्यौरेवार 
चित्रण करके उसमे रस नही लेता । देखिये---“बडे नखरों के साथ नाच- 
गान हुआ । ऐसा कि अ्ररलीलता भी शर्मा गई होगी। नाच-गान की 
समाप्ति होते-होते नसीर तकिये के सहारे पड़ कर सो गया। अश्लीलता 
के इतने आ्राकार-प्रकार उसके अनुभव में आ चुके थे कि अ्रब कोई भी 
अरलीलता उसको देर तक आकर्षण नहीं दे सकती थी ।” (४७६) 
आगे जल-विहार का वर्णान भी ऐसा ही है। मृगनयनी-लाखी के शारी- 
रिक सोन्दर्य या नख-शिख वर्णन भी कौशलपूर्ण है। शिकार के समय 
दोनों को रंगना पडता है । वर्मा जी लिखते है--ऊंची छतियाँ पत्थरों 
और करघई के मोटे कॉटों से ठकरा-टकरा जा रही थी, परन्तु मानो 
उनमें पत्थरों और काँटो से भी लड़जाने की दम हो।” यहाँ ऊँची छातियाँ 
शब्द साभिप्राय है। इसके स्थान पर उरीज-कुच लिखने से सभी कड़ा 
हो जाता, शिकार मे शौरय के स्थान पर लेखक ध्यूगार का चित्रण 
कर बैठता । पशुता की पर्याय बचर्रा में शौयय की उद्धतता तथा 
आश्चर्यानुप्रारितत करने वाली भोजन-भोगता है--ये इतिहास सम्मत होते 
हुए भी रोमांस की प्रकृति लिए हुए है। सारतः 'भृगनयरनी' की 
विज्येषता यह है कि इसमें रोमास की सरसता तो ' है किन्तु अस्वाभा- 
विक अ्रसम्भव तत्त्वों का समावेश नहीं । न ऐतिहासिकता विक्ृत हुई है न 
महत्‌ उद्देश्य की गरिमा मे ग्रिरावट आई है । 


देशकाल के चित्रण मे वर्मा जी पूर्ण सफल रहे हैं; १५वीं शताब्दी 
की राजनैतिक गतिविधि का इसमें व्यापक चित्रण हुआ है। गयासुद्दीन, 
नासिरुद्दीन, बधर्रा और सिकन्दर मिलकर मुसलमान सामन्‍्तों का पूरा 
इतिहास ही प्रस्तुत कर देते हैं। मुसलमान सामनन्‍्त जिन प्रेरणाशओरों से 
युद्ध करते थे, उनकी असीम उच्छु खल विज्ञासिता जो कारनामे करती 


मृगनयनी के गुरा-दोष [२०५ 


थी, बेटे तक बाप को जहर देकर जैसे राज्य पाते थे, और मजहब या 
मौलवियो के आतक में राजनीति जैसा भीषण रूप लेती थी, इस सबका 
पूरा चित्र सामने आ जाता है। यदि कथा-विधान की दृष्टि से देखा 
जाए तो नासिरुद्दीन तथा बचर्रा के कथासूृत्र व्यर्थ जान पड़ते है किन्तु 
तत्कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के निर्माण मे इनका योग स्पष्ट है । 
इस दृष्टि से वर्मा जी ने कथा-सगठन की अपेक्षा देशकाल या इतिहास 
का विचार अधिक रखा है। ऐसा होने से वर्मा जी पर यह अ्राक्षेप हो 
सकता है कि वे कथा की एकसूत्रता तथा इतिहास-सम्मतता का समन्वित 
निर्वाह करने मे सफल नही हो सके । 

राजपृतों के मानमूलक क्षुद्र स्वार्थ, चारणों की स्फूर्तिप्रद प्रशस्तियाँ, 
गौरव के लिए मर मिटने का उत्साह आदि का भी सफल चित्र मिलता 
है । हिन्दू सामन्‍्त उस समय आत्म रक्षा में ही प्रवृत्त थे। मानसिह के 
रूप मे एक आददां हिन्दू सामन्‍त का चित्रण हुआ है । 

इस उपन्यास की महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान 
' सामन्त का ही चित्र नहीं मिलता, समाज का भी पूरा चित्र मिलता है। 
बार बार होने वाले युद्धों के फलस्वरूप, राजनतिक श्रस्त व्यस्तता के 
कारण, जनताकी जो शोचनीय अ्रवस्था हो जाती थी वह॒राई गाँव के 
चित्रण से स्पष्ट हुई है। उनकी आाथिक विक्ृति इसी से लक्षित हो 
जाती है कि होली मनाने के लिए वे सिन्दूर-गुलाल तक की व्यवस्था में 
असमर्थ रहते है । गाँव की प्रकृति, गाँव के उंत्सवों तथा ग्रामीणों की 
सामाजिक-घामिक रूढ़ धारणाओो सभी का सर्वांग चित्रण हुआ है। 
राई गाँव के ऐसे चित्रण से वर्मा जी को देशकाल में लोक तत्त्व की 
अभिव्यक्ति मे पूरी सफलता मिली है। नगर में मजदूरों का- चित्रण 
भी हुआ है। धामिक-सामाजिक मतभेदों तथा वाद-विवादों का चित्रण 
भी सविस्तार हुआ है। यही नही कलाओ्रो में प्रचलित शैलियों का 
परिचय भी मिलता है। भाषा शैली में प्रादेशिक रंगत बुन्देलखण्डीय 
वातावरण के चित्रण से सहायक हुई है। सारतः राजनैतिक, आ्िक, 


२०६] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


सामाजिक, धािक, सास्क्ृतिक तथा कलात्मक परिस्थितियों के चित्रण 
से उस काल का सजीव पुनर्निर्माण हो उठा है। 

मृगनयनी के उद्देश्य में हम स्पष्ट कर आए हैं कि उस काल का 
चित्रण करते हुए भी वर्मा जी ने सामयिक युगधर्म का पूर्ण पालन किया 
है । सामन्ती व्यवस्था के पूर्ण चित्रण के साथ युगीन जनवादी प्रगतिशील 
दृष्टि का निर्वाह, तत्कालीन स्वर्गे-नरक की कल्पनाओं में भी जीवन- 
सौंदर्य तथा कमंण्यता का सन्देश, युद्धम्रस्त वातावरण में भी कलात्मक 
सुरुचि के स्तम्भ-निर्माण तथा हिन्दओ्नों की उदारता और मुसलमानों की 
मजहबी कट्टरता-क़रता का--ऐतविहासिक प्रतिबन्ध के कारण--परिचय 
देकर भी जातीय घृणा से बचाए रखने के श्लाघनीय प्रयत्त मे उनका 
अदभुत कौशल व्यक्त हुआ है । 

इस उपन्यास की प्रथम मौलिकता इसमें है कि यहाँ इतिहास के 
ऐसे कालखंड तथा पाश्नों को मूर्च्त किया गया है जो भ्रभी तक साहित्य 
का विषय नहीं बने थे। दूसरी मौलिकता कला-कर्तव्य के समन्वय 
सम्बन्धी प्रतिपाद्य के चुनाव में है। फिर भी कला-कर्ततव्य के सामंजस्य 
' की व्याख्या में श्रपेक्षित गहराई नही भ्रा सकी । दूसरे इस उद्देश्य के 
प्रतिपादन में लेखक जितना सचेष्ट है उतना उपन्यास की कथा-परिणति 
से ध्वनित नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण हम “मृगनयनी के उद्देश्य 
में कर आए है। इतना और कह दें कि उपन्यास की कथा माँग करती 
हैं कि कत्तंव्य को आवश्यकता श्रधिक है किस्तु लेखक अपनी अतिरिक्त 
चेतना से कला-कत्तंव्य के समन्वय पर बल देता रहता हैं। निहालसिह, 
बोधन, अ्रटल-लाखी वीरगति को प्राप्त हुए--पहले दो को तो बिना 
कारण वध किया गया है, नरवर का किला हाथ से चला गया; राज्य 
की सीमाएँ अ्रभी तक सुरक्षित नहीं हुईं और ग्रन्त में भी लाखी की 
मोतियों की माला प्रजा के सुख और देश की स्वाधीतता की ओर 
संकेत कर रही है, फिर भी उपन्यासकार यही कहलवाये जा रहा है कि' 
कला-कत्त व्य का समन्वय इस कसर को पुरा करेगा । इस त्रुठि की ओर 


मृगनयनी के गुण दोष [२०७ 


ध्यान न जाता यदि कथा से कला की माँग का पक्ष भी उतना ही 
प्रबल रहता । किन्तु यहाँ कथा, कत्त व्य की ओर संकेत करती है और 
लेखक कला-कत्त व्य के समन्वय पर बल देता रहता है। “ ऐसा दिखाई 
देता है कि लेखक ने समझ लिया है कि एक बात को बार-बार दुहराने 
से काम' चल जाएगा । जो बात कथा व्यश्ञित नहीं कर सकती थी उसको 
कुछ सीमा तक कला-कत्त व्य के समन्वय विषयक गहन विचारों 
से पूरा (किया जा सकता था, किन्तु इस दिशा में हमें संतोष नहीं 
होता। लेखक इस सामझस्य के भीतरी मनोवैज्ञानिक परातल पर 
कम पहुँचा है। वह संकल्प, भावना आदि का नाम लेकर रह गया है। 
मृगनयनी की तीसरी तथा विशिष्ट मौलिकता स्थापत्य कला को 
महत्त्व देने मे है। इस सम्बन्ध में डा० सत्येन्द्र लिखते हैं---“मृगसयनी 
के सम्बन्ध में सब से विशिष्ट बात यह है कि यह हिन्दी साहित्य में 
पहला उपन्यास है जिसमें स्थापत्य कला के मूर्त्त अभिप्रायों की प्रेरणा 
के मूल में जीवन-ख्लोत का सरस सिंचन ऐसी मनोहरता से प्रवाहित 
हुआ है, जिसके जड़ स्थापत्य में संगीत की तरल-लहरियों को ही उत्कीर्ण 
नहीं किया, उन्हें नृत्य और चित्र मे भी अनूदित किया गया हैं ।* 
मृगनयनी में स्थापत्य कला के महत्त्व के सम्बन्ध में प्रश्न बाद 
में उठता है, पहले यही जाँच अपेक्षित हैं कि स्थापत्य कला, कला 
हैं भी या नहीं ? हिन्दी में साहित्यालोचन की सभी पुस्तकों में पाँच 
ललित कलाओं मे स्थापत्यः कला को भी स्वीकार किया गया है। पहले 
पहल डा० श्यामसुन्दर दास ने हेगिल के विवेचन के आधार पर कलाओं 
का वर्गीक रण किया और बाद में यही प्राय: अ्रन्य पुस्तकों में स्वीकृत 
हो गया। यथा, बाबू गरुलाबराय के अनुसार--“जिस कला में बाह्य 
सामग्री का प्रयोग जितना कम हो और आत्मा के भावों की अभिव्यक्ति 
जितनी श्रधिक हो उस अंश में वही श्रेष्ठ कला है। इस दृष्टि से सबसे 
नीचे वस्तु कला हैं। उसमें सामग्री का आधिक्य रहता है ओर भावों 


*# मुमनयनी: कल! और कृतित्व, पृ० १३०-३१ 


२०८ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर मति 
कला, चित्रकला, संगीत शौर काव्य मे बाह्य सामग्री कम होती जाती है 
और भावाभिव्यक्ति का आधिक्य होता है । पं० रामदहन मिश्र भी ललित 
कलाओं में स्थापत्य या वास्तु कला की गणना करते है किन्तु यहाँ उस 
प्र किचित शंका बढ़ गई दिखाई देती है---“वास्तु कला वा शिल्पकला 
स्थूल कला है पर यह नही कहा जा सकता कि इसमे भावनाओं का अभाव 
होता है । रूपों में जो श्रभिव्यक्ति होती है वह तो भावना ही हूँ।”' वस्तुतः 
यहाँ वास्तुकला वा शिल्प (मूर्ति) कला' दोनों के लिए कहा गया है ॥ 
यदि केवल वास्तुकला के लिए कहना होता तो मिश्र जी को कुछ अधिक 
सोचना पड़ता । कुछ पाद्चात्य आाचार्यो, अरस्त्‌, प्लेटो ने वास्तुकला 
को कला नहीं माना ।॥[ हिन्दी की काव्य शास्त्रीय पुस्तके इनके मतो का 
उल्लेख नहीं करतीं । 

'वसद्धान्त और अध्ययन” (१६५१ सस्करण ) पृ० ३६ 

*काव्य दर्पण (तृतीय संस्करण ) पृ० २६ 

$8 (<50006'8) ०छाणांडं00 07 #७7"०मा७०प्रा2 
5५० 6 [8 ० ग6 87/8 7997 ७880 08प्र56 8प्रएरशं5९ 
$0 ॥704 67% 7९846 678 4707 ४278, ७8 70 80०परएप्र/७, (6 
5760560 27"8&7888 '0 (7७७०७ 808 प्रधवा579प्राॉ०व., 
कक पिंड, व0श०एछ७', 76 8 एरा०९ज ई00एांए2ु ४6 
चह8क26 ० कांड 00प्रशराएए7७०0 ज़रित0 7#6०क०ण्ालवें #लां- 
#€0७प्ा'6 7002 006 प्र56पो ७8. 3 'ज़छ8 पंताटछते ६0 
ईी76 एए७*कांएछ ए07 वें, 46 5978782 070 07 ४96 76668 
छह लरा& ब्यव॑ ड़शा207स्‍8 ॥6, करते ॥96 8788/०४६ 
मनंध्राफएतड 0 ६४96 छाए एछ6"6 000760०6व0.. ज्ञांध 
फषाओह शिाफी' व ए०"8४४770 

(४8 जंडा05068 (86079 0 0607७ #्र्पे पि6 कर: 
#०प्ःक् 60०0, 95.9. 3प्ल्‍४:006, 70, 448) (शेष आगे) 


मृगनयनी के गुरा-दोष [२०६ 


अरस्तु का अ्नुकरण' सिद्धांत स्थापत्य कला पर चरितार्थ नही होता 
क्योंकि इससे भावाभिव्यक्ति सम्भव नहीं । गुलाबराय जी लिखते हैं--- 
“वास्तुकला को किसी अंग्रेजी लेखक ने जमा हुआ सगीत (+#702677 
780) कहा है। संगीत की भाँति वास्तुकला की भी भाषा सारव्वे- 
जनिक है। यदि उसमें गहराई की कमी है तो व्यापकता का आधिक्य है ! 
ताज के सोन्दयय से सभी लोग प्रभावित होते हैं । वास्तुकला मे मानव की 
आकृति न रहते हुए भी वह मानवी भावों की द्योतक होती है। मतति 
और चित्र मे भावों के साथ आकृति भी रहती है ।* गुलाबराय जी को 
बात समझ मे आ गई है कि वास्तुकला का भ्रन्य कलाओ्रों से यह भेद है: 
कि इसमे श्रन्य कलाओो की तरह भ्राकृति नहीं होती। पर वास्तुकला 
आकृति के बिना भी मानवी भावों की ोतक होती है', इसका स्पष्टी- 
36 96 0787 07 87"0(686० प्रा! एफ)७0 7 799, 
$ 48 06४७7 रा&0 096 (766४8 दांत 70 ग्धिाव ३08 
एणंणांएंए० एए० #&0व क्रा०्वे6 वर ४6 ०प्रत्तककें 
प्रापरंए्०86, 4 >प्रोावांगहु 88 88 02७॥770 छ़06 काव 
70 08॥] प्र #ाए 74798286 07 ए0जेंते 5प्राशछं66 4080, 
90720 ॥76 776॥70वे 07 #&7/0960666प7७ वै068 7#ल््ांग्रद, 
जणंडा006 0० +96 ४7प्र७एकछों 76070वं ०0 #&७प्र/6.. 
प्रर्छा £ 87/07760प्र/छ #&द 86छ७76व4 $0 ४ $6 
76704706 ४96 80[0978706 ० $96 कृ॥ज्शठ्क्कों 
प्रशांप०86 # एछ0प्राौद क्र ॥8ए४6 8878#6व माह 4068 
0 छा08॥760 उशाक्राा00; [ण' &ी ६6 छ88 परशांछाॉ2 
#प्र087 ॥6 47 80706 04 8 कक्षा ०8४ ७४078 8फ0ें, 
्रतं0806 78068) 00]6ल्‍७08 णाप्र 80 487 9७8 (686 
867"७ए6 60 77867%7"6४ ४8कंजपकों क्र प्रा०्वा& 070- 
0७88९४. ([070ः 449) 
“सिद्धान्त और अध्ययन (प० ३६) 


२१०] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


करण उन्होने नही किया । अवश्य ही ताजमहल अपने अ्रसीम सौंदय से 
प्रभावित करता है पर लुहार, बढ़ई आदि की सुन्दर चीज़ों भी प्रभावित 
करती हैं । सुन्दर भवनों या अन्य सुन्दर वस्तुओं में, सामग्री के व्यास, 
झनुपात, अनुक्रम, झाकार, ओऔचित्य आदि के कारण सौन्दर्य होता है। 
भावाभिव्यक्ति का सौदय्य नहीं । मृगनयनी' में झआचाये विजय कायक 
श्रम पर बल देता है। वह मानसि|ह से कहता है--“उसको भवन निर्माण 
में कैसे व्यस्त किया जायगा ?” 

मानसिह--“उसकी विश्ञालता से कायक घर्म का मम प्रकट हो 
जावेगा ।* 

विजय-- “उसकी विशालता, देखने वालों को आतंकित ने करेगी?” 

“सौन्दर्य की विशालता सीधे लम्बे ताड़ वृक्ष की जेसी विद्यालता 
नहीं ।” 

“देखने वाले को जीवन में श्रम को गोरव का पद देने की प्रेरणा 
भी मिलेगी क्‍या उसके सौन्दय से ?” 

“चाहता तो हूँ कि हम सब और भागे आने वाले लोग भी उसको देख- 
देखकर आल्हांदित हों, गाने के लिए लहरा उठें और उस लहर से कर्मठ 
बनने की स्फूर्ति और शक्ति को प्राकर जीवन को अ्रपने श्रम से भर दे ।” 

“सोचूँगा किस प्रकार यह कल्पना पत्थरों की योजना द्वारा प्रकट 
हो सकेगी, आप तो सोच ही रहे हैं । (३३८-३६) 

विजय का मानसिह से उक्त प्रइत, मृगनयनीकार से हमारा प्रश्न 
भी है। वर्मा जी में इसे सुलका लिया है और उन्होने बैजू बावरा जैसे 
संगीतज्ञ को भी स्थापत्य से प्रेरणा दिलवा दी है, जो हमें नहीं जँचती । 
देखिए---/“फिर उसने वीणा के ऊपर उन्हीं तानों को उतारने का प्रयास 
किया । कई बार असफल हुआ । वीणा को एक तरफ रखकर भरोखे 
से मान-मन्दिर की एक कोर को देखने लगा । कॉँग्रों के नीचे पत्थरो में 
बनी हुई बन्दनवारों की उमेठी भौर मुरकी हुई बेलों के बीच मे चौकोर 

बमफ्रमिरियाँ और सूंड उठाये हुए हाथी पर रिपटी हुई रवि-रहश्सियों पर 


मृगतयनी के गुण-दोंष [२११ 


आँख जम गई। एकाघ क्षण पीछे पत्थरों की जालियों में बने पृष्पों 
और हंसो पर जा अझ्टकी । 


“अरे ! यह मन्दिर भी टोड़ी की इसी तान को ले रहा है ! बौणा 
पर तान और गमक अरब यों निकल आवेगी ।” वह उल्लास के साथ 
बोला ।” (४२) 


ताजमहल हमें भावाभिव्यक्ति करता जान पड़ता है क्योंकि हमें इसका 
मामिक इतिहास ज्ञात है। भारत के जिन कलात्मक मन्दिरों की बात 
की जाती है वे वास्तुकला से नही अपनी अन्य कलाओं से--उन मे बनी 
मूर्तियों भौर चित्रों के माध्यम से--- भावाभिव्यक्ति करते जान पडते है । 
वर्मा जी की स्थापत्य कला की चर्चा में भी यही बात देखी जा सकती 
है। बैजू बावरा ने स्थापत्य के जिस भाग से प्रेरणा ली वहाँ भी पशु- 
पक्षियों की आकइृतियाँ हैं। तेल मन्दिर में भी मूर्तियों का आ्राश्न य लिया 
ग़या है। “मन्दिर के चारों ओर मणेश और मगूरगामी कार्तिकेय की 
मूर्तियाँ भी हैं ।” (३३७) 


मानसिह जिन भावों को स्थापत्य में मृत्त करना चाहता है वह 
भवन से अभिव्यक्त नहीं हो सकते, मात्र लेखक के द्वारा वर्णित ही हो 
सकते हैं । मानसिह मृगनयनी से कहता है--“जिस समय, भाँवर पड़ने 
की घड़ी, मुकुट बाँघे, हरे-हरे पत्तों के लता-वितान वाले मण्डप के नीचे 
तुम उस आँगन मे श्राई--वह छवि, सान-सन्दिर का द्वार उस घड़ी की 
छवि को मुत्त॑ करेगा। ***"** ऐसे बडे और छोटे द्वार बनाऊँगा जिनमें 
होकर भरने वाला प्रकाश तुम्हारी हँसी ओर मुस्कानों को व्यक्त करे । 
तुम्हारे केश-कुन्तल, कपोलों की दोनों श्रोर छूट-छूटठ जाने वाली लटें उन 
द्वारों की बन्दनवारी' सजांवटों में उतर आयेगी । तुम्हारी मुस्कानों के 
पीछे जो मोती से दमक जाते है वे बेलंबूँटेदार भिमिरियों की आभा 
द्वारा व्यक्त हो जायेगे । ऊपर के खप्ड के आँगन मे! निकली हुईं गोखे, 
बारजे और उनकी पतली सुहावनी बड़ेरियाँ तुम्हारी चित्तवन और भौहों 


२१२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


को प्रकट करती रहेंगी'*“बाहर की विधशालता और भीतर का सौन्दर्य 
हमारी तुम्हारी उपासना और विष्णु की आराधना को मूर्त करेगी ।” 


हम स्थापत्य पर अपने भावों का आरोप करके उससे श्रभिव्यक्त 
होता हुआ चाहे जो जान लें, वैसे वह किसी सुन्दरी के इन सब हाव- 
भावों या' छवियों को उतारने में समर्थ नही हो सकता । स्थापत्य पर 
मूर्ति श्ौर चित्रकला श्रादि का आश्रय लेकर ही यह सम्भव है, वैसे 
नहीं । सारतः स्थोपत्य अपने आप में पूर्ण कला नहीं । 

ग्रन्य कलाओों मे कलाकार स्वयं आत्माभिव्यक्ति करता है, स्थापत्य 
में उसे किसी माध्यम का आश्रय लेता पड़ता है। कोई मूर्तिकार या 
चित्रकार स्वयं मूर्ति या चित्र निर्मित करता है किन्तु स्थापत्यकार प्रेरणा 
दे सकता है, या अधिक से अधिक अनेक भवन-निर्माता कारीगरों के 
साथ वह भी एक हो सकता है; भ्रतएवं यहाँ श्रनुभूति 58007 #&74 
हो जाती है । वुन्दावनलाल वर्मा को इस बात का ध्यान था इसलिए एक 
विशेष प्रसंग मे उन्होने इसके स्पष्टीकरण का प्रयास किया है। देखिये--- 

मानसिह--मैं तो टाँकी-हथौड़े की कविता और संगीत के ताल 
और ज्ञान को मूर्त करता चाहता हूँ इस भवन में । किन' उपादानों और 
साधनों से हों, यह भ्राप सरीखे विद्वान बतलावें; मैं भी कुछ सोच रहा 
हैँ परन्तु निर्णय त्ही कर पाया हूँ ।” 

विजयजंगम---शिल्पी और कारीगर बतलावेगे यहाँ के ?' 

मानसिह--- शिल्पी और कारीगर निर्माण कला के शब्द और 
व्याकरण है । उनकी योजना, शब्दन्यास, पदलालित्य और अनुपात 
को कविता तथा मंजुल-मंगल की फुरफूरी देना हमारा आपका 
काम है । (३३४८) 

यही ४०007 #67व अनुभूति मृगनयती-सातसिह के निस्‍्त 
वार्तालाप से भी स्पष्ट है;---मृगनयनी ने कहा “बहुत ललित और सुन्दर 
है । आपकी कल्पता में जो कविता रही है वह मानमन्दिर में अपने पूरे 
वैभव और रूँगार के साथ ्रा बेठी ।” 


मृगनयती के ग्रुण-दोष [२१३ 


मानसिह--मेरी कविता नहीं तुम्हारी कविता । और कारीगरों के 
ध्यान की कविता । मेरे शब्द कारीगरो को जो सूक नही दे सके उसको 
तुम्हारे दिये हुए मेरे भाव ने उत्तको दिया। कारीगरों ने योग साधा, 
उनके ध्यान में वह भाव मूर्त हुआ और टॉकी हथौड़े ने तुम्हारी कविता 
और मेरे भाव को पत्थरों मे उतार कर बसा दिया ।” (४०८-४०६) 

कलाओ के अनुकरणु सिद्धात के चरितार्थ न हो सकने की कठिनाई 
उपयु क्‍त वार्तालापो मे स्पष्ट है । 


मृगनयनी का महत्त्व इसमें है कि इससे काव्य को छोड़ इतर 
कलाओशो--मूर्ति, चित्र, संगीत को पहली बार इतना स्थान मिला हैं। 
साथ ही' यह बात भी स्पष्ट होती है कि अन्य कलाओो के संयोग से 
स्थापत्य भी कलात्मक रूप मे खिल सकती है | मृगनयनी' में इन कलाओं 
तंथा कलाकारो के सिद्धान्त पक्ष तथा गुणों की भी जो चर्चा हुई है वह 
युक्ति संगत होने से उपन्यास के कलात्मक वातावरण को ताकिक संगति 
प्रदान करती है अतएव महत्त्वपूर्ण है। स्थापत्य कला (?) विषयक 
वर्मा जी के कुछ विचारों से हम परिचित हो चुके हैं, मृगगयती और 
मानसिंह में मूर्तिकला के विषय में निम्न वार्तालाप भी स्वाभाविक- 
संगत है--- 

“/“*****सुता है किसी कलाकार ने चन्देरी के निकटवर्ती देवगढ़ में 
विष्णुगढ़ की प्रतिमा को ऐसी मुस्कान दी है कि देखने वालों के विकारों 
को शानन्‍्त करके शक्ति के साथ ध्यान को एकाग्र कर देती है। क्या 
कभी उस मूर्ति के दशन कर सक्‌गी ?*““अपने यहाँ के कल्ावन्त कारीगर 
नहीं ला सकते उस मुस्कान को वहाँ से श्रापने हृदय की गाँठों में 
बाँधकर ?” 

“कदाचित ला सकें । कलाकार के भीतर पूरी उपासना, श्रास्था, 
श्रद्धा और भवित, योग द्वारा जाग पड़े, तभी वह उस वरद मुस्कान को 
टॉँकी-हथोड़े के द्वारा प्ल्थर में उकसा कर पिरो सकता है ।” (३८६) 


१५१४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


गूज़री छोड़ी, मंगल गूजरी आदि रागों का किस प्रकार प्राविर्भाव 
हुआ यह भी संगीतशास्त्रानुमोदित है। 

झाभूषणों के सम्बन्ध मे मानसिह का कथन है सिधाई पर झाभूषण 
और आाभूषणों के भीतर सिधाई । (३६२) 

मृगनयनी के कथा विधान में अनेक न्रटियाँ हैं। मृगनयनी' पढ़ 
लेने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मृगनयनी सम्बन्धी जीवनी का क्षेत्र 
संकुचित था । इसलिए वर्मा जी को लाखी-अ्रटठल के कथानक तथा 
ग्ियासुद्दीन, नासिरुद्दीन, बघर्रा श्रादि के कथासूत्रों के विस्तार से काम 
चलाना पड़ा है। मृगनयत्ती की अपेक्षा लाखी-अठल की कथा अधिक 
स्ारमिक हो गई है । विवाह-पूर्व लाखी की श्रपेक्षा मृगतयनी का शोयें 
अधिक खिलता है किन्तु बाद में लेखक की कल्पना ने लाखी की वीरता 
को जो घदनात्मक उत्कर्ष दिया है वह मृगनयनरी 'को नहीं मिल सका | 
मृगनयनी का शोय मानसिक होकर रह गया है । झ्रापत्ति इस बात पर 
नहीं कि अटल-लाखी के कथानक मे मामिकता क्‍यों श्राई, वरन इस बात 
पर है कि मृगनयनी के कथानक में लाखी के समतुल्य कोई मामिक 
कल्पना क्यों व की जा सक़ी ? ऐसा श्राव्श्यक था क्योंकि मृगनयती की 
कथा मुख्य है और लाखी की प्रासंगिक । प्रासंगिक कथा में एक 'कथावस्तु 
के तत््व-- तारतम्य, विरोध, कौतूहल भ्रादि--मुख्य कथा से श्रधिक हैं । 

आलोचकों को मृगतयनी के कथासूत्र में एक च्युति दिखाई दी है कि 
लाखी को नटकला सिखाने के लिए वर्मा जी'ने इतना समय व्यर्थे 
नष्ट किया है । उनका तक है कि लेखक लाखी की इस कुशलता का 
बाद में उपयोग नहीं कर सका--यह अनुमान किया जा सकता है कि 
पहली कल्पना में लेखक लाखी के द्वारा नरवर के घेरे के श्रवसर पर पत्रादि 
ले जाने का कार्य कराना चाहता था, बाद में उसने भ्रपता यह विचार 
बदल दिया * ग्रा लेखक के मस्तिष्क में यह बात पहले से थी कि उसे 
(लाखी को) नरवर के किले से रस्से पर चढ़ा कर निकालना होगा, 


# ह० सत्येन्द्र, 'मृगनयनी: कला और कृतित्व” पृ० श८ 


मृगनयनी के गुण-दोष [श्श्श्‌ः 


जिसके लिए पहले से ही अभ्यास करा लेना आवश्यक है, परन्तु जेब; 
समय आया तो बात घ्यान से हट गईं। रस्से का प्रसंग तो आया और: 
लाखी' ने उसे काटकर पिल्‍ली”' की जान भी ले ली परन्तु लेखक पूर्व” 
प्रसंग की यथार्थता की रक्षा करने के लिए उसे रस्से पर चढने का: 
अवसर नही दे पाया । 

हम उक्त दोनों मतों से सहमत नही है, क्योकि वर्मा जी ने लाखीं 
के नटकौशल का उपयोग किया हैं। लाखी की योजना सफल नहो 
पाती यदि वह नठ वर्ग में यह विश्वास न उत्पन्न कर सकती कि वह 
रस्सी के काम में इतनी कृशल है कि नटवर्ग के जाने के बाद वह अटल 
को साथ लिए रस्सी पर नटवर्ग का सफलता से अनुकरण कर सकती 
है । पिल्‍ली का अ्रनुरोध था कि पोटा के जाने के बाद लाखी जाए भ्रौर 
सबसे अन्त में रस्सी-कार्य-कृशल वह रस्पी-कार्ये-प्रनभिज्ञ ग्रटल को लिए 
हुए किले से उतरे । पर लाखी भ्पनी योजनानुसार 'हृढ्ता से कहती हैं: 
मैं तो जानती रस्सी का काम अन्त में अटल को लेती आऊंगी. 
साथ ।” (२८६) 

भमुगनयनी' उपन्यास के कथा-विधान में श्रुटि की चर्चा करते हुए 
डा० सत्येन्द्र लिखते है--उपन्यास में ञ्राये विविध पात्रों का उपन्यासकार"- 
कैसा उपयोग करता हैं यह एक महत्त्वपूर्ण बात होती है । प्रत्येक कार्य 
प्रत्येक पात्र नहीं कर सकता । पात्र के स्वभाव के अनुकूल हीं उसका 
कार्य होना चाहिए अथवा प्रत्येक कार्य के लिए उचित कारण हो सकता 
चाहिए । ऐसे अनौचित्य इस उपन्यास में कही-कहीं दृष्टिगोचर होते हैं 
जँसे मृगनयनी का सुमनमोहिनी के झाभूषणों को छिपा देना । लेखक' 
मसोविश्लेषण का ज्ञाता है उसके श्राभूषण को मृगनयनी की मनोवस्था-: 
के प्रतीक के रूप में उसने प्रस्तुत किया है; पर उस छिपाने के दिखावे व 
दिखाने से कोई हानि अथवा बाधा नहीं थी.। न तो मृगनयनी का चरित्र 
इतना दिव्य है कि उसको मानवीय धरातल पर लाने के लिए उसके द्वारा 


| त्रिभ्ुवतसिह, हिन्दी उपन्यासकार और यथार्थवाद' पूृ० १५४ 


२१६] परिचित प्रहइन, नई समीक्षा 


कोई झशोभनीय काम कराया जाय ।”* पर प्न्यत्र डा० सत्येन्ध ने ही 
आभूषण छिपाने की सार्थकता स्पष्ठ कर दी है---““*"अन्तर्व्याप्त कला 
की शक्ति कलुष पर धीरे-धीरे विजयिनी होती है। सुमन मोहिनी के 
आशभूषण को लौटाने का साहस उसी कला की विजय का प्रथम संकेत 
है ।”+ झ्रतएव डा० सत्येन्द्र की उक्ति के सिद्धान्त पक्ष से तो हम सहमत 
हैं पर 'मृगनयनी' पर उनके आक्षेप से नहीं; क्‍योंकि दूसरी यक्ति में 
स्वयं उन्होंने अपनी पहली उक्ति का खंडन कर दिया हैं और यही ठीक 
है । उक्त सिद्धान्त के अनुसार डा० साहब के इस कथन से हम सहमत 
हैं कि बेजू बावरा के द्वारा कला के षड़यंत्र का भण्डाफोड़ समुचित नहीं 
आना जा सकता ।/_ 

उपन्यासकार को भी प्रबन्धकावध्यकार के समान मार्मिक स्थलों की 
पहचान होनी चाहिए । विभिन्न प्रसंगों का अपना-अ्रपना महत्त्व 
होता है और उपन्यास मे इनकी महत्ता के अनुकूल यथार्थ प्रभाव 
पड़ना भी आवश्यक है। लाखी-अठल की वीर मृत्यु (४६५-६६-६६), 
नरवर बचाने के अवसर पर लाखी के गले में राजा का' पुरस्कार का 
हार डालना (२९६६), मानसिंह का समृगनयनी को प्रणय-निवेदन (१६६) 
आदि स्थल मामिक है, अ्रभीष्ट प्रभाव डालते हैं, किन्तु वर्मा जी सिकन्दर 
द्ांरा तिहालसिह तथा बोधन पुजारी के वध का यथार्थ प्रभाव डालने 
में भ्रक्षम रहे हैं । 

' चरित्र चित्रण की दृष्टि से वर्मा जी सफल नहीं कहे जा सकते । 
इस सम्बन्ध में डा० सत्येन्द्र का कथन उल्लेखनीय है--“उपन्यासकार 
ने.महती संभावनाओं के बीजारोपण करके अपने चरित्रों को स्वाभाविक 
रूप से विकसित नही होने दिया, उन्हें बोौना कर दिया है। हम यह भी 
देख सकते है कि इन चरित्रों के स्वाभाविक विकास में इतिहास बाधक 


* मृगनयनी : कला और कृतित्व (पृ० ५८-५६) 
! मै वही पृ० ७७ 
| वही प० १६ 


मृगनयनी के गुण-दोष [२१७ 


नहीं हो सकता था, केवल, उपन्यासकार की अपनी धारणा और उसका 
अपने व्यक्तित्व का आतंक ही इसमे बाधक हुआ है ।| 

“मानसिह'' "का जो रूप इतिहास के संकेतों से खड़ा होता है, 
वर्मा जी ने उसे बौता कर दिया है। सिकन्दर के पहले आक्रमण के 
पदचात्‌ वह धनुविद्या मे हमे नौसिखुआ-सा लगता है। समृगनयनी के 
शौर्य के समक्ष हतप्रभ, उसकी मत्रणा के समक्ष दीन, बोघन के समक्ष 
असमर्थ, विजय जगम के समक्ष प्रेरणारहित-क्ठित, सुमन मोहिनी के 
समक्ष व्यस्त, मृगनयनी की कला के समक्ष मुग्ध, मृगनयनी के सकत्पों 
के समक्ष जड़, यहाँ तक कि अपने लिए प्राण न्‍्योछावर करने वाले के 
प्रति वह कृतघ्न भी है; निहालसिह की बलि का वह उचित सम्मान नहीं 
कर सका । न राजनीति में हम उसका चमत्कार देख पाते हैं, न उसमें 
उचित सतकंता पाते है--तीन बार महलो मे मृगनयनी को विष देने 
का षड़यंत्र हुआ और एक बार भी उसे भेद नहीं मिल सका, नरवर 
झादि पर होने वाली चढाई का वृत्त भी वह अपनी ओर से नहीं 
जान पाता फलतः मानर्सिह के व्यक्तित्व का यथावत विकास नहीं हो 
सका ।* । 

यही अ्रवस्था प्रायः अन्य पात्रों की भी है; पात्र जेसे लेखक 
ग्रादशों के अनुसार निर्मित निश्चित प्रतिमाएँ हैं । उनमे स्थापत्य है, 
संगीत नहीं; सुगढ़त है, स्पन्दन नहीं । उनके आकार के बाह्य रेखाचित्र 
विज्येष सुन्दर हैं पर अन्तर जैसे विलुप्त हो गया है। वर्मा जी के 
अधिकांश चित्र एकागी हैं--उनके निश्चित उद्देशयों को पूरा करने वाले । 
उनमें मानवोचित इन्द्र नही। कोई विलासी है तो वज्ञ॒विलासी है, 
वहाँ संयम का इन्द्र नही और कोई संयमी है तो सम्पूर्णो संयमी है वहाँ 
वासना का चांचल्य नही । और ये निद्व न््वता भी लाखी की स्वाभाविक 
निद्वन्दता नही, रानी मृगतयनी की आरोपित निद्वन्द्रता हैं। हमारा 


' 'मृगनयनी : कला और इतित्व' पृ० १०६ 
* डा० सत्येन्द्र, मृगनयनी : कला और हतित्व पृ० १०८ 


२१८] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


विरोध आदर चरित्रों से नही चित्रण की आदर्शात्मकता से है। आदर 
पात्रों का भी यथार्थ --संतुलित-मनोवैज्ञानिक--चित्रण हो सकता है॥ 
मगनयनी' में इसकी कमी खटकती है । 

लाखी के चरित्र-चित्रण मे लेखक श्रपेक्षाकृत अधिक सफल है । कला 

का चरित्र श्रस्पष्ट ही नही, श्रसगत भी है । हमारा यह आशय नही कि 
एक कलावती मे क्षद्रता हो ही नहीं सकती । उसके चित्राकन की रेखाएँ 

अपरयात हैं, अतएव उसके चरित्र की विषमता स्पष्ट नहीं हो पाती । 
मुसलमानों में, मानसिह के सर्वाधिक युद्ध सिकन्दर से हुए, वही 
उसका प्रमुख शत्रु हैं। किन्तु यह विचित्र बात है कि अन्य मुसलमानों 
का तो अतिरंजित चित्रण हुआ है पर सिकन्दर का चरित्र-चित्रण ही 
नहीं हुआ । 
कथोपकथन पात्रानुकूल तथा स्वाभाविक हैं। उनकी नाटकीयता 
प्रशंसनीय है । निन्‍नी-लाखी की नोक-भोंक, मटरू की चादह्ुकारिता, 
गुयास की सुरा के सरूर मे नाजुक बयानियाँ तथा मुल्लाओं पर ब्यंग्यो- 
क्तियाँ, सुमन मोहिनी की कण्टकोक्तियाँ, मृगतयनी-मानसिह के प्रथम 
मिलन पर इन दोनों तथा लाखी के संलाप में अपना-अपना सौन्दर्य है ।* 
उक्त संलाप सें वर्मा जी के सुन्दर कथोपकथनों की सभी विशेषताएँ-- 
अवसरानुकूलता, पात्रानुकुलता, नाटकीयता, हादिकता,-- मिल जाएंगी । 
' मृगनयनी' के कश्रोपकथनों में उक्त गुण होते हुए भी, उनमे इतना सोन्‍्दये 
नहीं कि ये उपन्यास की विशिष्टता कहे जा सकते हों । 

वर्मा जी की भाषा-शैली साधारण है। वे प्रेमचन्द, प्रसाद, जैनेन्द्र 
अज्ञेय शभ्राद के समान शैलीकार नहीं। उपन्यास में भाषा-शैली का भी 
अपना सोन्दर्य हो सकता है जो वर्मा जी मे नहीं। 'मृगनयनी' में जिस 
कलात्मक वातावरण का सृजन किया गया है, लेखक की शैली उस 
कलात्मक स्तर पर नही पहुँच सकी । वर्मा जी की शली- मे अपेक्षित 
कवित्व की कमी है। आलोचकों ने उत्की भाषा में शब्द-भडार की 


.._ *देखिए 'मृगनयनी' पृ० १६४-१६७ 


भूगनयतरी के ग्रटा-दोष [२६६ 


कमी, भ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग, वाक्य शिथिलता, व्याकरण सम्बन्धी 
अव्यवस्था भ्रादि भ्रनेक दोष देखे हैं। आजोचकों के इन निष्कर्षों से हम 
सहमत हैं । उन के दो शब्दों को एक साथ प्रग्मोग्र कर कथन को बलक्षात्री 
बताने की प्रवृत्ति की भी झ्रालोचना हुई है। हम इसके आगे कुछ और 
कहना चाहते हैं| वर्मा जी का यह मोह उनकी अपनी शैली तक ही सीमित 
नहीं, ये दोहरे शब्द सभी पात्रों से भी बार-बार कहलवाए गए हैं । झ्धिक 
उद्धरण लिख-लिख कर' हम पाठकों को परेशान नही करेंगे, ये कुछ ही 
पर्याप्त होंगि--- 

“४**+**““सूखे पत्ते उड़-उड़ कर निन्‍नी के तपे हुए गोरे भर लाखी के 
साँवले गालों पर पड़-पड़ जा रहे थे ।” (४६) ऊँची छातियाँ पत्थरों और 
करघई के मोटे काँटों से ठकरा-टकरा जा रही थीं*****'करधई की 
टेढ़ी-मेढ़ी डालें सिर से बाँधी हुई झोढ़नी में ग्रटक-अटक जा रही थी, गोरी 
सलोनी भरुजाओं में काँटे खरोच्रे कर-कर रक्त की पतली लीकें निकाल 
रहे थे ।' (५१) 'भींकते-फींकते होली खेलती थी । (४) (पुराने स्थानों 
पर चौंकते-चौंकते से श्रा गए! (२) १ 

लाखी--******वह मेरी और तुम्हारी तरफ बार-बार देख रहा 
था। कभी-कभी भीग-भीग कर रीभ-रीक कर ।” (२१) 

मृगनयनी--- हम कलाओं को अधिक समय देंगे तो वे भ्रवसर पाते 
ही अपनी वासनाशञ्रों पर उतर-उतर श्रायेंगे ।” (४२२) 

ग़यास--“रास्ते में बे-हिसाब कीचड़, बड़ी-बड़ी नदियों के पुर 
वगैरह-वगैरह जान खा जायेंगे ।” (६६) “बिचारियों के फफोले पड- 
पड़ आते होंगे ।” (६८) “उस को देखते ही आप लोगों को भ्रपनी कमी 
डस ड्स लेगी ।” (७२) 

अटल---“/लड़की ने श्रपनीा जान जोखों में डाल डाल कर इतना 
बड़ा पराक्रम किया******”(६३) 


+मृगनयनी' के पृ० १५ पर ऐसे शब्दों का जमघठ हो गया है। 


२२० ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


वर्मा जी ने ध्वन्यात्मक युग्मों का बड़ो प्रयोग किया है । ऐसे शब्दों 
में सार्थक शब्द पहले तथा विरर्थक शब्द बाद में आया करता है। 
किन्तु वर्मा जी ने अनेक थुग्मों में इसका विचार नही रखा है; जेसे उर्क- 
तु्के (२१७) आवरा-बावरा। (२६४) उन्होंने ध्वन्यात्मक या अतुकरणा- 
त्मक तथा दृश्यात्मक शब्दों से बहुत काम लिया है। इससे भाषा का 
सौन्दर्य बढ़ा हैं । 

युद्ध और शिकार के वर्णनों में तो वर्मा जी श्रत्यंत सिद्धहस्त है। 
हमारा विश्वास है कि यदि वे शिकार सम्बन्धी शभ्रलग' उपन्ययस लिखें तो 
यह उनकी हिन्दी साहित्य को सुन्दर, नूतन तथा श्रद्धितीय देन होगी । 


आचारय॑ शुक्ल की 'विन्तामणि' 
१. विचारधारा 

२. वर्गकररण 

३. गद्यददोली 


(पृष्ठ संदर्भादि चिन्तामरिण, भाग १, संवत २००३ के संस्करण 
पर आधृत है) 


शुक्ल जी की विचारधारा 
“--सिद्धान्त तथा समाज-समीक्षा 
शुक्ल जी साहित्य के आलोचक ही नही, समाज के समीक्षक भी 


थये। चिन्तामरिं के निबन्धो मे मानव जीवन के प्रवत्त क अ्रूप भाव 
या मनोविकारों का विवेचन ही नहीं, जीवन के रूप का, समाज की 
व्यवस्था का, काल-दशा का दर्शन भी है । शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक 
तथा श्रालोचनात्मक निबन्धों का आधार मनोविज्ञान के ग्रंथ तथा 
सृजनात्मक साहित्य ही नही, प्रत्यक्ष जीवनध्ययन प्रसूत तत्त्व भी हैं। 
शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अध्ययन आवश्यक है--- 
उनका यह साहित्यिक सिद्धान्त, सिद्धान्त ही बन कर नहीं रह गया, 
जीवन का व्यवहार भी बना, विश्वास भी । निबन्धो में व्यक्षित्व-निह॒ति 
की अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छन्दना होने के कारण, शुक्ल जी का जीवन 
दर्शन यहाँ भली भाँति व्यक्त हुआ्ना है । इन निबन्धों में निहित जीवन- 
सिद्धान्त उनके समग्र साहित्यिक कृतित्व को संगठित-समन्वित किए हुए 
हैं। अ्तएव इनका अध्ययन झुक्ल जी के शेष साहित्य के लिए एक ठोस 
भूमिका का काम दे सकता है । 


परम्परा और प्रभाव 
शुक्ल जी के जीवन-हष्टिकोश तथा समाज-समीक्षा के स्वरूप को 
संमभने के लिए उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्मायक शन्तर्बाद्य प्रभावों 
का किन्चित अवलोकन' आवश्यक है । चितामशि का प्रकाशन द्विवेदी 
युग की संध्या में सनू १६१६ में हुआ । उस समय तक भारत में अंग्रेजों 
की शोषक व्यापार-तीति स्पष्ट हो छुकी थी, भ्रग्नेज राज” के भारी 


( ९२३४ ) 


परिचित प्रश्न, नई समीक्षा [२२४ 


सुख साज' की पोल खुल छुकी थी । भारत की स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
तीत्र से तीव्रतर होता जा रहा था । फिर भी राष्ट्र के सत्य स्वरूप का' 
ज्ञान बहुत कम को था । दूसरी शोर श्रग्नेज़ों की सम्यता-संस्क्ृति का 
प्रसार भी हो छुका था । भ्रग्नेज राज्य को सफल बताने में सहायक, 
आत्मगौरवशुन्य, परानुकरण-प्रिय राज-भक्त सरकारी कर्मचारियों, 
विलायती भाषा-प्रवीण खुशामदी बाबुझों तथा क्रूर पुलिसमेनों का एक 
व्गे भी तैयार हो ब्लुका था। अ्रपरिग्रह प्रधान भारतीय संस्कृति के 
स्थान पर अर्थे-प्रधान व्यावसायिक विदेशी संस्कृति की स्थापना हो 
रही थी । 

धाभिक क्षेत्र मे प्राचीन वराग्य प्रधान अध्यात्म के स्थान पर समग्र 
विश्व की सेवा करने वाले प्रवृत्ति प्रधान अश्रध्यात्म की स्थापना हो चुकी 
थी। भक्ति के रूढ़ पूजा-अर्चना के स्थान पर श्रम पूजा का महत्त्व 
स्थापित हो चुका था । बुद्धिवादी प्रवृत्तियों के प्रसार के कारण प्राचीन 
रूढ़ियो के आगे प्रश्न चिन्ह लग चुका था तथा प्भी क्षेत्रों में नाना प्रकार 
के पाखंडों के उत्पाटन' के प्रयास हो रहे थे । मानववादी तथा जनवादी 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप पीड़ित-शोषित मानव की ओर जागरूकता बढ़ 
गईथी । 

साहित्यिक परम्परा' की दृष्टि से, भा रतेन्दयुगीन निबन्धकार सामयिक 
ग़रत की सामाजिक-राजनतिक परिस्थितियों की ओर विशेष जागरूक 
रहे । तत्कालीन भारत इन में पूर्ण पतिबिम्बित हुआ । द्विवेदी थ्रुग में 
यह परम्परा कुछ मंद पड़ गई । इसमें वह स्रामाजिक सजीवता' नहीं 
मिलती जो भारतेन्दु युगीन निबन्धकारों में थी। फिर भी स्थुल हृष्टि 
से कहा जा सकता है कि सामयिक भारत की दशाओं का ज्ञान कराने और 
उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियान्नों का परिचय देने की हृष्ठि से शुक्ल जी के 
निबन्ध पूर्व-परम्परा का विकास है। परन्तु इस परम्परा मे शुक्ल जी का 
झपना योग भी स्पष्ट है द्विवेदी युग के निबन्धों को शुक्ल जी ने बातों के 
संग्रहक हा है क्योंकि उसमें लेखकों की अन्तःप्रयास से निकली विचा रधारा' 


शुक्ल जी की विचारधारा [२२१ 


नहीं मिलती । + अतएव पहली बात, शुक्ल जी के निबन्ध संग्रह नहीं, 
स्रोत हैं। ये वह स्थायी निबन्ध' हैं जिनकी द्विवेदी युग में कमी थी। 
दूसरे, गम्भीर मनोवैज्ञानिक विषयों में सामाजिक-राजनैतिक प्रतिक्रियाओ्रं 
का परिचय देना भी नई बात है । तीसरे, इनको अ्रधिक व्यंजक विधि से 
व्यक्त किया गया है--ट्विवेदी युग का स्थूल प्रचारवाद नहीं मिलता 
तथा ये प्रतिक्रियाएँ प्रायः निबन्धगत मूल विषय से सम्बन्धित रहती हैं । 
चौथे, ये प्रतिक्रियाएँ गहन चिन्तन तथा व्यक्तिगत विशेषता को लिए हैं । 


युगीन परिस्थितियों तथा साहित्यिक परम्परा के श्रतिरिक्त शुक्ल जी 
के स्वभाव-संस्कार ने भी इनके जीवन-दर्शन को स्वरूप दिया है । इस 
सम्बन्ध में ये बातें उल्लेखनीय हैं--- 


१. राम भक्ति तथा तुलसी-म के संस्कार' 


| 


| हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ५०८ 


* स्वयं शुक्ल जी लिखते हैं---“मेरे पिताजी***प्राय: रात को 'राम- 
चरितमानस', 'रामचन्द्रिका' या भारतेन्दु जी के नाटक बड़े चित्ताकर्षक 
ढंग से पढ़ा करते थे ।--('आ्रालोचक रामचन्द्र शुक्त---गुलाबराय, 
बविजयेन्द्र स्नातक, ए० ३) श्यामसुन्दरदास लिखते हैं कि बाल्यकाल में 
“अपनी दादी से 'रामायर् और 'सूरसागर तथा अपने पिता से 
'रामचन्द्रिका * “बड़ी रुचि से सुनते थे।” (वही पृ० ७) शुक्ल जी के पूत्र 
पं० केश्वचन्द्र शुक्ल के अनुसार:“इन (शुक्ल जी) की माता गाना के एक 
पुनीत मिश्र घराने की कन्या थीं । इसी गाना के मिश्र भक्त-शिरोमणि 
प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी थे । इस प्रकार गोस्वामी जी 
पूं० रामचन्द्र शुक्ल के सीधे मातुलवर्ग में आते हैं; पं» रामचन्द्र शुक्ल 
को अपने जीवन-काल में जितनो शक्ति तथा द्ान्ति गोस्वामी जी ,को 
पावन निर्मेल वाणी द्वारा श्राप्त हुई उतनी उन्हें थ्ोर किसी भवि-भूमि 
में जाकर नहीं मिली ।” (वही पृ० १२) 





] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


२. जन्मभूमि प्रेम 
. ३. ग्रक्रति प्रेम 
४. स्वाभिमानी स्वभाव तथा वैदंभक्ति' 


५. शुक्ल जा का कवि होना 


'नृत्यु के प्रायः १॥ मास पूर्व उनका भाषण था: “यद्यपि मै काशी 
में रहता हूँ औौर आप लोगो का यह विश्वास है कि वहाँ मरने से मुक्ति 
मिलती है तथापि मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है कि जब मेरे प्राण 
'निकलें तब मेरे सामने मिर्जापुर का यही भूखड रहे । मैं यहाँ के एक- 
एक नाले से परिचित हँ--यहाँ की नदियों, कॉटो, पत्थरों तथा जंगली 
पौधों में एक-एक को जानता हूँ।(१४) 'लोभ और प्रीति तिबन्ध मे भी 
इसीसे मिलता-जुलता कथन है । मिर्जापुर प्रकृति की भ्रनुपम क्रीड़ा-स्थली 
है । (वही पृ० १३) 


इस सम्बन्ध मे उनके सुपुन्न लिखते हैं--“इनके पिताने बड़ा प्रयत्न 
करके इनका नाम नांयबे तहसीलदारी के लिए मि० जेएआ१॥0फ् के 
द्वारा, जो उंस समय मिर्जापुर का कलक्टर था, गवर्नमेट में भिजवाया । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल अपने पिता के साथ कई बार कलक्टर के बँगले पर 
गये । उस कलक्टर को प्रसन्‍त करने के लिए 'हुजूरा कहता परमावश्यक 
था । संभवतः पं० रामचन्द्र शुक्ल को भी इस' अपमानजनक विधि का 
प्रतिपालन करना पड़ा । तदुपरान्‍्त इनके आत्म-बल को इतनी उेस 
लगी तथा इनके चित्त में इतनी ग्लानि का संचार हुआ कि चट इन्होंने 
अंग्रेज कर्मचारियों की नव्बाबी तया हिन्दुस्तानियों की खुशामदी जी- 
हंजूरी की तीत्र आलोचना रीएतेप्रशॉछयं डि०ए्ां2फ़ में अंग्रेज़ी 
में एक लेख 'ए7७४ 98 7द& ६0 60 ? लिखकर की । 
““+>*नउस दिन से कभी सरकारी नौकरी का वाम इन्होंने नही 
“लिया ।” (वही पृ० १७) 


शुक्ल जी की विचारधारा [२२७ 


६. हिन्दी-प्रेम * 
शुक्ल जी प्रवृत्तिवादी थे--जीवन में भी, साहित्य मे भी। उनके 


जीवन और साहित्य का एक ही लक्ष्य था--शैेष सृष्टि के साथ' श्रधिक 
से अ्रधिक तादात्म्य करना, अह का अधिक से अधिक विसर्जन करता । 
इसी के आलोक में उनके लोकोन्मुखी मनोविज्ञान, कम-भक्ति मार्ग, राम 
प्रेम, तुलसी प्रेम, प्रकृति प्रेम, विश्व प्रेम, अतीत प्रेम, धामिक उदारता 
तथा काव्य में भावयोग के प्रतिपादन को समझा जा सकता है । 

शुक्ल' जी मानव जीवन की सजीवता भावों के प्रसार मे देखते है । 
उन्होंने ये भली-भॉति समझा लिया था कि मानव जीवन के प्रवर्तक इन 
भाव या 'मनोविकारों पर ही लोक-रक्षा और लोकरझ्जनन की सारी 
व्यवस्थां का ढाँचा' आधारित है । (४) वस्तुतः “अन्त:करण की जितनी 
वृत्तियाँ है. उनमें से कोई निरर्थक नहीं--सबका उपयोग है ।*''यदि 


“स्वयं शुक्ल जी लिखते है--'मेरे मुहल्ले में एक मुसलमान 
सबजज भा गये थे! । एक दिन मेरे पिता जी खड़े-खड़े उनके साथ कुछ 
बातचीत कर रहे थे। बीच मे मै उधर जा निकला । पिताजी ने मेरा 
परिचय देते हुए कहा-- इन्हे हिन्दी का बड़ा शौक है ।” चट जवाब मिला 
“झ्रापको बताने की ज़रूरत नही, मै तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से 
वाकिफ हो गया ।' मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी ? यह इस समय नही 
कहा जा सकता ? आज से चालीस वर्ष पहले की बात है ।” (वही पृ० ४) 

+ वचिन्तामणि के पहले निबन्ध के अन्तिम पैरा मे निष्कर्ष रूप 
में शुक्ल जी ने जीवन तथा काव्य के लक्ष्य कीं घोषणा की है कि “जब 
मनुष्य के सुख और ग्रानन्द का मेल शेष प्रकृति के सुख-सौन्दर्य के साथ 
हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तुखण-गुल्म, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जायगा, तब 
उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हों जायगा और वह जगत का सच्चा 
प्रतिनिधि हो जायगा । काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचने के 


लिए है ।” (पृ० ५) 


२२० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिया के कार्य में श्रभ्यास डालेगा तो 
अपनी पूर्णता को खोएगा और शअ्रपनी स्थिति को जोखिम में 
डालेगा ।” (३८) शुक्ल जी ने नीतिपरायण के समान कहीं लोभ-क्रोध 
आ्रादि को छोड़ते को नहीं कहा । एक तो सामाजिक जीवन में इन दोनों 
की जरूरत बराबर पड़ती है (१३१) दूसरे “रागों के सम्पूर्ण दमन की 
अपेक्षा रागों का परिष्कार ज्यादा काम में श्राने वाली बात है ।” (४२) 
इनके दमन का प्रयास करता मनुष्य को जड़ बनाता हैं। झतएवं शुक्लजी 
के अनुसार “तीतिज्ञों और धामिकों का मनोविकारों को दूर करने का 
उपदेश घोर पाखंड है। इस विषय में कवियों का प्रग्मत्न ही सच्चा है 
जो मनोविकारों पर सान वही चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमाजित करके 
हुए सृष्टि के पदा्शों के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध निर्काह पर ज़ोर 
देते हैं ।. यदि मनोवेग न हों तो स्मृति, अनुमान बुद्धि श्रादि के रहते: 
भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता 
से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने ओर अशक्त करने पर विवश 
होता है. इनका पूर्ण भौर सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता है # 
झौर इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता है। वन, नदी 
पंत श्रादि को देख आनन्दित होते” के लिए श्रब॒ उसके हृदय में इतनी 
जगह नही । दुशचार पर उठ्रे क्रीध या घुणा होती है पर झूठे शिष्टा- 
चार के भ्रनुसार उसे दुराचारी की भी मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती 
है। जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा 
के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने 
श्र उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुरसत नहीं # 
इस प्रकार मनुष्य दया को दबाकर केवल क़र आवश्यकता और कृत्रिम 
नियमो के अनुसार ही चलने प्र विवश्तऔर कठपुतली-सा जड़ होता 
जाता है। उसकी आवश्यकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग 
मनोवेगो का सच्चा निर्वाह न देख, हताश हो मूह बनाकर कहने लगे 
है--“करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, बस हाथ-पैर हिलाओ काम करो।”” 


शुक्ल जी की विचारधारा [२२६ 


स्पष्ट है कि शुक्ल जी का लोकहित, कर्म मार्ग, मानववाद तथा मनुष्य 
को उसके स्वाभाविक अक्ृतिम रूप में देखने का आग्रह, भाव या मनो- 
विकारों की सजीवता या प्रसार पर आश्रित है । 


शुक्ल जी ज्ञान भर भक्ति में, भक्ति के प्रबल समर्थक थे । क्योंकि 
भक्ति का स्थान मातव हृदय है--तही श्रद्धा और प्रेम के सयोग से 
इसका प्रादुर्भाव होता है--प्रतएव यह हृदय द्वारा भ्रर्थात्‌ आनन्द भ्रनुभव 
'करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है ।(४०) दूसरे शब्दों में 
“भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है ।/(५,२०७) भक्ति में प्रवृत्ति है 
और ज्ञान मे निवृत्ति। “ज्ञान हमारी आत्मा के तटस्थ (78780०७४0) 
स्वरूप का संकेत है; (भक्तिपूर्ण) रागात्मक हृदय उसके क््यापक (॥- 
77970077 ) स्वरूप का । ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय ईश्वर है । किसी व्यक्ति 
या वस्तु को जानना ही वह शक्ति नही है, जो उस व्यक्ति या वस्तु को 
हमारी अन्तस्सत्ता में सम्मिलित कर दे। वह शक्ति है राग या प्रेम 
(३५५) ज्ञानियों ने आत्मबोध और जगदबोध मे गहरी खाई खोदी है 
किन्तु भावनापूर्ण भक्त हृदय जगदबोध के साथ ही झ्रात्मबोध की कल्पना 
करं सकता है । -लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का 
सम्यक्‌ दर्शत और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति 
मार्ग में हो दिखाई पड़ा ।” (२१३) 

भक्त हृदय शुक्ल जी के आदर्ण थे राम और आदर्श भक्त तुलसी- 
दासे । “न भक्तों के राम और कृष्ण उपदेशक थे न उनके अनन्य भक्त 
तुलंसी और सूर ।” इसी के अनुकूल शुक्ल जी हिन्दू धर्म' के उस प्राचीन 
भक्ति मार्ग . के प्रबल समर्थक थे जो ससार से तटस्थ रहकर शाति-सुखपूर्वक 
लोक व्यवहार-सम्बन्धी उपदेश देने वालों को उतना अधिक महत्त्व नहीं 
देता जिबना संसांर के भीतर घुस कर उसके व्यवहारों के बीच सात्त्विक 
विभूति की ज्योति जगाने वालों को देता है--यहाँ उपदेशक ईइवर के 
अवतार नहीं कहे गए, कर्म सौन्दर्य संघटित करने वाले अवतार कहें 
अए । (४२ तथा २०१) तुलसीदास ने हृदय-मर्म को न छूने वाले वाक्य 


२३०] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


ज्ञान' की अपेक्षा अनुभूति को, चरित्र कीतेन तथा चरित्र श्रवण को, ही: 
अधिक महत्त्व दिया जिससे जीव-कल्याण का लक्ष्य अधिक से अभ्रधिक 
पूरा हो सकता है। (२०१-२) वस्तुतः ज्ञान स्वयं संचार है संचारक 
नही, संचारण का कार्य हृदय पद्धति से ही सम्भव है। दूसरे राम-कृष्ण 
का आकर्षण उनके सिद्धांतों में वही, भ्राचरण में है--व्यक्ति के चरित्र- 
भवन की आधार शिला उसकी भोगतृत्व पद्धति से है। तुलसीदास केः 
आदर्श, इसी भ्राधार पर राम के झ्रादर्श हो सके है । रास के आदर्शानुकूल 
तुलसीदास की भक्ति किसी तटस्थता या वैराग्य का दम्भ नही दिखाती,. 
लोक-मंगल की प्रेरण द्वारा समग्र संसार से नेह का नाता' जोड़ती है--- 
सारे जगत को सियाराम मय जान कर प्रणाम करता है। 


'शुक्ल जी भी इसी आदर्शानुकूल लोकमगलात्मक भक्ति तथा भक्त 
के आदर्शों का स्पष्टीकरण करते है---/जब कोई राम भक्त पुत्रकलतब, भाई- 
बन्धु का राग छोड़ने, कर्म पथ से मुँह मोड़ने और जंगत्‌ से वाता तोड़ते 
का उपदेश देता है तब मेरी समभ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में 
तो वही राम भक्त-सा लगता है जो अपने पुत्र-कलत्र, भाई-बहिन 
माता-पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियाँ बचाता 
चलता है, किसी प्राणी का दुःख देख आँसू बहाता हुआ रुक जाता है, 
किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता' हुआ्ना 
अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीडा देख 
विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुईं हरियाली देख लहलहा उठता 
है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख 
'मुभसे क्या प्रयोजन ? कह कर विरकक्‍्त या उदासीन रहेगा---क्रोध, 
करुणा, स्नेह, आनन्द आदि को पास तक न फटकने देगा--उसे मैं ज्ञानी, 
ध्यानी, संयमी चाहे जो कहूँ भक्त कदापि न कह सकूँगा।” (६१०६२) 
यहाँ स्पष्ट है| कि शुक्ल जी का भक्तिमार्ग भी सेवा-सार्ग या कर्मे-मार्ग 
के लिए है, उनकी भक्ति मंदिर, में बेठकर,पत्थर की मूर्ति की पूजा-अचेता 
की नहीं बल्कि खुले संसार में विच्चरते प्राणी मात्र की सक्रिय भक्ति है ।.. 


शुक्ल जी. की विचारधारा [२३१ 


यही नहीं इसका स्वरूप इतना व्यापक है कि प्राणी ही तही प्राणेतर; 
चराचर जगत्‌ भी इसमे आरा जाता है | शुक्ल जी के भ्रनुसार “भक्ति राग 
की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत्‌ आ जाता है ।” 
(६१) इसी के श्रनुसार शुक्ल जी रागात्मक प्रसार मे मानवों के साथ 
पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौदो का उल्लेख अवश्य करते है। इस दृष्टि से 


कविता कया है' निबन्ध पठनीय है। 
कर्म पथ मे भक्ति का विशेष महत्त्व है। श्रद्धालु और भक्त के 


महत्त्व में अन्तर का स्पष्टीकरण करते हुए शुक्ल जी भक्ति के सक्रिय 
सामाजिक महत्त्व को स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं अपने झ्ाचरख 
द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बडे बड़े महात्मा 
समाज के कल्याण-साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविद सिंह को यदि 
केक्ल दण्डवत्‌ ' करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु हो 
मिलते, दिन-रात साथ रहने वाले अपने सोरे जीवन की अपित करने 
वाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-दमन में कभी समर्थ न होते । इससे 
भक्ति के सामाजिक महत्त्व को, इसकी लोऋहितका रिणी शक्ति को स्वीकार 
करने में किसी कौ आगा-पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्त्व के लिए 
आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो ।” (३४) 

जो चरित्र जितना ही' कर्मोन्मुख होगा, वह उतर्ना ही प्राण-सौरभ- 
सम्पन्त होगा ।मात्र सदेच्छा या श्रनुकूल मनोवेग उत्पन्न होना और बात 
है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना औरं बात । (५४) शुक्ल जी 
सच्चा उत्साही उसे ही समभते हैं जिसमें कर्म सौन्दर्य हो (६) कष्ट 
सहने के निंश्वेष्ट साहस में और आननन्‍्दपूरंण प्रयत्नोन्मुखता में बड़ा' 
प्रन्तर है। सच्चे उत्साह ही में कष्ठ-सहन हृढ़ता तथा कर्म-प्रवृत्ति के 
आनन्द का योग रहता है | (६, ७) 

शुक्ल जी गीता के निष्काम कर्म योग से विश्वास करते है। उनके 
अनुसार “कर्म-भावना-प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है । फल-भावना- 
प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एके प्रच्छत्न रूप है ।” (१२) “जब तक 


२३२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


फल तक पहुँचने वाला कर्मपथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल 
का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल को इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो 
प्रयथत्त किया जायगा वह अभावसंय और आनन्दशून्य होने के कारण 
निर्जीव सा होगा । (१३) 

इसी प्रसंग में शुक्ल जी ने कर्मंपथ से सृंह मोड़ने वाले भारतवर्ष 
के तथाकथित भक्त आलसियों की अच्छी खबर ली है। वे लिखते है-- 
#फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, चित्त 
में यही आता है कि कम बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल 
बहुत-सा मिल जाय | श्री कृष्ण ने कर्म मां से फलाशक्ति की प्रबलता 
हँटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समझाने पर 
भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन 
हो बेंठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गरमी में ब्राह्मण को 
पुक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लग्रे; चार आने रोज़ का 
अ्रनुष्ठीन कराके व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन- 
धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे |” (१४) 

कर्मपथ पर बल देने के कारण, और लोकहित की दृष्टि से शुक्ल जी 
काव्य मे लोक मंगल की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, 
कुमें-सोन्दर्य निदर्शंक काव्यों की ही प्रशंसा कर रहे हैं । गीति काव्यों की 
अपेक्षा प्रबन्ध काव्यों पर बल देने का भी यही कारण है। प्रेम के प्रसंग में 
उन्होंने साहस-शौर्य-सम्पन्न प्रेम के कमें-सौन्दये-दरश्शेक स्वरूप का स्पष्ठीकरण 
करते हुए लिखा है-- “भारतीय श्रबन्ध काब्यों की मुल पवृत्ति' लोक 
जीवन से संदिलष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही । शआ्रादि कवि 
वाल्मीकि के राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या 
के महज्ञों और बगीचों मे न दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र 
के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुय फैलाने 
वाला है; उसमें झलग़' किसी कोने में चोकड़ी या आहें भरने वाला नहीं, 
उसके प्रभाव से वनचर्य्या में एक झ्दभुत रमणीयता आ गई है । सारे 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३३ 


केटीले पथ प्रसुतमय हो गये है, सम्पुर्ण कर्मक्षेत्र एक मधुर ज्योति से 
जगमगा उठा है ।*"******* सीता हरण होने पर राम का वियोग जो 
सामने आता है वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है 
समुद्र पार करा कर पृथ्वी का भार उतारने वाला है। (६०) 


शुक्ल जी काव्य के भावयोग और जीवन के कर्मयोग दोनों का एक 
ही लक्ष्य मानते है --शेष सृष्टि के साथ अधिक से अ्रधिक सामजस्य, 
निजी स्वार्थों का अधिक से भ्रधिक विसर्जन। लौकिक जीवन मे, भी 
कर्मोन्मुख व्यक्ति शुद्ध ज्ञान या विवेक द्वारा कर्म मे . प्रवृत्त नही होता, 
इसके लिए करुणा, क्रोध आदि मन के वेग का आना आवश्यक है। 
और कविता भी भाव प्रसार द्वारा मानव को सहृदय बनाती है, उसकी 
श्रन्त: प्रकृति में प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित करती है, कर्मण्य के लिए 
कमंक्षेत्र का और विस्तार कर देती है | शुक्ल जी काव्य को व्यवहार में 
क्रितना साधक समभते है इसके लिए उनके ये दाब्द पर्याप्त होगे-- 
“किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर 
के समान जड और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुःख और. क्लेश 
की भावना स्वप्न मे भी नहीं होती । ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः 
यह मन में आता है कि क्‍या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा 
कविता है ।” (१६०) सारत. शुक्ल जी काव्य के भावयोग को कर्मयोग्र 
के समकक्ष मानते है। (१४१) 

दुक्‍्ल जी मात्र कोमल कर्म मे ही सौन्दर्य नहीं देखते, उग्र तथा 
चिकट कर्मों मे भी उतना ही सौन्दर्य देखते है। वस्तुतः जैसे राम कुसुम 
कोमल तथा वज्‌ कठोर है (२२६) तथा उनके प्रिय कवि तुलसी में 
कोमल तथा परुष दोनों रसो का समतुल्य निर्वाह है, वेसे ही शुक्‍त्र जी 
लोक-कल्याण के लिए कोमल-कठोर दोनो प्रकार के कर्मों को आवश्यक 
बताते है। शुक्ल जी के समय राजनीति तथा साहित्य में गाँधी जी और 
तोल्सतोय के प्रभाव से निष्क्रिय प्रतिरोध या विनत विद्रोह का जो प्रचार 
बढ़ा था, उस पर शुर्बल जी ने अनेक स्थलों पर व्यंग्य किए हैं। शुक्ल जो 


२३४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ने गाँत्री जी का नाम' नही लिया किन्तु तोल्सतोीय तथा कलावादियों को 
नही छोड़ा । मात्र प्रेम और अ्रात्‌ भाव की कोमल व्यजना पर बल देने 
को वह तोल्सतोय के समय से चला नया फैशन” बताते है और उसे 
एकदेशीय (7२२०) तथा साम्प्रदायिक (२२४) कहते है। शुक्ल जी का 
स्पप्ट मत है कि “मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं 
वेंस ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर श्रौर ठीक्ष्ण दो 
पक्ष है और बराबर रहेगे। काव्यकला की प्री रमणीयता इन दोनों 
पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौन्दर्य के विकास मे दिखाई पड़ती 
है । (२२१) शेली के काव्य “दि रिवोल्ट झॉफ इस्लाम” का उदाहरण 
देते हुए शुक्ल जी स्पष्ट करते है-- स्वतन्त्रता के उन्मत्त उपासक घोर 
परिवतंनवादी शेली के महाकाव्य (776 6७0!8 ० 48]9%) 
के तायक-नायिका' श्रत्यांचारियों के पास जाकर उपदेश देने वालेः 
गिड़मिडाने वाले, अपनी साधुता, सहनशीलता झौर शांत वृत्ति का चमत्कार- 
पूर्ण प्रदशन करने वाले नही हैं, वे उत्साह' की उमंग में वेग से युद्ध-क्षेत्र 
मे बढ़ने बाले, पाखड, लोकपीडा और श्रत्याचार देख पुनीत क्रोध के 
सात्विक तेज से तमतमाने वाले, भयया स्वार्थवश आतताभरियों की सेवा 
- स्वीकार करने वाले के प्रति उपेक्षा प्रकट 'करेने वाले हैं।” (२२४) 
शुक्ल जी उन्हे ही “पूराँ कवि” कहते है जो जीवन की अनेक परिस्थितियों 
में सुख, माधुयें, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम व्यापार आदि 
तथा पीडा, बाधा, अ्रन्याय, अत्याचार झ्ादि के दमन मे तत्पर शक्ति 
के' संचरण ' में भी सौन्दर्य का साक्षात्कार करते हैं। (२०४) 
शुक्ल जी उस क्रोध का समर्थन करते है जो “करुणा के आज्ञा- 
कारी सेवक” के रूप में सामने श्राता है। (१३७) जैसे “किसी अनार्थ 
अबला पर अत्याचार करने पर एक क्र पिशाच को हम उद्यत देख रहे 
है। समभाना बुझाना या तो. व्यर्थ है श्रथवा उसका समय ही नहीं है । 
ऐसी दह्ा मे यदि उस अबला की रक्षा इष्ठ है, तो हमें चटपट उस कर्म 
में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे । उस समय का 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३१५ 


हुमारा क्रोध कितना सुन्दर श्रौर भ्रक्रोध कितना गहित होगा!” (४३) 
अत्यात्ञारी के विरुद्ध कालाग्नि सहश क्रोध मे सात्विक तेज होगा, तामस 
ताप नही । (१२३७-३८) इसी आधार पर शुक्ल जी सामाजिक जीवन 
में क्रोध की आवश्यकता का स्पष्टीकरण करते हैं। (१३१) लोक 
मंगल की साधना में उग्न भावों के साथ कोमल भाव--क्रोध के साथ 
करुणा, प्रचण्डता के साथ झ्राद्र ता, आदि--साथ लगे रहते है । शुक्ल जी 
ने विरुद्धों के इस सामंजस्य को कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य बताया है जिस की 
श्रोर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नही रह सकता। (२१६) 


विरुद्धों का चरम सौन्दये क्षात्र धर्मे में अपने पूर्ण वेभव पर पहुँचता' 
है और इससे असीम लोकहित होता है। भ्रतएव शुक्लजी ने क्षात्र धर्म की 
पुनरप्न॑ तिष्ठा' पर विशेष बल दिया है। ब्रे लिखते हैं-“जनता के सम्पूर्रां 
जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्र-धर्म है। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्व 
के कारण हंमारे मुख्य प्रवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म 
एकांतिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक रक्षा से है। “***** कर्म- 
सौन्दर्य की योजना क्षांत्र जीवन मे जितने रूप मे सम्भव है, उतने रूपों 
में और किसी जीवन में नही । शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ 
विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुयं, तेज |के साथ कोमलता, सुख-भोग 
के साथ, पर-दुःख-कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म-पथ का अवलम्बन 
इत्मादि करम्मे-सौन्दर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष-योग और: कहाँ 
घट सेकते हैं ? इसी से क्षात्र धर्म के सौन्दर्य मे जो मधुर आकर्षण है वह 
अधिक व्यापक, अधिक मर्म-स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की 
सम्परण 'रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की 
सामथ्यं उसमें है ।” (४३) 

इस युग में बड़े-बडे राज्य माल की 'बिकरी के लिए लड़ने वाले 
सौदागर होगए है भौर व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग होगई 
है । “कोई-कोई देश लोभवश इतना माल तैयार करते हैं कि उसे किसी 
देश के गले मढ़ने की फ़िक्न में दिन रात मरते रहते हैं” । चुपचाप दबे 


२१३६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बाँव की इस शोषण वृत्ति को शुकंल जी “चोरी” कहते हैं जिससे संसार 
की शांति भंग होती रहती है। उनका विचार है कि चोरी” का बदला 
'डकैती' से लेने के लिए संसार में क्षात्र-धर्म की पुनप्र तिष्ठा आवश्यक 
है (७४) वस्तुतः इस युंग मे क्षात्र-धर्म 'धर्म' नहीं रहा । अतएव शुक्ल 
जी इसका शुद्धीकरण चाहते है | धर्म से समाज की स्थिति है (१८) और 
धर्म वह व्यवस्था है जिससे लोक में मंगल का विधान होता है ।(२१७) 
किन्तु आज इस क्षात्र वृत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। सार्वभौम वरिक- 
वृत्ति--सबल और सबल देशों के बीच अर्थ-संघर्ष की, सबल और निर्बल 
देशों के बीच अर्थ-शोषण की प्रक्रिया---तथा क्षात्र वृत्ति का सहयोग हो 
गया है और इसलिए अनर्थ भी बढ़ गया है। साम्राज्यवादी देश विशाल 
सेनाओं तथा अस्त्र-शस्त्र का भय दिखाकर अपने व्यापारिक बाज़ार 
स्थिर रखते है। अ्रतएव शाति-व्यवस्था के लिए शुक्ल जी का मत है कि 
“वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च 
और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा श्रावश्यक है ।/(१३०) 
शुक्ल जी क्षात्र धर्म का पूरा और ठीक उपयोग चाहते थे। उनके: 
शनुंसार “राज-दंड राजकोप है, जहाँ कोप लोक-कोप और लोक-कोष 
धर्म-कोप है। जहाँ राज-कोप धर्मकोप से एकदम भिन्न द्विखाई पड़े, 
वहाँ उसे राज-कोप न समझकर कुछ विशेष' मनुष्यों का कोप समभना' 
चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्त्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं 
हो सकता | उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ 
सकती ।(१३८)शुक्ल जी ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि कीप लोकानुमोदित 
हीना चाहिंए। .लोकौनुमोदित कोप वहीं हो सकता है जो लोकहिताथे 
हो--विशिष्ट व्यक्तियों के स्वार्थाथ न हो । उसमें समबुद्धि अनिवार्य है। 

कौटिल्य नीति के अनुसार भी यही है-- 

दण्डो हि केवली लोक॑ पर चेम॑ व॑ रक्षति | . 
' राज्ञा पुत्र ने शत्रौ च यथादोष॑ सम घुतः ॥ 
न अर्थशास्त्र ३३१४४ 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३७ 


“पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अ्रपराधी 
है ।***दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही-- 
संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने श्रजु न 
को युद्ध में प्रवृत्त किया । यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता 
झौर पांडव जीवन भर मारे-मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय भौर 
अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो. मिठाये न मिटती ।*****“भगवातु 
श्रीकृष्ण ने कहा है-- 

यदां यदा हि पधर्मस्य ग्लानिरभंवति भारत ! 
अ्भ्युत्थानमधरमस्प तदात्मानं सूजाम्यहमू 4! 

यदि कही पाप है, भ्रन्याय है, श्रत्याचार है तो उनका झाशुफल 
उत्पन्त करनां और संसार के समक्ष रखना, लोक रक्षा का कार्य 
है। अपने ऊपर किये जाने वाले श्रत्याचार और अन्याय का फल 
ईवर के ऊपर छोड़ना व्यक्तियत श्रात्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्द 
हो, पर यदि अन्यायी यः श्रत्याचारी श्रपना हाथ नही खींचता है तो 
लोक-संग्रह की दृष्टि से वे उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस 
प्रकार अपने ऊपर किये हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघ्नता 
है ।” (३७) उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की दृष्टि सदेब 
लोक-संग्रह की ओर रही है। दूसरे वे श्रर्थोन्‍्माद के लिए युद्ध नहीं 
चाहते किन्तु धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसे भीषण युद्ध को भी 
उचित ठहरा प्कते हैं। तीसरे व्यक्तिगत आत्मोन्‍नति का विचार भी 
लोक-संग्रह की दृष्टि से ही किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि शुक्ल जी ने क्षात्र धर्म तथा उम्र कामो पर विभिन्‍न स्थितियों 
में विचार कर उनके औचित्य तथा महत्त्व की स्थापना की है । वे हृढ़ता- 
पुवंक कह सके है कि---क्षात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में 
सब दिन बनी रहेगी, कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता ।” (४३) 
शक्ल जी. नीतिशास्त्र के अनुकूल अहिंसा को महत्त्व देकर, किसी 
काल्पनिक आइब्यंवराद भें खो नहीं गए, उन्होंने व्यावहारिक झादुझे 


२३८] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


के अनुकूल परपीडन-मुक्ति, पांप-शमनाथे तथा स्वाधिका२-रक्षा हेतु-- 
लोक-रक्षा' के साधक कर्त्तव्यों में--हिसा को धर्म माना हैं। मनु ने 
भी दण्ड को धर्म कहा था--दंड धर्म विदुबु धा: ।” (मनुस्मृति ७/१८) 

यह ध्यान रहे कि क्षात्र धर्म को महत्त्व देकर तथा विद्येष श्रवस्थाओं 
में युद्ध, हिसा, क्रोध आदि का समर्थत करके शुक्ल जी इनको नियमरूप 
में'स्वीकार नहीं करते । वह 'जीवो जीवस्य 'जीवनमृ” या “जिसंकी 
लाठी उसकी भैस' (सर्वाइवल आफ़ दी फिटेस्ट) के सिद्धान्त का घोर 
विरोध करते है । शुक्ल जी समभते हैं कि मनुष्य जाति की स्थिति इन 
बबर या जगली नियमों से बहुत आगे बढ़ी हुई है । 

ग्राज के कुछ योरोपीय राष्ट्रों ने इन्हीं अ्रसभ्य सिद्धान्तों को दुह्मई 
देकर विश्व को युद्धों में फोका । इन्ही की सभ्यता को दृष्टि मे रखंकर' 
शुक्ल जी लिखते हैं--- कुछ दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य-जीवन 'को 
देवन्‍्तुल्य बनाने में थी अब मकटन्‍्तुल्य और मत्स्य-तुल्य बनाने में 
समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जडत्व और नाश की ओर ले 
जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियाँ बोभ मालूम होने 
लगी है तब और प्रारियों की श्रपेक्षा श्रपने अ्रन्तःकररंग की पूर्णाता का 
गण मनुष्य जाति कब तक कर सकती है ? उसके मामिक अ्रंग की 
व्यापकता कें' हास और स्तब्धघता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का 
झ्राभास यॉरप दे रहा है ।” (३८) शुक्ल जी सहयोग और भाईचारे मे 
हीं मानवे-समाज की शान्ति, व्यवस्था' और विकास देखते थे । इस हृष्टि 
से परोक्ष रूप मे वे सभ्य देशों से अहिसात्मक आचरण की ही शपेक्षा 
रखते थे । 

ऊपर हम शुक्ल जी के अनुसार यह बता चुके है कि वे आदेश क्षात्र 
धर्म चाहते हैं । इस आददों के मूतिमान प्रतिनिधि प्रतीक राम और कृष्ण! 
हुए है । शुबल जी अवतारों मे क्षत्रिय अवतारों को ही. श्रेष्ठतम समभते 
हैं क्योकि “जनता' के समंपूर्ण जीवन को स्पंशें करने वाला'क्षात्र धर्म है !' 
उनके विचासनुंसार “क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य 


शुक्ल जी की विचारधारा [२३६९ 


अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं।” (४२-४३) शुक्ल जी ने रामलीला 
झौर कृष्णलीलाओं के आयोजन को बड़ा कल्याणकारी बताया है। 
आज के तथाकथित मानववादी चाहे रावण को हर वर्ष जलाने की 
मनोवृत्ति की हिन्दू जाति की संकीणुंता बताएँ किन्तु शुक्ल जी लीक- 
हितार्थ इसका महत्व भली भाँति समझते थे। वे लिखते हैं-- “रामलीला 
द्वारा. लोग वर्ष मे एक बार अपने पुज्यदेव की आदर्श मानव लीला का 
माधुय देखते है। जिस समय दूर-दूर के गाँवो के लोग एक मैदान मे 
आकर इकट्ठे होते है तथा एक ओर, जटा-मुकुट-धारी विजयी राम- 
लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते है''दूसरी ओर तीरो से बिधा रावण 
का विशाल शरीर जलता' देखते है, उस समय वे धर्म के सौदर्य पर 
लुब्ध और अधर्म की घोरता पर क्षृब्ध हो जाते है। इसी प्रकार 
जब हम कृष्णलीला मे जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म-रक्षा के 
अलौकिक बल का विकास देखते है, तब हमारी जीवन-धारणा की 
अभिलाषा दूनी-चौगुनी हो जाती है ।” शुक्ल जी की 'राम-कृष्ण भक्ति 
अ्रगवानू-भक्ति नही, आदर्श-मानव-भक्ति है। यह अन्धी भावुकता नहीं, 
गम्भीर विश्वास है, जो साधना की दृष्टि से व्यक्तिगत पर प्रसार की 
दृष्टि से समष्टिगत है'। यही उनकी आलोचना का बल है। शुक्ल जी 
ने उन अवतारों का अवलम्ब लिया जित की भक्ति से हिन्दू जाति 
अअरर्तिकूंल अवस्थाओं के बीत अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बचाती चली 
आई है--उन्ही की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर-उधर टलने नंही 
याई हैं।” अतएव “राम ओर कृष्ण को बिना श्राँस बहाए छीडना हिन्दू- 
जाति के लिए सहज नहीं था"'"*” (४१) और न है । 

राम-कृष्ण की जीवन-लीला मे मानवता सम्पोषक शाइवत तत्त्व हैं । 
अतएव शुक्ल जी राम-कृष्ण की मर्थादा रखनी श्रावश्यक समभते थे। 
आपने संमय में उठी हुई किसी हवा की कोक में, विदेशी शिक्षा से प्रभावित 
हीकर पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखानें के लिए, प्राचीन 
आँषे कीव्यों के फ्शातया निर्दिष्ट स्वरूप वाले राम-कृष्ण श्रादि आदर्श 


२४० ] परिचित प्रशइन, नई समीक्षा 


पात्रों को एक दम कोई नया रूप देने वाले कवियों को शुक्ल जी ने 
भारती के पवित्र मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाने वाला कहा है | (२२०) 

शुक्ल जी की मर्यादा-प्रियता, लोकहित की रक्षा का प्रयत्न है जो 
आधुनिकता के भ्रघानुकरण का निराकरण करती है। अपने सिद्धान्तों 
के पालन में भी उनकी सजग-हृष्टि रहती थी। उउल्होंने क्षात्र धर्म की 
बड़ी प्रशंसा की है किन्तु यदि कोई इसी श्राधार पर वर्ग-बुद्धि से प्रेरित 
होकर भेदभाव की सृष्टि करनेलगे तो शुक्लजी उसे कभी क्षमा नहीं कर 
सकते । उन्होंने बंग भाषा के कवि नवीनचन्द्र पर व्यंग्य किया है जिसने 
कुरूक्षेत्र' नामक काव्य में कृष्ण का आंदर्श ही बदल दिया है। “उसमें 
वे ब्राह्मणों के भ्रत्याचारों से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े 
हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में श्र कित किए गए हैं ।” शुक्ल जी का 
क्षात्र-धर्म प्रेम, धर्म या लोक मंगल की वृत्ति से प्रेम है किसी वर्ग या 
जाति विशेष से प्रेम नहीं । 


हम यह बता आए हैं कि शुक्ल जी ने कर्मक्षेत्र तथा साहित्य में 
कठोर और तीक्ण भावों में तब सौन्दर्य देखा है जब इनके साथ करुणा 
हो । करुणा के झाज्ञाकारी सेवक' के रूप में उग्र भाव भी अच्छे लगते हैं 
झन्यथा नहीं । शुक्ल जी ने भाव या मनोविकारों में करुणा को विशेष 
महत्त्व दिया है क्योंकि यह “मनुध्य की प्रकृति में शक्ति और सात्विकता' 
का आदि संस्थापक मनोविकार” है । (४६) अतएवं “सामाजिक जीवन 
की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है (५१) 
लोक में मानव के लिए रक्षा और रंजन दोनों आवश्यक हैं। फिर भी 
रक्षा अनिवार्य है-- रक्षा के बाद ही रंजन का अंवसर मिल सकता हैं । 
करुणा की गति रक्षा की ओर तथा प्रेम की गति रंजन की ओर होती 
है । “अतः साधनावस्था या. प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का 
बीज भाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में 
रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा 
को ही एक मात्र रस कह दिया ।” (२२३) सारत: शुक्ल जी ने अपने 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४१ 


लोकहितवाद के अनुकूल प्रेम से करुआ को अभ्रधिक महत्त्व दिया है 
इस दृष्टि से उनके आ्रादर्श भवभूति तो है ही तुलसीदास और वाल्मीकि 
भी हैं, क्योंकि रामायण का मूल बीजभाव करुणा है। 

करुणा के मनोवैज्ञानिक आधार के सम्बन्ध में शुक्ल जी ने परिचम 
के मनोवेज्ञानिकों तथा समाज शास्त्रियों से मतभेद प्रकट किया है। वे लिखते 
हैं--“समाज शास्त्र के पदिचमी ग्रंथकार कहा करे कि समाज में एक 
दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रक्षा के विचार से की जाती है; यदि 
ध्यान से देखा जाय तो कर्म-क्षेत्र में परस्पर की सहायता की सच्ची 
उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप मे करुणा ही दिखाई देगी ॥' 
मेरा यह कहना नही है कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का 
कल्याण नहीं है। मेरे कहने का पअ्रभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे 
की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर 
दृष्टि रखकर नहीं की जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करने वाली 
प्रेरणा से की जाती है । दूसरे की सहायता करने से भ्रपनी रक्षा की सम्भा- 
बना है, इस बात या उ्ू श्य का ध्यान प्रत्येक, विशेषकर सच्चे, सहायक को" 
तो नहीरहता ।***किस युग में और किस' प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा 
के लिए दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगी, यह समाज शास्त्र 
के बहुत से वक्‍ता लोग ही जानते होंगे । यदि परस्पर सहायता की 
प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत ही के कारण होती और यदि 
उस का उह श्य वही तक होता जहाँ तक समाज शास्त्र के वक्‍ता बत-- 
लाते हैं, तो हमारी दया मोटे,मुस्टण्डे और समय लोगो पर जितनी होती 
उतनी दीन, श्रशक्त और श्रपाहिज लोगों पर नही, जिनसे समाज को उतना. 
लाभ नहीं ।” (५१) करुणा करने में शुक्ल जी क्योंकि स्वार्थ नहीं,.. 
देना ही देना देखते है--वेसे आतरिक सुखोपलब्धि को स्वीकार करते: 
हैं--इसलिए वे सचेत करते है कि “करुणा सेंत का सौदा नहीं।” (५५) 
उपर्युक्त अवतरण से स्पष्ट है कि समाज शास्त्र के पदिचिमी विद्वान/ 
मनुष्य की स्वार्थपरता तथा शुक्ल जी स्वयं प्रेरणा के आधार पंदः 


२४२] परिचित प्रशइन, नई समीक्षा 


समाज में करुणा की स्थिति की व्याख्या करते है | शुक्ल जी की स्वतः 
ओरुखा' बाली बात अपरिग्रह प्रधात भारतीय संस्कृति के अनुसार है जो 
अशिचमी संस्कृति से भिन्‍न है। इस भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक 
आएछार है जिस का स्पष्टीकरण शुक्ल जी ने इस प्रसंग में किया है । 
ज्क्त असंग के सारांश रूप मे उनका मत है कि “परस्पर सहायता के जो 
डयापक उद्देश्य है उनका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा-सा 
अआन्त:क रण नही, विश्वात्मा है।” (५१) इससे पहले भी वे लिखते है 
बुक “दुसरों की सहायता करने से अपनी रक्षा की सम्भावना है ऐसे विस्तृत 
जद्देश्यों का ध्यान सेवा करने वाला सनुष्य नही, विश्वात्मा स्वय रखती 
है; बह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल ओर मुण्डे-मुण्डे भिन्‍न 
ज्वस्तु के भरोसे नही छोडती ।” (५१) यह “विश्वात्मा' शब्द परमांत्मा के 
स्थान पर आमा लगता है। जब वे लिखते हैं--“जिसने श्रपनी कमाई 
के ४०७०) अलग किए, या अपराध द्वारा जो क्षति-प्रस्त हुआ, 
विश्वात्मा उसी के हाथ करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ 
प्यबसर देती है।” (५५) तो इस से भी परमात्मा का बोध होता है । 
शुक्ल जी का अ्रध्यात्मिक दृष्टिकोण अधोश्वतरण से भी सिद्ध है; 
डैेखिए:---“जो केवल अपने विलास या सुख की सामग्री ढूँढा करते हैं 
नम उस रागात्मक 'सत््व” की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ 
'छक्कद्वा की अनुभूति मे लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता 
है ॥ सम्पुर्ण सचाएँ एक ही परम सत्ता और सम्पूर्ण भाव एक ही परम 
“आाव के भ्रन्तभ्न त है | श्रतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वेत 
खूसि पर पहुँचता है। उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस' 
ससत्व रसके प्रभाव से पहुँचता है। इस प्रकार श्रन्त में जाकर दोनों पक्षों 
न्यूड चुत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्य 
आे साधना पूरी नहीं हो सकती है” (१५१) शुक्ल जी ने स्पष्ट किया 
है कि सानव जीवत की साधना का चरम लक्ष्य परम सत्ता के साथ 
ऋकीकरया है, या दो से भ्रदत भूमि पर पहुँचना है।। दूसरे रूप में यह 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४३ 


झेंष विश्व के साथ पूर्ण रूप से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना है, 
जिसकी शुक्ल जी ने अनेक स्थलों पर चर्चा की है। सृष्टि के साथ 
पूर्ण रागात्मक सम्बन्ध या परम भाव या परम सत्ता के साथ 
एकीकरण का एक ही अर्थ है परम सत्ता के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना, एक एक सत्ता से सम्बन्धित होना । क्‍योंकि सम्पूर्ण सत्ताएँ एक 
ही परम सत्ता के अ्रन्तभू त है। यह भारतीय एकात्मवाद या' वेदांत का 
शुद्धाहत है जिसमें एक ही तत्त्व की प्रधानता या प्रकृति-पुरुष में अभेद 
माना जाता है। शुक्ल जी जगत्‌ को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभृति 
समभते है। (६१) अभ्तएव उनका यह कहना स्वाभाविक है कि “राम 
तक पहुँचने का रास्ता इसी संसार के भीतर से गया है ।” 'विद्वात्मा' 
तक पहुँचना मानो सम्पूर्ण विव्व के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
लेना ही है। विश्वात्मा से विश्व का भ्रहण होता है और साधक विश्व 


को भूलकर या उससे तटस्थ रहकर परमात्मा को पाने का' पाखंड नहीं 
रच सकता । 
दया (करुणा) और दान का घनिष्ठ सम्बन्ध है | शुक्ल जी के अनु- 


सार “सच्चा दान' दो प्रकार का होता है--एक वह जो श्रद्धावश दिया 
जाता है। पण्डितों, विद्वानों श्रौर घामिकों को जो दान दिया जाता है 
वह भ्रद्धावश दिया जाता है, अन्धों, लूलों ओर लेगड़ों को जो दान दिया 
जाता है दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामथथ्यं के प्रति होती है और दया 
असामथ्ये के प्रति ।” (३२) शुक्ल जी दान के विषय में पात्रता-सम्बन्धी 
विवेक का होना झ्रावश्यक बताते हैं । अनुकूल पान्न को दान देने मे, विशेष 
रूप से श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्त्व छिपा है, किन्तु श्रनुचित 
व्यक्ति को दान देने से समाज का अपकार भी हो सकता है । जैसे विद्या 
दान में रत विद्वानों, परोपकार में रत करमंवीरों आदि को शअ्रभाव में जो 
श्रद्धावश दिया जाता है वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ 
से रस-रूप में उसका संचार शअ्रंग-अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, 
अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता हैं बह समाज के अभ्ग उसी 


२४४] परिचित प्रदत, नई समीक्षा 


प्रकार नहीं लगता' जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया 
हुआ अन्त । (३२) इसी प्रकार शुक्ल जी सचेत करते है--“यदि किसी 
पहलवान के. बल पर प्रसन्‍न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए 
कुछ महीना बाँधता है,तो उसके गुण्डेपन के कारण लोगों को पहुँची हुई 
पीड़ा के दोष का वहु कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना 
इन्द्र कृत्य हत्या की बँटाई के समय बहुतों को मिला था ।” (२७) सारत: 
मनोविकार के उपयुक्त विषय के निश्चय में बुद्धि से काम लेने की थोड़ी 
बहुत भ्रावश्यकता अ्रवश्य होती है । 


शुक्ल जी ने विरोधी गुणों के सामंजस्थ को कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य कहा 
है। स्वयं उन्होंने अपने विरोधी गुणों--करुणा तथा क्रोध--का पूरा 
उपयोग किया हैं। करुणा से उन्होंने पीड़ित-शोषित मानवता को वाणी 
दी भौर सात्विक क्रोध का उपयोग पाखंड-खंडन में किया । कुछ पर 
उनकी अाँखें बरसीं कुछ पर व्यंग्यवाण | कहीं वे छलछलाए, कहीं 
तिलमिलाए। निरछल-निर्भीक सहृदयों का यही स्वभाव होता है । एक 
ग्रोर शुक्ल जी की करुण दृष्टि निर्धनों के घुल भरे पैरों (७७), शोषित 
ठठड़ियों' (७७), किसानों की ऋरोंपड़ियों (७६), भ्रवाथ विधवाओं (८४) 
श्रादि पीड़ित-क्षोषित लघुता या उदास-उन्मन मानवता की ओर संकेत 
कर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है दूसरी शोर समाज-घातक दुरा- 
चारियों को डॉटती फटकारती, पाठकों को सावधान करती है। कहीं 
शुक्ल जी समाज सुधार के वर्तमान आन्दोलनों में भाग लेने वाले नीचा- 
शय छ़िछोरों-लम्पटों को विधवाओं की दयनीय दशा पर आस बहाने के 
बहाने काम कथाश्रों से सनन्‍्तोष-प्राप्ति की पोल खोलते है (६), कहीं ब्रह्म- 
ज्ञानियों के वाक्यों में उपदेश देकर श्रपना उल्लू सीधा करने वाले 
दुकानदार जी. की (२८), कहीं परश्रद्धाभिलाषियों के मावसिक दुव्यंसन 
की (२६), कही सहानुभूति” दिखाने वाले छद॒म-शिष्टकों की (५२), कहीं 
सार्वजनिक उद्योगों में निराहार परोपकार-ब्रत करते सुने जाने वालों की. 
(२६), कहीं लम्बा चोगा पहने देशोद्धारकों की (२८), कंहीं मात्र गेरआा 


शक्ल जी की विचारधारा [२४५ 


वस्त्र लपेट कर धर्म का डंका पीटने वालों की (२८) और कहीं कमें- 
पंगु जिह्ना-तीत्र वाग्वीरों (१०) का पर्दाफाश करते हैं । कभी वे पेंट 
चचौबे जी' (७०) की चुटकी लेते हैं,क्मी स्वकार्य साधयेत्‌” के अनुयायी 
काशी के ज्योतिषी और कर्मकाण्डी, कानपुर के बनिये और दलालों, 
कहंचरियों के अ्रमले शौर मुख्तारों (१५८५-५६) पर व्यंग्य करते हैं । 
कभी पार॑चात्य सभ्यता में पगे नागरिक बाबुओं (७८), या विलायती 
बोली मे ज़बानी जमा खर्च करने वाले तथाकथित नेताओ्रों पर चोठ करते 
है (७६-७७) और कभी प्रर्वाचीन राष्ट्रनीति के शोषक' “गुरुषण्ठालों' की 
खबर लेते हैं । जो श्रनाथ विधवा का स्वेस्वहरण करने के लिए कुके 
भ्रमीन लेकर चढ़ाई करते है, जो मिट्टी में उ़पया गाढ़ कर न श्राप खाते 
हैंन दूसरों को खाने देते हैं, जो परिजनों का कष्ट-क्दन सुनकर भी 
रुपये गिनने में लगे रहते है(5४-८५५) ऐसे कृपण नर-पिशाच भी शुक्ल जी 
की व्यापक कोमल कृपा से नही बच सके । मोटे-मोटे व्यक्तित्व वाले 
पूँजीपति, तथा निरन्तर तपस्या में रत लोभी तो शुक्ल जी की खरी- 
खरी डॉट-फटकार के सहज शिकार रहे है । ब्रिटिश तानाशाही के हथि- 
यार पुलिस कमंचारी (११४,१६०) तथा माल के भ्रफ़ुसर (११४) आदि 
को भी कुछ न कुछ पुरस्कार मिला है। शुक्ल जी की दृष्टि साहित्यिकों 
तक भी गई है। विधवा-वेश्या आदि समस्याश्रों को लेकर उनके सुधार- 
समाधान के नाम पर स्वयं रस लेने वाले साहित्यकारों (६) तथा 
वेश-भूषा या केश-भूषा की कोरी नकल से प्रतिभाशाली साहित्यकार 
बनने वालों पर भी व्यंग्य हुआ है । (२८) 

शक्ल जी युगधर्म के प्रति ईमानदार रहे हैं, यह स्पष्ट है। उन्होंने 
राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातों या आन्दोलनों तक ही भ्रपंनी दृष्टि 
सीमित नहीं रखी । यहाँ समाज की वस्तुस्थिति पर व्यापक हँष्टि का 
झॉभास मिलता है। दूसरे ये बातें वाद या प्रचार की दृष्टि से नहीं, 
शुक्ल जी की अनुभूति का भ्रग बनकर आई हैं । द 

बुवल जी ने हिन्दी साहित्य के इतिहांस में वतमान ऑन्‍्दोलनों पर 


२४६ | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें उनकी दूर दृष्टि का परिचय मिलता है। 
उनकी दृष्टि विशेष रूप से शोषक ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद 
पर रही । वे लिखते हैं--“***निपुण उपन्यासकारों को**'यह भी देखना 
चाहिए कि शअँगरेज़ी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदनी पर 
जीवन निर्वाह करनेवालों (किसानों और जमींदारों) की और नगर के 
रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्‍या स्थिति हुईं। उन्हें यह भी 
देखना चाहिए कि राज कमेचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों 
के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उस से प्रायः बचा 
रहता है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई 
है। व्यापार-श्रेणियों को यह सुभीता विदेशी व्यापार को फूलता-फलता 
रखने के लिए दिया' गया था जिससे उनकी दह्ा उन्नत होती झ्ाई और 
भूमि से सम्बन्ध रखने वाले सब वर्गो--कक्‍्या जमीदार, क्या किसान, 


क्या मज़दूर--गिरती गई।”॑ 

दूसरे शब्दों में शुक्ल जी भारतवर्ष की गिरती हुई दशा के मूल में 
झ्ग्रेज़ों की व्यापारिक राजनीति को देखते थे । उनका विश्वास था कि 
जबतक विदेशी साम्राज्यशाही का उत्पाटन नहीं होता तब तक किसान 
मज़दूर झादि की दशा सुधर नहीं सकती । चितामरि में अंग्रेज़ों द्वारा 
भारत के दारुण शोषण का सामान्यीकरण करते हुए शुक्ल जी ने 
योरोपीय शोषण वृत्ति तथा उसके भयंकर परिणामों का मारभिक परिचय 
दिया है। वे लिखते हैं--“अर्थ शास्त्र के प्रभाव से श्रथोन्‍न्माद का उनके 
साथ बंयोग हुआ और व्यापार, राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान प्रंग हो 
गया । योरप के देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे 
देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके, बराबर खीचा जाता रहे । पुरानी 
चढ़ाइयों की लुटमार का सिलसिला आक्रमस-काल तक ही--जो बहुत 
दीघे नही हुआ करता था--रहता था । पर योरप के भर्थोन्मादियों ने 
ऐसी गृढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा 


| हिन्दी सा० का इति०, पृ० ५३५ सं०, २००३ 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४७ 


भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुसता चला जड्च 
रहा है--न जाने कितने देश चलते-फिरते कंकालों के कारागार हो रहे 
हैं।” (१२६) यह भारतवर्ष की दु्दंशा का सामान्यीकरण है, ओर कुछ 
नहीं । शुक्ल जी भली-भाँति समभते थे कि विश्व की अज्ञांति कट) 
उत्तरदायित्त्व इन्हीं व्यापारोन्मादी बडे बडे राज्यों पर है जो अपने माल 
की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए हैं। और ये ठीक रास्टे 
पर तब आ सकते हैं जब इनकी दबे पाँव धन हरण करने वाली चोरी 
का बदला डकैती से लिया जाएगा । हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इसे 
लिए शुक्ल जी ने क्षात्रधर्म की पुनप्न तिष्ठा का हढ़ विश्वास प्रकद 
किया है । (७४) 

पूजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशों की अ्रथोन्मादिनी दुर्नीति का 
ही नही, शुक्ल जी ने दैनन्दिन के घरातल पर आ्राधुनिक अर्थ प्रधाव यह 
पूँजीवादी सभ्यता का भी घोर विरोध किया है। शुक्ल जी के अनुसार यह' 
व्यापार युग” है (३०) जिसमें सबकी 'टकटकी टके की ओर लगगई है 8 
(७३) ग्राथिक मल्यों या पूँजी के आधार पर ही किसी की सफलता तथा 
महत्ता निश्चित होती है भ्रतएव सब प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नैतिक व्यापार-व्यवहार धातु के ठीकरों पर ठहरा दिये गये है' । पूंजीवादी' 
समाज-व्यवस्था मे व्यक्ति का प्राघान्य श्रनिवार्य है क्योंकि इसका श्राघार 
व्यक्तिगत एकाधिकार है, ऐसी श्रवस्था में जनहित की अपेक्षा, व्यक्तियत्त 
सफलता पर दृष्टि केन्द्रित हो गई है। समाजहित इसलिए नहीं हो: 
सकता क्योंकि श्राधार ही गलत है--शील या योग्यता के स्थान पर पैस्तेः 
से राज-सम्मान, विद्या और न्याय की प्राप्ति होती है। जो बातें पहलेा 
पारस्परिक प्रेम की हृष्टि से धर्म की दृष्टि से की जाती थी वे भी 
रुपये-पैसे की दृष्टि से होने लगीं ।' धर्म बिकता है, ज्ञान बिकता है ४ 
जिसके पास कुछ रुपया है बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़के भेज सकते; 
हैं, न्यायालयों में फ़ीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं औरे' 
मेंहगे वकील-बैरिस्टर करके बढ़िया निर्णय करा सकते हैं, अत्यंत भीरूट 


र४८ ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


आऔर कायर होकर बहादुर कहला सकते है। राज' धर्म, आचार्य धर्म, 
वीर घर्मं सब पर सोने का पानी फिर गया; सब टकाधर्म हो गए । धन 
न्‍की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना 
"विस्तृत कर देने से, ब्राह्मण धर्म श्रौर क्षात्र धर्म का लोप गया है; केवल 
'वरिग्धर्म रह गया है। (७३-७४) 
समाज के कार्य विभाग तथा श्रेणी या वर्ग विभाग पर इस. वरश्िक 
बबत्ति से घातक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि एक का धनवान होना मानों 
अधिक शक्ति सम्पन्न हो जाना है जिसका वह दुरुपयोग कर सकता है । 
ऋक धनी माने जाना वाला व्यक्ति अपने पास के निर्धन को धनवान होते 
'देख कर कुढ सकता है। (११५) एक अवध का ताम्रल्लुकेदार अपनी 
'बड़ाई का स्वॉग दिखाते के लिए जब मन मे आए तब कामदार टोपी 
'झ्लिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबों को पिटवा सकता हैं। (११५) 
इससे आज 'अभिमानालय” यथा खुशामदखाने” खुले हुए है। एक श्रेश्यी 
'के लोग अभिमान करते हुए, खुशामद से आनन्द लेते है, दूसरे अपनी 
रक्षा के लिए खुझामद करते है । 
धन और शक्ति के मेल से समान के कार्य विभाग में घोर असंतुलन 
'आ गया है। वस्तुतः विभिन्‍न कार्य-विभाग समाज-व्यवस्था की दृष्टि से 
समान महत्व रखते है । जैसे न्यायाधीश न्याय करता' है, कारीगर इटें 
जोड़ता है । समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश के साधारण व्यवहार 
में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हमसे छोटे 
हो । जिस जाति में इस छोटाई-बड़ाई का झमिमान' जगह-जगह हृढ़ होता 
जाता है उसके भिन्‍न-भिन्‍त वर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती 
हैं ओर संघ शक्ति का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है । यदि 
समाज में उन कार्यों की, जिनके. द्वारा भिन्‍न प्राणी जीवन निर्वाह 
करते हैं, परस्पर छोटाई-बड़ाई का ढिढोरा न पीटा जाय, बल्कि उनकी 
किंभिन्‍नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत-सा असंतोष दूर हो जाय, 
सजनी तिक' स्वत की आकांक्षा से स्त्रियों को घुछुष की हद में न' जानता 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४६ 


यडे, सब पढे-लिखे आदमियों को सरकारी नौकरियों ही के पीछे न 
दौड़ता पड़े ।” ऐसा भी न हो कि कुछ विभाग सूने पड़ जायें और कुछ 
आवश्यकता से अधिक भर जाये । (११३-११४) यहाँ शुक्ल जी ते एक 
और सुभाव दिया था जिस की ओर आज समाज प्रवृत्त हो रहा है। 
वे लिखते हैं---यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प, वारिज्य भ्रादि की ओर तब 
तक पढे- लिखे लोग ध्यान न देगे जब्र तक कुछ पेशों और नौकरियों 
की शान लोगों की नज़रों में समाई रहेगी | (११४) 

इस वरणिग्व॒त्ति या लोलुपता से व्यक्ति हृदय खो देता है, उसके 
कोमल मनोवेग मर जाते है--उसे न रक्त चूसने में दया भ्राती है न मक्खी 
चूसने में घुणा । वह न किसी के घुल भरे पैरों पर रीभता है न किसी 
के अन्याय-अत्याचार पर खीमकता है । इस लिए शुक्ल जी अर्थ की क्रीड़ा 
को “निष्ठ्र क्रीड़ा' कहते हैं जिसमें सहृदयता श्रौर भावुकता का भंग हो 
जाता है, व्यक्ति अपने वृत्त में ही सीमित हो कर जीवन की भ्रखंडता और 
व्यापकता की झनुभूति का विसर्जन कर देता है। (२५०) ऐसा व्यक्ति 
और किसी का नही होता केवल पैसे का होता हैं। शुक्ल जी ने स्थान- 
स्थान पर स्वार्थी या हृदय-हीनों को “अर्थ परायण' ही कहा है। उन्होंने 
अर्थ परायण का अर्थ ही अपने काम से काम रखने वाला लिया है। 
(१५६) अतएव जो व्यक्ति श्रपने सहज स्वभाव से हँस-रो न सके, 
स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा से ही कार्य करे उसे शुक्ल जी जड़ कहते है। (५३) 
इस सभ्यता ने मनुष्य को कृत्रिम बना दिया है। प्रचलित सभ्यता 
झौर जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने स्वाभाविक मनोवेगों को 
मारने और अशान्त करते पर विवश होता है, इन का पूर्ण भर सच्चा 
निर्वाह उसके लिए कठिन होता है और इस प्रकार उप्तके जीवन का 
स्वाद निकल जाता है। उसे अनेक काम अपले सहज स्वभाव के विरुद्ध 
भूठे शिष्टाचार के नाते करने पड़ते है । ऐसा बार बार होने से सदभाव 
का अभ्यास कम हो जाता है जिससे उसकी मनोवृत्ति भी दृषित्न हो जादी 
है और स्वभाव में असत्य घर कर जाता है। (५३-५४) 


२५० ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


भारतीयों ने पुरुषार्थ चतुष्टय--घधरम्म, श्र्थ, काम, मोक्ष--को जीवन- 
साध्य माना है। भारतीय महाकाव्यों में भी इनकी प्राप्ति को तत्त्व- 
रूप सें ग्रहण किया गया है। श्रर्थ भी जीवन-निर्वाह या जीवन के सुख 
के लिए भ्रनिवार्य है। शुक्ल जी ने भी पूंजीवाद या अर्थवाद का विरोध 
किया है, भ्र्थ का नही । हम पहले लिख चुके है शुक्ल जी निवृत्तिमार्गी 
नहीं। वे इस दुःखमय ससार मे सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों 
का लक्षण” बताते है। (२६४) इस सुखप्रासि मे, ऐहिक जीवन की 
समृद्धि में श्र्थ और काम दोनो अनिवार्य हे । शुक्ल जी श्रर्थ को काम या 
सुख का साधन बताते है । वे इन दोनों में सतुलन अ्निवाय समभते है । 
वे लिखते हैं---/४'र्थ है संचय, आयोजन शौर तैयारी की भूमि; काम भोग- 
भूमि है। मनुष्य कभी श्रर्थ-भूमि पर रहता है, कभी काम-भूमि पर। श्र्थ 
और काम के बीच जीवन बाँटता हुआ वह चला चलता है । दोनों का 
ठीक सामझ्स्य सफल जीवन का लक्षण है । जो भ्रनन्‍्य भाव से अर्थ-साधना' 
में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो श्रांख मूंदकर कामचर्थ्या मे ही 
लिस रहेगा, वह किसी श्रर्थ का न रहेगा । औरंगजेब बराबर श्रर्थ भूमि 
पर ही रहा । मुहम्मदशाहु सदा कामभूमि पर ही रह कर रग बरसाता 
रहा ।” (२६४) 

भारतीयों के अनुसार जीवन का लक्ष्य है भ्रभ्युदय॒ और निश्चेयस ॥ 
घर, श्र्थ ओर काम प्रभ्युदय के अन्तगंत तथा मोक्ष नि:श्रेयस में आता है। 
शुक्ल जी ने अपनी धर्म की परिभाषा में उस व्यवस्था या वृत्ति को जिससे 
लोक में मंगल का विधान होता है, 'अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धर्म 
कहा है। (२१७) अतएवं उनके धर्म में श्र्ण भौर काम तो श्रा ही जाते 
हैं और यह ध्वनि भी मिल जाती है कि लोकसंगल के लिए शभ्रर्थ और 
काम पर भी धर्म का नियंत्रण भ्रावश्यक है--मनुष्य धर्मानुसार प्रर्थ 
और काम का सेवन करे। ये भी भारतीय परम्परा के भ्रनुकल है | 
इसी प्रसंग से यह ध्वनि भी निकलती है कि शुक्ल जी भोग और त्याग 
में संतुलन चाहते थे। 


शुक्ल जी की विचारधारा [२५१ 


ऊपर हमने यह स्पष्ट किया है कि शुक्ल जी ने श्राधुनिक पूँजीवादी 
सभ्यता तथा व्यक्तिवाद का विरोध किया है। उनकी दृष्टि समाज के 
धनी-निर्धत वर्गों पर भी रही। उन्होने लघ्चुता को विशेष सहानुभूति 
दी है भर परशोषरा-पुष्ट पूंजीपतियों पर व्यंग्य विद्र प भी किया है:--- 
“मोटे श्रादमियों ! तुम ज़रा-सा दुबले हो जाते--अपने श्रदेशे से ही सही 
--तो न जाने कितनी ठठरियों पर मास चढ जाता ।” यहाँ प्रगतिवादियों 
की सी बात उन्हीं की खरी-खरी भाषा मे कही गई है । इन सभी बातों 
से ऐसा लगता है कि शुक्ल जी विश्व भर मे समानता चाहते थे। उनका 
भारतीय एकात्मवाद में विश्वास, शेष सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापना 


वाला रस-सिद्धान्त सभी इस बात की पुष्टि करते हैं। फिर भी समानता 
की भ्रधिक से अधिक कल्पना करते हुए भी मानवीय मनोवृत्तियों के 
वैविध्य के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को नही भूले, अपितु इसी भ्राधार पर 
वे समानता को अ्रसम्भव बताते हैं। उन्होने स्पष्ट उद्घोष किया है---/एक 
एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुःखद दोनो रूप 
बराबर रहे हैं और रहेंगे । किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक 
व्यवस्था--एकशाही -से लेकर साम्यवाद तक इस दोरंगी कलक को दूर 
नहीं कर सकती । मानवी प्रकृति की भ्रभेकरूपता शेष प्रकृति की अनेकः 
रूपता के साथ चलती रहेगी | ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थिति 
का स्वप्न, जिसमें सुख ही सुख और प्रेम ही प्रेम हो, या तो लम्बी-चौड़ी 
बात बनाने के लिए श्रथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए ही 
समझा जा सकता है।” (१२६) वस्तुतः शुक्ल जी व्यक्तिवाद का विरोध 
करते हैं किन्तु व्यक्तिगत वैषम्य को सत्य मानते हैं। अन्यत्र भी उन्होंने 
दो स्थलों पर श्रपनी बात को कहा है । यही नहीं वे कहते हैं-- संसार 
में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती । इस बात कौ 
भूल कर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखण्ड के ग्रन्तगंत झाते हैं ।* 
(४३) शुक्ल जी श्रपनी बात को हढ़ता से कहते हैं फिर चाहे उन्हें कितनों 
का ही विरोध क्यों न करना पढ़े | यह अपने प्रति ईमानदारी उनको 


२५२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बड़ा गुण है, बड़ी शक्ति है | आगे अपने मार्ग को स्पष्ट करते हुए लिखते 
हैं--“बृत्तियों की भिन्‍नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक- 
रक्षा का मार्ग होगा वही घर्म का चलता हुआ मार्ग होगा । जिसमे शिष्टों 
के आदर, दीनो पर दया, दुष्टो के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों 
का सौन्दर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वागपूर्णा लोक-धर्म का मार्ग 
होगा ।” (४३) [: 

लोभ और प्रीति” मे शुक्ल जी ने देशभक्ति की भी विशेष चर्चा की 
है । वे लिखते है--“किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है शोर 
वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम 
कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है । जन्म भूमि का प्रेम, 
स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अ्रन्तःकरण का कोई भाव है तो स्थान के 
लोभ के अतिरिक्त और कुछ नही है | इस लोभ के लक्षणों से शुन्य देश- 
प्रेम कोरी बकवाद या फैशन के लिए गढा हुआ शब्द है | यदि किसी को 
अपने देश से प्रेम है तो अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लेता, गुल्म*** 
सबसे प्रेम होगा," “सबकी सुध करके विदेश में श्रॉसू बह्मएगा । जो ये भी 
“नही जानते कि कोयल' किस चिड़िया का नाम है'***** जो यह भी नही 
ऊऋाँकते कि किसानों के फोंपडों के भीतर क्‍या हो रहा है, वे, यदि दस 
बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता 
बताकर देश-प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछता चाहिए कि “भाइयों ! 
बिना परिचय का यह प्रेम कैसा ? जिनके सुख-दुख के तुम कभी साथी न 
हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समभते नहीं बनता ।॥***” 
उपोयुक्त भ्रवतरण से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी भूमि, भूमिवासी जन 
तथा अन्य प्राशियों के प्रति रागात्मक उत्साह को देदह्भक्ति समभते हैं । 

३ पृ० १०२ पर भी उन्होंने यही विश्वास प्रकट किया है--“हड़ता 
झौर हठ, धीरता और आलस्य, सहनशीलता और भीरुता, उदारता और 
फ़्जूल खर्ची, किफाय्त और कंजूसी आदि के ब्रीच की सीमाएँ मनुष्यों 
'के हृदय में न एक हैं ओर व एक होंगी ।” 


शुक्ल जी की विचारधारा [२४५३ 


इसलिए वे देशभक्ति को भी एक बज्कार का लोभ कहते हैं। मनोवेग- 
वर्जित हिसाब-किताब मे देश के प्रति आवश्यक त्याग का उत्साह नहीं 
हो सकता । दूसरे शुक्ल जी ने अपने देश से, उसकी प्रकृति तथा समस्याश्रों 
से. घनिष्ठ परिचय को आवश्यक बताया है क्‍योंकि परिचय प्रेम का 
प्रवर्तक है।। (७७) घनिष्ठ परिचय से तात्पयें है भ्रनुभृत्यात्मक या 
साक्षात परिचय से । इसलिए वे कहते हैः “बाहर निकलो तो श्राँखें खोल 
कर देखो कि खेत कंसे ,लहलहा रहे है'''अ्रमराइयों के बीच में गाँव फाँक 
रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिलें उनसे दो दो 
बाते करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी-आझ्राध-घड़ी 
बैठ जाओ और समभो कि ये सब हमारे है।” (७८) अधिक क्या, इस 
प्रसंग में जैसे शुक्क जी का हृदय रम रहा' है, भावुकता फूट रही है | देश 
से इसी प्रकार का हादिक सम्बन्ध श्रावश्यक है । स्पष्टीकरण के लिए कहें 
तो यदि किसी को देश-प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के 
स्वरूप से परिचित ही नही 'भ्रभ्यस्त' होना भ्रावश्यक है । तब ही किसी 
में ऐसी इच्छा का उदय हो सकता है कि वह देश न छूठे, सदा हरा- 
भरा, फला-फूला रहे, उसके धनधान्य की वृद्धि हो, और उसके सब प्राणी 
सुखी रहे । (७८) 

शक्ल जी ने कालिदास के 'मेधदूत' की प्रशंसा कल्पना की उत्कृष्टता 
श्रादि किसी परम्परागत आधार पर नही की । शुक्ल जी ने देशभक्ति 
के कारण उसे महत्त्व दिया है। वे लिखते है--पूर्वमेघ तो यहाँ से 
वहाँ तक प्रकृति की ही' एक मनोहर भाँकी या भारतभूमि के स्वरूप का 
ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी- 
कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्‍तृता दे या न दे, चन्दा 
इकट्ठा करे था न करे, देशवासियों की श्रामदनी का श्रौसत निकाले या 
ने निकाले, सच्चा देशप्र मी है। मेघदूुत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला 
की विचित्रता । वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी 
प्यारी भमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम दृष्टि ।” (१४६) यहाँ 


२५४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


कालिदास की उत्कृष्ट कल्पना का आधार भी स्पष्ट हुआ है भौर शुक्ल जी 
का आलोचनात्मक हृष्टिकोश तथा आधार भी--कालिदास की कल्पना 
की समृद्धि का मूल अपनी भूमि से घनिष्ठ परिचय है और यही शुक्ल जी 
की आलोचना को भी शक्ति दे सका है| मेघदूत का उदाहरण देकर 
शुक्क जी ने बौद्धिक या शाब्दिक देश भक्ति पर व्यंग्य भी किया है और 
अपनी भूमि से प्रगाढ़ रागात्मक सम्बन्ध का द्रवित समर्थन भी । 

शुक्कजी इस परिचय को भी विस्तृत श्र मे लेते हँ--देश के वर्तमान 
स्वरूप से तो अनुभूत्यात्मक परिचय होना ही चाहिए, देश की परम्पराओं, 
संस्कृति के निर्माता महापुरुषों से भी परिचय होना झावश्यक हैँं। इस- 
लिए शुक्लजी कहते हैं: “अतीत की शोर हृष्टि फैलाओ, राम, कृष्ण, भीम, 
अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवश्ूति इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये 
सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जाये । इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि 
के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। (७८) दुख है कि अधिकाँश हिन्दु-इतर 
सम्प्रदाय इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण को हृदयंगम नही कर पाए । 

देश के प्रति रागात्मक उत्साह का मुल्याकन, उसके प्रति किए 
गए त्याग के आधार पर किया जा सकता है। शुक्ल जी देश के प्रति 
उस प्रेम ओर त्याग को आदर्श मानते हैं जैसा रसखान का ब्रजभूमि 


के प्रति था । रसखान ने कहा था--- 
नेनन सौ रसखान जवबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ 


केतिक ये कलधौत के घाम करील के कुझआन ऊपर वारों 

'करील के कंजों' पर “'कलघोत के घाम' और लकुटी अरु कामरिया' पर 
तीनों पुरों का राजसिहासन तक त्याग सकने वाले ही देशभक्तों के 
आदर्श हो सकते हैं। (७७) रसखान की सी व्यापक हृष्टि रखने वाले 
देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का 
लोभ छोड़ देते हैं । (८०) 

शुक्ल जी की देशभक्ति स्वस्थ है--विद्व प्रेम की साधक है, बाधक 
नहीं । वे प्राचीन काल के यूनान के उस स्वदेश प्रेम की निंदा करते हैं 


शुक्ल जी की विचारधारा [२५५ 


जिस ने आगे चल कर समग्र योरप को अशात किया था। वे उस देश- 
प्रेम का भी घोर विरोध करते हैं जो अपना पोषण करने के लिये दूसरे 
देशों को चलते-फिरते कंकालों के कारामार बना देता है। (१२६) 
शुक्ल जी उन आात्माओं को अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँची मान सकते हैँ 
जो समस्त भेदभाव भेद कर सारे संसार की रक्षा चाहती है--जिस 
स्थिति में भूमण्डल के समस्त प्राणी, कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक 
सुख पूर्वक रह सकते है, उनकी अभिलाषिनी -होती है। और ऐसी 
परार्थी आत्माश्रों से जो विरोध करते है उन्हे शुक्कष जी सारे ससार के 
विरोधी तथा लोक कण्टक' मानते हैं। (८१) 

विश्व-प्रेम के सम्बन्ध में भी शुक्ल जी का व्यावहारिक दृष्टिकोण है । 
एक देश के लिए श्रातंक-मुक्त होने के लिए यही पर्याप्त नही कि वह दूसरे 
देश पर आक्रमण न करे, किसी की बुराई न सोचे; यह भी आवश्यक 
है कि कोई अन्य देश उसे किसी प्रकार कष्ट पहुँचाने का साहस न कर 
सके । पहले का सम्बन्ध शील से है दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से । 
अतएव एक देश के लिए शील-सम्पन्न होने के साथ शक्ति-सम्पन्न होना 
भी आ्रावश्यक है ताकि न वह किसी को भय दिखाए और न किसी 
से भय खाए | (१३०) 

पहले महायुद्ध के बाद समग्र संसार मे युद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप 
जो विश्व-प्रेम तथा आध्यात्मिकता का बोल बाला दिखाई दिया, इसके 
थीछे कोई स्थाई झ्राधार नही था, महज़ प्रतिक्रिया थी--शुक्ल जी ने इस 
बात को भली-भाँति समझा था जो भ्रागे ठीक साबित हुईं | शुक्ल जी 
से लिखा--“जब तक योरप*की जातियों ने आपस में लड़कर रक्‍त 
नहीं बहाया तब तक उन का ध्यान अपनी इस (अर्थोन्माद वाली) अंध- 
नीति के झनर्थ की ओर नहीं गया । गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह 
स्वदेश-प्रेम के साथ-साथ विद्व प्रेम उमड़ता दिखलाई देने लग्ा। 
श्राध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी। पर इस विदृव प्रेम भौर 
आध्यात्मिकता का श्ाब्दिक प्रचार ही शअ्रभी .तो, देखने .में., झाया 


२५६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


है । इस फैशन की लहर भारतवर्ष में भी आई। पर कोई फैशन के रूप' 
में भृहीत इस विश्व प्रेम! का और अध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी 
मूल्य नहीं, इसे हवा का एक भोंका ही समझना चाहिए ।” (१३०) 

हम समभते है कि दूसरे महायुद्ध के बाद भी शुक्क जी की बात 
झपना महत्त्व रखती है। झ्राज भी योरप आदि में युद्ध प्रेम की प्रति- 
क्रिया स्वरूप तथा नए विध्वंसक अस्त्रों के भय के कारण विश्व प्रेम या 
विश्व-शांति का उमड़ता स्वरूप दिखाई देता है। उसका कोई गम्भीर 
ग्राध्यात्मिक आधार नहीं । दूसरे देशों पर श्राथिक प्रभ्ुत्व स्थापित. करने 
की श्रंधनीति तथा पूंजीप्रधान सभ्यता-संस्कृति को जब तक तिलांजलि 
नहीं दी जाती विश्वप्रेम की दुह्ाई देना व्यर्थ है। शुक्ष जी ने मानो 
भारतवर्ष जैसे शांतिप्रिय देश को योरप के ऊपरी विश्वप्र म से सचेत 
क्रिया है। हम शातिकामी रहें, विश्वशांति के प्रसार के लिए प्रयासरत 
भी रहें किन्तु इसके भुलावे में श्रपने को सबल बनाना न भूल जाएँ। 

सारतः शुक्क जी की आलोचना के समान उनके विचार भी महत्त्व- 
पूर्ण हैं। शुक्ल जी का रचनात्मक कृतित्व सिद्ध करता है कि एक श्रालोचक 
झ्ालोच्य साहित्य तक सीमित रहकर सफल नहीं हो सकता, उसका 
समाज तथा समस्याओं से भली भाँति परिचित होना आवश्यक है । 
जीवन और झालोचना में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध उनकी आलोचना की 
शक्ति है। उनकी श्रालोचनाश्रों की हृढ़ता मे उनके भली भाँति समभेे 
हुए जीवन-सिद्धांत बोल रहे है। इसलिए वे रचनात्मक आलोचक हो सके । 

शुक्ल जी के विचारों में प्रगति और परम्परा का प्पूर्व' समन्वय 
मिलता है। उन्होंने श्राज की नतृतन विचारधाराश्रों का ग्रहण वहीं 
तक किया जहाँ तक वह इस देश की संचित संस्कृति और मौलिकता 
के भीतर समाहित हो सके । इस बात का निषेध भी नहीं किया जा 
सकता कि उनका मूल झाधार हमारा प्राचीन समृद्ध साहित्य, अमर महा- 
पुरुष लचीली संस्कृति तथा वर्तमान जीवन के भ्रनुभव रहे और इसलिए 
वें किसी सामयिक फ़ैशन की लहर में न बहते हुए भी अपने युग-धर्म 
का निर्वाह कर सके । 


किक निब॑ धों 
शुक्ल जी के निबंधों का वर्गीकरण 

साहित्यिक वर्गीकरण आत्यन्तिक नहीं हो सकते, ये स्पष्टीकरण की 
सुविधा को लक्ष्य में रखकर किये जाते हैं। व्यक्ति में विचार, भावना 
तथा कल्पना के अलग-भलग खाने नही होते--ये सभी समन्वित हैं । इसी 
प्रकार उस के अभिव्यक्त साहित्यिक रूपों का भी विलगीकरण अ्रसम्भव 
है । निबन्ध की भी यही स्थिति है। निबन्ध के विचारात्मक, भावात्मक, 
व्यक्तिपरक ([0080784 ), वर्णानात्मक, विवरणात्मक श्रादि भेदों का 
लक्ष्य भी निबन्ध में प्रधान तत्वों के आधार पर स्पष्टीकरण है, वैसे 
न्यूनाधिक मात्रा में, संयुक्त रूप में सभी तत्त्व विद्यमान रहते हैं और उनका 
पृथक-पथक खण्डश: विभाजन अ्रसम्भव है । 

निबन्ध के उपयुक्त प्रकारों में शुक्ल जी ने अपने निबन्धों को 
विचारात्मक कहा है । 'चिन्तामरि में क्या है ?' के स्पष्टीकरण के 
लिए मुख पृष्ठ पर वंगकार क्रोष्ठक में ही लिखा है “विचारात्मक 
निबन्ध । 

शुक्ल जी ने विचारात्मक निबन्धों को विशेष महत्त्व दिया हैं | 
वे लिखते हैं---“विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिन्दी- 
साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोंटि के निबन्धों की--+ 
ऐसे निबन्धों की जिनकी असाधारण शेली या गहन विचारधारा पाठकों 
को मानसिक श्रम-साध्य नृतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े--जितनी' 
झ्रावरयकता है, उतने ही कम वे हमारे सामने श्रा रहे हैं।+ 
'चिन्तामरि के निबन्ध मानो इसी पूर्ति-प्रयास के पगे पग' हैं जिस पर 
चलने के लिए शुक्कष जी और भी यात्रियों की कामना करते हैं । 
'चिन्तामणि' नास भी निबन्धों के विचारात्मक होने का परिचायक हैं। 


. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं० २००३ का संस्कररा, पृ० धश८ 
( २५७ -) 


२४५८] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


झुक्क जी ने अपने निवेदत' में भी स्पष्ट लिखा है--“इस पुस्तक में 
मेरी अन्‍्तर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्ररेश हैं। यात्रा के लिये निकलती 
रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर | अपना रास्ता निकालती हुई 
चखुद्धि, जहाँ कहीं मामिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँचती है वहाँ हृदय 
आड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है । इस 
'भ्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है | बुद्धिपथ पर हृदय भी 
अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है ।” इस से स्पष्ट है कि ये निबन्ध 
बुद्धि-तत्त्व-बहुल हैं भ्ौर हृदय तत्त्व निबन्धों को बुद्धि-बोभिल होने से 
अचाता रहा है। अतएव इनमे विचार तत्त्व प्रधान है, भाव तत्त्व 
सहायक मात्र है। ये निबन्ध विचारात्मक हैं, भावात्मक नही । चिन्तामण्ि' 
के पहले दस निबन्ध भाव या मनोविकार! विषयक है तथा शुक्ल जी का 
हंष्टिकोश रसवादी है, इसलिए ही इन्हे भावात्मक नहीं कहा जा 
सकता--इसमे रसवादी दृष्टिकोण से (फिर भी रस शास्त्री की तरह नही) 
“आावों की व्यावहारिक व्याख्या-विवेचना है, उनके स्वरूप का विचारा- 
त्मक प्रतिपादन है, किसी आलम्बन से उद्बुद्ध-उद्दीत भावों का विकास 
“या प्रकाशन नहीं । तिबन्ध शैली में तके-युक्ति, कार्य-का रण खण्डन-मण्डन 
विचारात्मक निबन्धों के अनुकूल है। अभ्रवर्य' ही इन निबन्धों में यत्र-तत्र 
शुक्ल जी का हृदय रमा है, और वहाँ पाठक का हृदय भी रमता है, 
“बावों का मूतिकरण भी कहीं-कहीं मार्मिक है, पर इसी से तो ये झादशों 
'विचारात्मक निबन्ध बन सके हैं--हृदय-हीनता या भाव-विहीनता तथा 
विचार-भार से पाठक के लिए लोहे के चने नहीं बनते । वस्तुतः कहीं-कहीं 
शभाए भावात्मक स्थलों में पाठकों की वृत्तियों को विश्राम मिलता है और 
उन्हें मातसिक श्रम-साध्य नृतत उपलब्धि में सुगमता होती है ।| सारत: 
शुक्ल जी के निबन्ध विज्वारात्मक है, भावात्मक नहीं । 

| इस सम्बन्ध मे दो आल़्ोचक विद्वानों ने चरम विरोधी मत प्रकट 
(किए है, एक इन्हें भावात्मक निबन्ध' कहना अधिक सार्थक समभते हैं, 
ऋसरे इनकी शैली में पूरी नीरसंता देखते हैं। दोनों चरम विरोधों से 


शक्‍ल जी के निबन्धों का वर्यीकरण [२४५६ 


इन विचारात्मक निबन्धों के भी विषय के आधार पर दो भेद किए 
जा सकते हैं--मनोविज्ञान विषयक तथा आलोचनात्मक । पहले प्रकार में 


परोक्ष रूप में उक्त मत की पुष्टि होती है कि ये न तो भावात्मक हैं, न 


नीरस । दोनों मत लीजिए -- 
(क)“. ..अनेक निबन्ध ऐसे हैं जिनमें विचार संतुलन, विचार-संगठन 


और विचारोत्पादन की क्षमता के स्थान में किसी आलम्बन के सहयोग 
से भाव का विकास करने की प्रवृत्ति अधिक है, जिससे उन्हें भावात्मक 
निबन्ध कहना ही अधिक सार्थक होगा।” 

(समीक्षक-प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल १०५६, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश') 

डा शँः न शः 

हा इनमें से कुछ मे लेखक ने जहाँ-तहाँ अपने साहित्यिक व्यक्तित्व से 
सम्बन्धित चर्चाएं छेड़ी हैं, मृत्ति विधान द्वारा अमृत्त विचारों और भावों 
को ग्राह्म बनाया है, दृष्ठान्तों के प्रयोगों द्वारा रोचकता उत्पन्त की है 
झौर कहीं-कहीं रसात्मकता की धारा प्रवाहित करके पाठकों को उन में 
स्‍्तान कराया है साथ ही यह भी पायेंगे कि कुछ में इन सब विशेषाताञओरं 
का अभाव है। जिन निबन्धों में उक्त विशदेषताएँ सर्वाश मे नहीं हैं 
अथवा स्वल्पाश में हैं उन्‍हें विचारात्मक मानना चाहिए और जिनमें वे 
झधिकाद में विद्यमान हैं उन्हें भावात्सक समभना चाहिए ।” (वही 
पृ० ५६-६० ) 

,. [ख) “...रामचन्द्र शुक्क ने आचायों की गुरु गम्भीरता का अनुकरण 
किया । उनकी शैली बड़ी गम्भीर है और ऐसा जान पड़ता है मानो कोई 
बहुत ही विद्वान, अनुभवी और अध्ययनशील पुरुष अच्छी तरह खाँस खूंस 
कर अपने शुष्क पांडित्य का प्रदर्शत कर' रहा है, यथा : वर क्रोघ का 
आजार या मुरब्बा है । 

ः के ् डः 
“रामचन्द्र शुक्ल की शैली में शुष्कता और नीरसता अधिक है ।” 
(भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास' १० १८०,डा० श्रीकृष्णलाल) 


२६० | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


भाव था मनोविकार सन्बन्धी चिन्तामरि के प्रथम दस' निबन्ध आते हैं, 
दूसरे में भ्रन्तिम सात । यह वर्गीकरण भी स्थूल है-मात्र समभने की- 
सुविधा के लिए--क्ष्योकि दोनों विभाग भी परस्पर घतिष्ठ रूप,से 
सम्बन्धित हैं । एक ही व्यक्तित्व, एक ही दृष्टिकोण सभी में मिलता है । 
शुक्ल जी का लोकहित समन्वित रसवादी दृष्टिकोण सबंत्र लक्षित होता 
हैं। अब हम इसी का स्पष्टीकरण करेगे। भाव या मनोविकार विषयक तथा 
भ्रालोचनात्मक निबन्धों के सैद्धातिक निबन्धों--जैसे भाव या मनोविकारं 
तथा कविता क्या है” शीर्षक निबन्धों--का तुलनात्मक अ्रध्ययन करने पर 
एक ही सिद्धान्त दोनो मे मिलता है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव- 
मनोविकार हैं । इन्ही मे जीवन की सजीवता है । लोक-रक्षा तथा लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचो इन्ही पर ठहराया गया है। इन का 
सदृपयोग भी हुआ है दुरुपयोग भी (४), इनका वास्तविक सदुपयोग इसी 
में है कि इनके प्रासर से शेष सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाय--- 
समाज के सुख-दुःखों से तादात्म्य स्थापित किया जाए। भाव तत्त्व प्रधान 
कंविता मानव को स्वार्थो से मुक्त कर समाज तथा प्रकृति के साथ 
सामंज॑स्थ-साधना में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है क्योंकि कविता 
को पहुँच ग्रांतरिक है, बाह्य नहीं--यह उपदेश नहीं देती, भ्रन्तःकररा में 
प्रवृत्ति-निवृत्ति को उदबुद्ध करती है। (५) ये उपयु कत विचार प्रथम 
निबन्ध के है। श॒ुक्कजी ने साहित्य की विधाओ्री में कविता को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया है और भ्रपनी आलोचनाओं को भी प्रधानतया इसी तक सीमित रखा 
है। आगे के निबन्धों में उनकी यही रुचिमिलती है। भावों के, प्रसार 
से व्यष्टि-समष्टि की सामंजस्य-साधना प्रकारांतर से शुक्ल जी का रसवादी 
हृष्टिकोरश है । इसी भ्राधार पर उन्होंने 'कविता क्या है” का स्पष्टीकरण 
किया है। (२४१-४२) पहले निबन्ध में शुक्ल जी लिखते हैं--“भक्ति 
धर्म की रसात्मक गनुभूति है। (५) भकत क्योंकि संसार में रहता है 
भोर ज्ञानी उससे तटस्थ या विरकक्‍्त हो जाता हैं भ्रतएव अपने रसवादी 
दृष्टिकोण के भ्रनुकूल उन्होंने भक्ति तथा भक्त कवियों को विशेष महत्वा 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६१ 


दिया है। काव्य में लोक-मंगल की 'साधनावस्था” के प्रथम' प्रघटक में 
इसी का प्रतिपादन है । मानस की धर्म भूमि” का प्रथम वाक्य ही यही 
है (२०७) और इसी आधार पर मानस की धर्म भूमि को स्पष्ट किया 
मया है। वैसे चिन्तामरिंय के निबन्ध एक पुस्तक की योजना के अनुसार न 
लिखे जाकर समय समय पर लिखे गए और इसीलिए ये अपने आपमे पूरा 
भी है। कही-कही एक ही निबन्ध की बात दूसरे निबन्ध में भी भ्रा गई 
हैं । फिर भी कही-कही आलोचनात्मक निबन्धों में श्रालोचना करते समय 
शुक्ल जी उन सिद्धान्तों का उल्लेख करते है जो वे भाव या मनोविकार 
सम्बन्धी निब॑न्धों में निर्धारित कर ह्ुके है, जेसे मानस की धर्म भूमि 
में लिखते हैं---धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम 
कहीं कह चुके है! (२०७) या कविता क्या है' में लिखते है कि भावों 
या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके है कि मनुष्य को कर्म में 
प्रवृत्त करने वाली मल प्रवृत्ति भावात्मिका है ।” (२५७) पहले निबन्ध 


के समान अन्य भाव-मनोविकार विषयक निबन्धों मे व्यक्त शुक्ल जी के 
जीवन-सिद्धान्त आलोचनात्मक निबन्धों में काव्य के सिद्धान्त बन गए 
हैं। राम प्रेम, तुलसी प्रेम, प्रकृति प्र म, आसीत प्रेम, क्षात्र धर्म प्रेम 
सभी निबन्धों में समान रूप से मिलता है। भय निबन्ध में फैशन के 
रूप में गृहीत अध्यात्म” शब्द से झ्ररुचि, प्रकट की गई है (१३०) और 
यही बात काव्य के लिए काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था” निबन्‍्ध 
में कही गई हैं। (२२५) करुणा के आाज्ञाकारी सात्विक क्रोध (१३७) 
तथा क्षात्र-धर्म के महत्त्व पर (१३०) पहले निबन्धों में चर्चा है और 
इसी को शुक्ल जी काव्य में लोक-मंगल की व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वं 
देते हैं। जीवन में जो भाव-मनोविकार है वही काव्य में स्थायी भाव 
या संचारी भावों की संज्ञा प्राप्त किये हैं--यह भाव-मनोविकार जीवर्ने 
तथा साहित्य दोनों का आधार है । श्रतएव जीवन भौर साहित्य का जैसो 
घनिष्ठ सम्बन्ध है वही सम्बन्ध भाव-मनोविकार विषयक निबन्धों तथा 
साहित्यिक (आलोचनात्मक) निबन्धों में है । 


१६२] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ये सभी निबन्ध विवेचनात्मक हैं फिर भी विषय-भेद से इनमें 
कृतिपय अन्तर भी लक्षित होते हैं । पहले निबन्‍्धों में दूसरे निबन्धों की 
अपेक्षा व्यक्तित्व का श्रावेश, आत्म चरित-मृलक अभिव्यक्ति, व्यंग्य विनोद 
के छींटे, जन-जीवन के क्षेत्र से रोचक उदाहरण अधिक है भ्रतएव सरसता 
भी अधिक है। आलोचनात्मक निबन्धों में साहित्य-सिद्धात्तों की प्रोढ़ 
स्थापना से अधिक गम्भीरता आ गई है । गद्य शैली में भी कुछ अन्तर 
है । पहले निबन्धों में वाक्य अपेक्षाकृत छोटे तथा वाक्य-रचना सरल है, 
दूसरे निबन्धों में वाक्य लम्बे तथा वाक्य-रचना जटिल है। पहले निबन्धों 
में दूसरे निबन्धों से तदुभव तथा देशज दब्द तथा मुहावरे-लोकोक्तियाँ 
भ्रपेक्षाइत अभ्रधिक हैं । गम्भीर साहित्यिक निबन्धों मे भी सरसता की 
हृष्टि से 'कवित क्या है” तथा सरलता की दृष्टि से भारतेन्दु' हरिश्चन्द्र” 


पहले निबन्धों के अधिक निकट हैं । 
झब हम इन दोनों विभागों का स्पष्टीकरण के लिए श्रन्तविभाग 


करेंगे । 


भाव या मनोविकार विषयक निबन्धों में पहला निबन्ध भाव या 
मनोविकार' सैद्धातिक है तथा दूसरे नौ निबन्ध उत्साह, श्रद्धा-भक्ति 
आदि व्यावहारिक है । पहले निबन्ध में मानव जीवन में भाव-मनोविकारों 
की स्थिति का परिचय और शेष निबन्धों में विशिष्ट भाव-सनोविकारों 
को लिया गया है। पहले चिबन्ध में भावों के प्रसार-परिष्कार की जिस 
झाचारात्मक मनोवैज्ञानिकता तथा लोकहित समन्वित रसवादी दृष्टिकोण 
की स्थापना है उसी के आधार पर उत्साह, श्रद्धा-भक्ति' झादि में भाव- 
मनोविकारों की उत्पत्ति-स्थिति प्रभाव-परिष्कृति आदि का विवेचन हुआ है । 
उदाहरणतया भाव या मनाविकार' निबन्ध में माना है कि मानव जीवन 
के प्रवतंक भाव या मनोविकार ही होते हैं********* लोक रक्षा और 
लोक-रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है ।* 
यह मनोवैज्ञानिक हृष्टि है और इसी के अनुसार आगे के निबच्धों में 
किसी भाव-मतोविकार--क्रोध-लोभ भ्रादि--को न बुरा बताया है ने 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गकररा [२६३ 


उसके दमन पर बल दिया हैं ।वे सर्वत्र यही कहते हैं---/रागों के सम्पुर्ण 
दमन की प्रपेक्षा, रागों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वालीः 
बात है” (४२) या “मनोवेग वरजित सदाचार दम्भ या झूठी कवायदः 
है।” (४८) पहले निबन्ध मे वे कहते है इन भाव-मतोविकारों का 
“सदुपयोग भी हुआ है, दुरुपयोग भी ।” (४) शुक्ल जी ने आगे भी 
प्रत्येक भाव-मनोविकार के विवचेन में इस नैतिक दृष्टि या उपयोगिता* 
अनुपयोगिता या सदुपयोगिता -दुरुपयोगिता की दृष्टि से काम लिया है १ 
जैसे शुक्ल जी करुणा के लिए लिखते हैं---“सामाजिक जीवन की स्थित्ति 
और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है ।” (५१) 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, स्पष्टीकरण के लिए, इन भाव-मनोविकारों 
का विभाजन सम्भव है। भाव या मनोविकारों के विवेचन में शुक्र 
जी ने सुख-दुःख-प्रनुभूति क्री विभाजक रेखा से भी काम लिया है ४ 
भाव या मनोविकार किन परिस्थितियों में सुख का कृप धारण करके 
उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, लोभ-प्रीति आदि तथा दुख रूप में लज्जा-लानि, 
घृणा ईर्या, क्रोध झादि में विभक्त हो जाता है, यह प्रायः सभी निबन्‍न्धों. 
में स्पष्ट हुआ है । पहले सैद्धांतिक निबन्ध में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट: 
करने के लिए शुक्ल जी लिखते हैं---/********* सुख ओर दुःख को: 
मूल अनुभूति ही विषय-भेद के अनुसार, प्रेम, हास, उत्साह, आाइचर्य,. 
क्रोध, भय, करुणा, घृणा श्रादि मनोविकारों का जठिल रूप धारण करती- 
है। |>< >८ मनोविकार या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या 
दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्‍न होनी हैं जैसे रासायनिक मिश्रण 
परस्पर तथा अपने संयोजक द्वव्यों से भिन्न होते है। विषयबोध की विभिन्न- 
ता तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली इच्छाओ्रों की विभिन्‍नता के अनुसार, 
मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता है।” * ज़ेसे क्रोप-- 
भय दोनों दुःख की मूल अनुभूति से उत्पन्न होकर भिन्‍न-भिन्‍न विपरीत 


बा ा मा ७७७७७ ॥॥ए)आशआशआआआआशशशणशशणशशशशशाणशथना शा # शशश##एशए#श##_)ष भा मा थक 


[चितामरिं पूृ० १. “चितामणि १० २. शुक्लजी ने “रस मीमांसा: 
शीर्षक पुस्तक में भी इसी को स्पष्ट किया है । देखिए १६६१-२० ह .' 


२६४ ] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


चेष्ठाओं या अनुभावों वाला रूप धारण कर लेते है। दुःखकारक वस्तु 
आलम्बन के प्रतिकार या निराकरण की शक्ति में आश्वस्त आश्रय में 
क्रोध उत्पन्न होगा और उसके प्रतिकार में अक्षम आश्रय में भय । दुख 
के एक रूप में वह आगे बढ़ेगा, दूसरे रूप में वह पीछे भागेगा । इसी तरह 
शुक्ल जी स्पष्ट कहते हैं--“दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से 
कंरुणा का उल्ठा क्रोध है। क्रोध जिस के प्रति उत्पन्न होता है उसकी 
हानि की चेष्ठा की जाती है। करुणा -जिस के प्रति उत्पन्न होती है 
उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है ।” (४४) सारतः एक ही 
सुख-दुःख की अनुभूति ब्रिषयभेद से भिन्‍न-भिन्‍न भाव या मतोविकारों 
क्रा रूप धारण कर लेती है । 

सुख-दूख के भ्रतिरिक्त मनोविकारों को स्पष्ट करने के लिए शुक्लजी 
खनको प्रेष्य-अप्र ष्य दो प्रकारों में विभक्त करते है--- प्रेष्य वे हैं जो एक के 
हृदय में पहले के भ्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति 
उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि । जिस पर हम क्रोध 
करेंगे वह (हमारे क्रीध के कारण) हम पर भी क्रोध कर सकता है। 
जिससे हम प्रम करेंगे वह हमारे प्र म की देख हमसे भी प्र॑म कर सकता 
है। अप्र ष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न होते है उसके हृदय में यदि 
करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सूष्टि करेंगे। इनके अन्तर्गत भय, दया, ईर्ष्या 
आदि है । जिससे हम' भय करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय 
नहीं करेगा बल्कि हम पर दया करेगा । जिस' पर हम दया करेंगे वह दया' 
के कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा ।” (१०२-३) 

. आगे शुक्ष जी प्रष्य मनोवेगों से सावधान रहने के लिए कहते हैँ 
वर्धोकि थे सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। किन्तु अप्रेष्य 
मनोवेग का विजातीय॑ मनोवेगों से संयोग होने से वृद्धि नही हो सकती 
जैसे “एक के क्रोध को देखकर दूसरा क्रोध करेगा, वूसरे' का क्रोध बढ़ते 
देख पहले का' क्रोध बढ़ेगा । पहले का बढ़ते देख दूसरे का क्रोध और 
बढ़ेगा, इस प्रकार एक भ्त्यन्त भीषण क्रोक का हृष्य उपस्थित हो सकता 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६५ 


है ।” किन्तु “जिससे हम भय करेगे वह हम पर दया करेगा। उसकी 
दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं । (१०३) 

शुक्ल जी साहित्यिक हैं मनोवेज्ञानिक नहीं और साहित्यिकों का 
सारा भाव-निरूपण रस की दृष्टि से हैं। निबन्धों से तो यह बात व्यक्त 
होती ही है, शुक्ल जी ने अपनी “रस मीमांसा'* पुस्तक में भी भाव' की 
व्याख्या में इसी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया' है । 

शक्ल जी ने पहले निबन्ध का शीर्षक मात्र भाव न लिखकर भाव 
या मनोविकार' इसलिए लिखा क्योकि (साहित्य-दर्पणुकार के अनुसार) 
जन्म से निविकार चित्त में उद्बुद्ध मात्र काम विकार को भाव कहते है ।* 
जाव या मनोविकार' स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया है, नही तो या! 
के स्थान पर और' हो सकता था| 

शुक्ल जी ने वासनाओं पर नहीं, भावों पर लिखा है। भाव, 
वासना में भ्रागे की स्थिति हैं--सुख और दुख की इन्द्रियज बेदना के 
झनुसार पहले पहल राग और द्वेष आदिम प्राणियों में प्रकट हुए जिनसे 
दीर्ष परम्परा के श्रभ्यास द्वारा आगे चल कर वासनाओं और प्रवृत्तियों 
का सूत्रपात हुआ । रति, शोक, क्रोध, भय झादि पहले वासना के रूप में 
थे, पीछे भाव-रूप में आए ।'*'इन्द्रियज संवेदन वेदना-प्रधान होता है, 
वासना प्रवृत्ति-प्रधान होती है और भाव वेद्य-प्रधान (आलक्त-प्रधान) 
होता है। वासनात्मक प्रवृत्ति में 'लक्ष्य और आलम्बन' भावना या 
प्रत्यय-रूप में निदिष्ट नही होते, *'' प्रत्यय बोध की झोर लक्ष्य करके 
ही साहित्यिकों ने भाव” शब्द का प्रयोग किया हैं जिसका भ्रर्थ है चित्त 
की चेतत दशा विशेष । रति, क्रोच, भय आदि की वासनात्मक अ्रवस्था 

में किसी चेतन दशा की श्रपेक्षा नहीं ।” आगे भाव को परिभाषित 


* देखिए भाव! तथा भाव का वर्गीेकरण---प० १५६-२२६- 

+ 'निधिकारात्मके चित्ते भाव प्रथमविक्रया' ।--साहित्यदर्षण 
प्रि० ३, €३। 

रस मीमांसा--9० १६१-६२ 


२६६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


करते हुए शुक्ष जी लिखते हैं--“भाव उस विशेष रूप के चित्त-विकार 
को कहते हैं जिसके श्रन्तर्गत विषय के स्वरूप की धारणा, सुखात्मक या 
दुखात्मक श्रनुभूति का बोध श्रोर प्रवृत्ति के उत्तेजज से विशेष कर्मो की 
प्रेरणा पूर्वापर सम्बद्ध संघटित हो । संक्षेप मे--प्रत्यय बोध, अनुभूति 
ओर वेग-युक्त प्रवृत्ति इन तीनों के गृढ़ संइलेष का नाम भाव! है।' 
इसी आधार पर शुक्ल जी ने साहित्य में भावों की तीन दशाएँ मानी 
हैं जिनका चिन्तामरि में विवेचन भी हुआ है। वे है--भाव दशा, स्थायी 
दशा और शील दशा । शुक्ल जी ने सारिणी द्वारा इसका स्पष्टीकरण 
भी किया है --- 


एक अवसर पर अनेक अवसरों पर अ्रनेक अवसरों पर 

एक आलम्बन के प्रति एक आलम्बन के प्रति अनेक झालम्बनों के प्रति 
भाव दशा स्थायी दशा दशील दा 

राग रति स्नेहशीलता, रसिकता, 


लोभ, तृष्णा, लम्पठता 


# की के के के हक */*/*ऑ>““““ |  य_|+ ऑ4#0# ४ ७ # के # "9 || _+_+ अम्॒ैरिैिक न; क्+स 


उत्साह >< वीरता, तत्परता 

शोक संताप' खिन्‍्नता 

क्रोध वैर क्रोचशीलता, उम्रता, 
चिड़चिड़ापन 

भय आशंका भीरता 

जुग॒प्सा विरति तुनक मिज़ाजी 


“रसमीमांसा---9० १६८ “रसमीमांसा---पू० १८६ 

“भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने की श्रवस्था को शील दशा कहते हैं । 
किसी एक ही वस्तु से नहीं, भ्रनेक अवसरों पर अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं 
से डरने वाले को भीरु या डरपोक, बात बात पर हरएक श्रादमी को देख 
कर हँसनेवाले को हँसोड़ या ठट्ट बाज कहते हैं । (रस मीमांसा पृ० ५८३) 


शक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [२६७ 


शुक्लजी श्रागे लिखते हैं-“मनोवैज्ञानिकों ने स्थायी दशा और शील दशा 
के भेद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दह्षाओं को एक 
ही में गिना दिया है। उन्होने रति, वर, धन-तृष्णा, इन्द्रिय-परायणता, 
अभिमान इत्यादि सबको स्थायी भावों की कोटि में डाल दिया है। पर 
मैंने जिस श्राधार पर भेद करना आवश्यक समझा है उसका विवरण 
ऊपर दिया जा चुका है ।”* 

शुक्ल जी ने रसवादी दृष्टिकोण से भावों के विवेचन में चिन्तामरि 
में आलम्बन-आश्रय आदि की कायिक-सात्विक चेष्टाओं तथा इच्छाश्रों- 
संकल्पों का वर्णन भी किया है । भाव या मनोविकार' निबन्ध में उन्होंने 
लिखा है--“अ्पने मूल रूपों में सुलह और दुःख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ 
बँधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्र रणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं, 
उनमें भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं 
होता । विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे--दाँत 
निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे**'पर 
हम चाहे कितना ही उछल कूद कर हुँसें"*'ये सुख***के अ्रनिवारय लक्षण 
मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नही देते। इच्छा के बिना 
कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नही कहला सकती । (चिन्तामणिं २-३) 
इसलिए शुक्ल जी इच्छा या प्रयत्न का पता देने वाले झाश्रय के वचनों 
या उक्तियों के उल्लेख पर विशेष बल देते हैं । (चिन्तामरिंग ३) 
इस प्रक्रिया को समभने के लिए शुक्ल जी ने विभिन्‍न भावों का स्पष्टी- 


करण इस प्रकार किया है।-- 
(कृपया सारिणी अगले पृष्ठ पर देखिये) 


करस मीमांसा नु० १८७ 
+रस मीमांसा पृ० १९२०३ 


परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


र६८] 


742 + 


४ 


2092 


मै. 


प०ण१०पफ्तु 
42/40 


447५4॥2 232:-2 55 


४२२ 0४॥ +%% आन 40॥:६ 
4०2% अथ ॥] 2 
42]%08 (६. #डड 40. डे 
॥णड़े 8] )॥3॥8. »ह6 ४६४६ 
॥0७४४ 
४७६. ॥४29%)232 
40%8% ॥७५९ 42॥)2 4] % 
% ॥७६. करड़ि >४० . ४२६ 

+0 
५० 448, ॥2005। |/8 
एड. ६४ ४५६... रे 
प्प०१प्र४ ५ “&०प००प०५]; 
(३००३॥॥४) (७०७१७) 
0] 8]8£७ 0 /२]|॥४ 


९ #४डे »३ ४2 


49 ##6 
38 89 . ७६४४ 


4५ ६०% ॥ऐए। ॥% 


४ हट ६8 458 
(8 ॥8 ४0४ ॥७ 
22/0& ५ ॥ धरे 


प्रण्‌%७प्०.) 


42%)३ ॥॥४ ॥843 


५३००७ 20: 
॥0 (94%232॥6 


9२७।७४ 2:25 
॥ ६ (9/४2४)२॥६ 


8 2 
83 ॥॥९ ५३३४ ५४४ 


अध्रे इग्डडिओे ०२) 


228 40 . निश॥8 
फ्टि-फि-कओे 
घणृ१[पह०.) 
(28५)2॥%) 
4॥0.8 ॥०3६ 


शुक्ल जी के निबन्धों का वर्गीकरण [१६६ 


आश्रय-श्रालम्बन तथा अनुभावों के साथ शक्ल जी संचारी भावों को 
नहीं भूले हैं ; 'चिन्तामरिं! में 'लज्जा और ग्लानि' पर तो स्वतन्त्र रूप 
से लिखा हैं। संचारी के अन्तर्गत भाव” के पास तक पहुँचने वाले श्रर्थातु 
स्वतंत्र विषय युक्त और लक्ष्ययुक्त मनोविकार और मन के क्षरिएक वेग 
ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक श्रवस्थाएँ तथा स्मरण, वितर्क 
आदि अन्तःकरण की और वृत्तियाँ भी भ्रा गई हैं। इस आधार पर 
लज्जा' को स्वतंत्र विषययुक्त भावों के साथ और ग्लानि' को मानसिक 
अवस्था' के श्रन्तर्गंत रखा जा सकता है। 


आलोचनात्मक निबन्धों को भी दो वर्गों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक । पहले वर्ग में 'कविता क्‍या है', 
साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वैचिव्यवाद,' काव्य मे लोक मंगल की 
साधनावस्था' तथा 'रसात्मक बोध के विविध रूप'---ये चार निबन्ध झ्रांते 
हैं तथा दूसरे में शेष तीन । सैद्धांतिक निबन्धों में जिन सिद्धातों की 
स्थापना की गई है उन्ही के आधार पर तुलसीदास की व्याख्या-विवेचना 
हैं। ये निबन्ध भी परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। वस्तुतः 
शुक्ल जी ने सैद्धातिक तथा व्यावहारिक आलोचना को मिला दिया हैं। 
सैद्धांतिक निबन्धों में निरूपित सिद्धान्त व्यवहारिक आलोचनाओं के 
आधार या मानदण्ड हो गए और इन तक वे अ्रपनी व्यवहारिक 
आलोचनाश्रों द्वारा पहुँचे--रामचरित मानस (लक्ष्य ग्रंथ) से उनके 
सिद्धांत (लक्ष्य) प्रेरित है । इस तरह शुक्कजी की झालोचनाएँ रचनात्मक 
साहित्य, तथा आलोचनात्मक साहित्य के परस्पर प्रेरणा-प्रभाव को 
भली भाँति सिद्ध करती हैं। भ्रन्त में 'चिन्तामरिए” के निबन्धों का उपर्युक्त 
समस्त वर्गीकरण निम्न वृक्ष द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:--- 


(कृपया वृक्ष भगले पृष्ठ पर देखिये) 


परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


२७० | 


(>्क्‍/६ /४809]8४8] 20॥2 है 04 )। (32]|2४2] (॥७:६६%७ 
8%028. 23४ 40200 (७2 ७)... »8 ७) ऊआ& 022) 
हें हलक हालात यु 
492 &!॥६ ७- 
03४७... (800 है हर 
व ॥02/2)६ जद +स|£ न 2यं६5.. 8 ५ ४४. फोटिए2] ६223 
| | 
आम मा अर) अपन शी ली कमल मननिशि, न मिल मलिक, 
| आर 
(32॥॥20-॥05॥3) (2॥)॥8& &%& '0 
सिने ॥/42 5. 


| 
५५४2॥8 ६ ५४१७५ 
4 


) 


9 


2] 


नकल हि 


हा मय ५22]।80७0॥8 
8 नजर मल | 
| ििछ 
कि कर फायर] कल ५ ४१६ 
कक 5 


कक 
है  ः 


#्नट 


शुक्ल जी की गय-शेली 
पिछले लेखों में हम शुक्ल जी के विषय-व्यक्तित्व की निरख-परख 
कर चुके हैं। यह विषय जिन साधनों से भाषा के रूप में व्यक्त यां जिस 
कथन-विधि---शैली---से प्रकाशित हुआ्रा, अब हम उसका विचार करेंगे। 
पहले हम शैली, निबन्ध में शैली, तथा तत्सम्बन्धी शुक्ल जी के हृष्टि- 
कोण को स्पष्ट करेंगे । 
बात सभी कहते है, प्रभावित सभी नही करते । बात पहुँचती है, 
उतरती नहीं । बड़ी बात भी अनुकूल अभिव्यक्ति के बिना बलहीन और 
छोटी बात भी कुशल अभिव्यक्ति से प्रभावपुर्ण हो जाती है । साहित्य- 
कार की कला-क्षमता इसी में है कि वह भाषा की शक्ति को विविध 
साधनों--शब्द-समूह-संचयन, उनका विशेष श्रनुक्रम (७&778026- 
76770), (सरल, मिश्र, संहिलष्ट) वाक्य-योजना, लक्षरणा-व्यंजना 
शक्तियों, लोकोक्षित-मुहावरों, श्रलंकृति, विराम चिन्हों श्रादि की समष्टि 
“के समुचित उपयोग से पाठकों के मानस-खण्ड पर अपने भाव-विचारो 
को अंकित कर सके या कुशल शैली से अपनी अनुभूति को दूसरो पर 
मुद्रित कर सके । 
निबन्ध में शैली की विशेष साज-सभाल होती है। 'स्‍्वयं शुक्ल जी 
भी इस ओर विशेष सजग हैं। उनका दृष्टिकोश है---“यदि गद्य कवियों 
'वैसे तो साहित्य की समी विधाओ्ो में शैली का महत्त्व है--यह 
एक पृथक तत्त्व के रूप में ग्रहीत है--फिर भी निबन्ध में व्यक्तित्व की 
विज्वेष निहृति के कारण शेली की महत्ता सिद्ध हो जाती है। साहित्य है 
ही आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति । अतएव-एक तत्त्व रूप 
में व्यक्तित्व-निहति के पृथक कथन की आवश्यकता नहीं रहती किन्तु 


( ,२७१ ) 


२७२ |] परिचित प्रदइन, नई समीक्षा 


की कसौटी है। (गद्य कविनाम निकर्ष वदन्ति) तो निबन्ध गद्य की 
कसौटी है । भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबत्धों मे ही सबसे श्रधिक 
सम्भव होता है ।/इस शैली-जगरूकता के कारण शुक्ल जी अपने निबच्धों 
में मद्च-शैली की शक्ति का पुर्ण विकास कर सके हैं । शुक्लजी के उक्त कथन 
की शक्ति-परीक्षा उनके विचारात्मक निजनन्‍्धों के श्राधार पर और भी हो 
सर्कती है क्योंकि उनके अनुसार शुद्ध बिचारात्मक निबन्धों का चरम 
उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा 
दबाकर कसे गए हों झौर एक एक वाक्य किसी संबंद्ध विचार-खंड को 
लिए हो।” उक्त कथन के अ्रन्त में यह संकेतित है कि एक-एक प्रघटक में 
भधिक से अधिक विचारों का समाहार करने के लिए एक-एक वाक्य को 
घनीभृत-ध्वनिपूर्णा बनाने तथा शेली की समास शक्ति को समृद्ध करने की 

झ्रावश्यकता पड़ती है। तदाबुकल ही शुक्ल जी की शैली-- शब्द- 
विधान--के स्वरूप को समझा जा सकता है । 

“हैली व्यक्ति है” और व्यक्तित्व की निहति निबन्ध का अनिवार्य 
तत्त्व । व्यक्ति (विषय के साथ) शैली में व्यक्त होता है और दोली निबन्ध 
की व्यक्तित्व देती है, सजीव बनाती है । जैसे व्यक्तित्ववान अनेक व्यक्तियों 
में पहचाना जाता है उसी तरह किसी की विशिष्ट शेली अनेक में झपने 
पृथक अस्तित्व का परिचय देती रहती है । स्कूल दृष्टि से तोयहु कहा 
जा सकता है कि सभी व्यक्ति एक व्यक्तित्व रखते है और तद्ानुकूल अभि- 
व्यक्ति की शैली भी, पर व्यवहार में हम उसी को व्यक्तित्व-सम्पन्त कहते 
हैं जो श्रपती निजी विशेषताएं रखता है । आंतएव यही कहना ठीक होगा 
कि शैली भी किसी-किसी की होती है--लिखते अनेक हैं किन्तु कुछ एक 
के गुण ही शैली-स्तर पर पहुँच कर अपने पृथकत्व की पहचान कराते 
हैं। शुक्ल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हम अपनी शैली” कह सकते है और 
निबन्ध में व्यक्तित्व की विशिष्ठता रहती है, श्रवएव एक तत्त्व रूप में 
इसका उल्लेख भी होता है । शैली ही व्वक्तित्व है“--इस कथन के अनु- 
सार निबन्ध में शैली-वशिष्ट्य प्रमाणित है । 


शुक्ल जी की गद्य-दैली [२७३ 


जिस पर उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप है--उनकी शली की विशि- 
ध्टता निजी व्यक्तित्व की श्रसाधारणता तथा निज की भाव-विचार 
पद्धति के अनुरूप अ्रभिव्यक्षना का स्वाभाविक विकास है, किसी 
बाह्यानुकरण का परिणाम नहीं । 

साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से शुक्क जी को एक विशेष उत्तर- 
दायित्त्व का निर्वाह करना था। भारतेन्दु ने 'दिवप्रसाद' के उद पन' 
तथा लक्ष्मणसिंह के खालिसपन” के स्थान पर हिन्दी गद्य को एक 
निश्चित दिशा देने का प्रयास किया था । उस युग के निबन्धकारों को 
वाणीविलास तथा शाबन्दिक चंमत्कार की विशेष रुचि थी। द्विवेदी युग 
भाषा संस्कार का थुग था भौर द्विवेदी जी के स्तुत्य प्रत्यनों से भाषा को 
व्याकरण-व्यवस्थित, तियम-नियन्त्रित कर परिष्कृत-परिमाजित किया 
गया । दिवेदी जी ने अनेक प्रकार की शैलियों में लिखा भी । पर 
ये वे मांगें थे जिन पर चलकर दूसरों को श्रागे बढ़ना था। समग्रतः 
उनकी होली इतिवृत्तात्मक है। गोविन्द नारायण मिश्न की अनुप्रास- 
सज्जित, समस्तशब्द-प्रधान शैली व्यावहारिकता-शुन्य, विलक्षण शैली 
है। अध्यापक पुरणंसिह अपनी वैयक्तिक तथा विषय-प्रतिपादन-क्षम 
शैली के निर्माण में सफल हो सके; फिर भी इनकी शैली भावात्मक 
निबन्धों के भ्रधिक उपयुक्त है। श्यामसुन्दर दास की शैली विचारात्मक . 
निबन्धों के उपयुक्त है, उसमें प्रवाह भी है पर तरलता नहीं; मुख्यतः यह 
अरवेयक्तिक ही बनी रही। इस शैली मे शुक्ल जी के भाव-विचार 
घनीभूत प्रघटकों का निर्वाह नहीं हो सकता था | विचारात्मक विषयों 
की शुष्कता को दूर करने के लिए सरसता-संचार में भी यह भ्रक्षम थी ॥ 
वस्तुतः शुक्ल जी से पूर्व गम्भीर मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखा ही नहीं. 
गया--ऐसे विषय लिए भी गए थे तो शुद्ध नैतिक दृष्टिकोण से । दुसरे 
निबन्ध सम्बन्धी कुसा हुआ शांखलाबद्ध दृष्टिकोण भी नहीं था । सारतः 
अपनी श्रावश्यकता के लिए शुक्ल जी को एक नृतन दौली का स्वर्ण 
निर्माण करना था । परम्परा से इनको यह लाभ अवद्य हुआ कि हिन्दी 


२७४] परिचित प्रश्व, नई समीक्षा 


भांपा एक निश्चित स्वरूप के साथ पर्यात परिष्कृत-परिमाजित हो चुकी 
थीं तथा विविध निबन्ध-शैलियों के प्रयोग भी उनके सामने थे । 

उत्कृष्ट शैली वही है जो विषयानुकूल स्वरूप घारण करती रहती 
है । शुक्ल जी की गद्य शैली में यह विशेषता सवंत्र लक्षित होती है । शुक्ल 
जी के समस्त निबन्धों में विवेचनात्मक शैली का भ्राश्नय लिया' गया है। 
इस दौली में अपने विचार-प्रतिपादन या स्वमत-मंडन तथा परमत-खंडन 
के लिए तकं-विर्तक, विधि-निषेध, प्रमाण-पुष्टि, व्याख्या-निंय आदि का 
झा:य लिया जाता है। शुक्ल जी के निम्न परे के आधार पर हम 
उपयु क्त कुछ विश्येषताओं को दिखाएँगे---/ “कल्पता' और “व्यक्तित्व” की 
पारचात्य क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पडक्षों 
से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष 
हैं। कल्पना में आई हुई रूप-व्यापार-योजना का कवि या श्रोता को 
अन्तःसाक्षात्कतार या बोध होता है । पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य 
का भाव पक्ष भी है । कल्पना को रूप-योजना के लिए प्रेरित करने वाले 
भ्ौर कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आरचर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते 
हैं । इसीसे भारतीय हृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी गौर रस के 
सिद्धान्त की;प्रतिष्ठा की । पर पश्चिम में 'कल्पना' 'कल्पना” की पुकार के 
सामने धीरे-धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव-पक्ष से हुट गया और बोध 
पक्ष ही पर भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हलके आनन्द के रूप 
में मानी जाने लगी, जिस आनन्द के लिए हम नई-नई सुन्दर, भड़कीली 
झभौर विलक्षण वस्तुओ्रों को देखने जाते है। इस प्रकार कवि' तमाशा 
दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप 
में समझे जाने लगे । केवल देखने का आनन्द कुछ विलक्षण को देखने 
का कृतृहल मात्र है ।” (२३६) 

यह साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वैचित््यवाद---एक सैद्धांतिक 
निबन्ध-का गम्भीर पैरा है । तकं-युक्ति से खंडन-मण्डन, संक्षिप्त व्याख्या 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२७४५ 
और श्रन्त में निर्ंय भी है । विचार-घनत्व भी स्पष्ट है । इसी के अ्नुकुल 
वाक्य-योजना संगत-संयत, परिष्क्ृत तंथा प्रौढ़ है। लम्बे-लघु दोनों प्रकार के 
वाक्य हैं, किन्तु कोई वाक्य व्यर्थ नही । प्रत्येक शब्द की भ्रपनी सार्थकता 
है। विचार-भार के कारण किजित दुरूहता चाहे हो, वाक्य-विन्यास 
या झब्द-योजना में कही उलभन-अस्पष्टता नहीं और न भाषा प्रवाह 
कुण्ठित है । तत्सम-प्रधान शास्त्रीय शब्दावली भी है, पर भाषा का 
व्यावहारिक चलतापन बना हुआझ्ना' है ॥ ऐसी गम्भीरता' में व्यंग्य का 
निर्वाह भी हो गया है। अन्तिम वाक्‍्य--केवल देखने*****“होतां है'-- 
निशंय के रूप में व्यज्ञक है। यह वाक्य तब पूरा हो यदि अन्त में 
काव्य का रस नही जोड़ दिया जाय । 'मुनादी', 'तमाशबीन', 'तमादा 
दिखाने वाले', भिड़े गया! शब्दों से व्यंग्य का स्वरूप खड़ा होता है । 
बोध पक्ष, 'रूप-व्यापार योजना, 'भनन्‍्तं: साक्षात्कार', "भाव पक्ष' शब्द 
साभिप्राय हैं। दो शब्दों के भीतर या! भी व्यर्थ नही। 'सुन्दर', 
भड़कीली” 'तथा “विलक्षण', ये तीन शब्द उस “हल्के झानन्द” को 
व्यक्त करते हैं जों रमणीयता के गम्भीर आनन्द' से भिन्‍न है । वस्तुतः 
इन तीन शब्दों का सम्बन्ध 'कल्पना' से है और “रमणीयता' का 'रस' से- 
रसपूर्ण स्थल में पाठक या श्रोता' की रमण वृत्ति से स्वमत-प्रतिपादन 
के तक-निर्वाह में शुक्ल जी की भ्रध्यापक की स्पष्टता तथा गम्भीर उच्च 
झ्रालोचक की हृढ़ता देखी जा सकती है । इसी से इनकी शैली सशक्त एवं 
प्रभावी बन जाती है। कदाचित इसी गुण को लक्षित कर हजारीप्रंसाद 
द्विवेदी लिखते हैं. “वे (शुक्ल जी) मानो तनकर कंहते हैं कि मैं ऐसा मानता 
हैँ तुम ऐसा मानते हो या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं । सुनिरिचित 
मत पर वे चट्टान की तरह हृढ थे,*****"। उनके सभी निबन्धों में उनकी 
यह हृढ़ता स्पष्ट हुई है ।” १यह ध्यान रहे कि यह हढ़ता किसी अंध- 
विश्वासी या हठी का दुराग्रह नही; एक सुचितक की भनुभूत आस्था हैं, 
जो भारतीय तथा पाश्चात्य मतों को आत्मसात करके व्यक्त हुई है। 


[आलोचक रामचन्द्र शुक्ल पृ० २५ 


२७६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


शुक्क जी की शैली की विषयानुकूलता का प्रमाण इसीसे मिलता है 
कि उनके काव्य-शास्त्रीय निबन्धों तथा भाव या मनोविकार विषमक 
निबन्धों में विवेचन के अनुरूप झशेली-मेद झा गया है। लज्जा शोर 
ग्लानि' तथा 'साधारणीकरण तथा व्यक्ति-वैचित्रयवाद' शीर्षक निबन्धों 
की शैली के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 

झ्ब हम शुक्ल जी की समास हौली का विश्लेषण करेंगे । शुक्ल जी 
झ्रपते विचार-सघन प्रघटकों के लिए इस समास शैली की शोर संकेत 
करते है, यह हम उनके दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण में लिख चुके हैं । 
उनकी विवेचनात्मक शैली के साथ ये समासपूर्णं शैली बहुत सहायक 
हुई है। शुक्ल जी प्रायः प्रघटकों के प्रारम्भ में सूत्ररूप में, भाषा-संकोच 
के साथ बात कहते हैं श्रौर फिर उसकी व्याख्या करते हैं या क्रम- 
विपर्यय कर पहले व्याख्या करते हुए भ्रन्त में निष्कर्ष -सूत्र देते हैं। कसी 
हुई विचार-शय खला का भार उनके घनीभूत ध्वनिपूर्ण तथा सार-गर्भित 
सूत्र वाक्‍्यों, अल्पतमं शब्दों में अधिकतम अभिव्यक्ति कंरने वाली 
शखलाबद्ध वाक्य-पद्धति--उनकी समास शैली--को उठाना पड़ता है | 
शुक्ल जी की भाषा या उनकी समास शैली में सहायक समस्त शब्द 
भी हैं पर इस दृष्टि से हमने उनकी शैली को समास-अ्रधान नहीं कहा । 
ये समस्त शब्द तो भाषा की झआकारगत विशेषता मात्र हैं। समास-शेली 
से हमारा भ्रभिप्राय शैली की उस अथेगत विशेषता को व्यक्त करना है 
जिसके अनुसार घनीभूत प्रघटकों के लिए एक-एक वाक्य सम्बद्ध विचार- 
खण्ड का अनिवायें श्रंग बन कर भ्राता है। उनकी विवेचनात्मक शैली 
की व्याख्या में हम जिस प्रघटक को उद्धृत कर आए हैं उसमें भी यही 
विशेषता देखी जा सकती है । र्यामसुन्दर दास की व्यास शैली से तुलना 
करने पर शुक्ल जी की समास हौली के गुण उभर कर सामने आ सकते 
हैं। शुक्ल जी अपने सूत्रों की व्याख्या में जिस व्यास शैली से काम लेते 
हैं वहाँ भी श्यामसुन्दर दास की एक ही बात को अनेक प्रकार से समझा 


कर कहने की प्रवृत्ति नही है । 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२७७ 


सुगठित सारपुर्ण सूत्रों या ध्वनि पूर्ण वाक्‍्यों के श्राधार पर शुक्ल जी 
की गद्य-शंली की अन्य विशेषताओं का स्पष्टीकरण भी सम्भव है। एक- 
एक वाक्य समासात्मक होते हुए भी, शैलीगत प्रसाधनों के विभिन्‍न उप- 
करण लिए हुए है। इनकी व्याख्या के लिए निम्नस्थ पंक्तियाँ 
ध्यातव्य हैं--- 

१. बेर क्रोध का आचार या मुरबबा है । (१३८) यहाँ देनिक 
जीवन के शब्दों--मनोौवैज्ञानिक नहीं--को लेकर वैर-क्रोध के भ्रन्तर का 
साकेतिक स्पष्टीकरण हुआ है । 

२. भक्ति धर्म की रसात्मक शभनुभूति है। (५)--अत्यन्त प्र्थ- 
गभित पंक्ति है । 

३. यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण (१०) यहाँ 'स्वप्न' और 
जागरण प्रतीकों से तुलनात्मक अथं-व्यंजना है । क्योंकि प्रिय का चितन' 
श्राँखें मूँदे हुए, संसार को भुला कर करते हैं, पर श्रद्धेय का चितन आँखें 
खोले हुए, संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं । 

“४, “ईर्ष्या अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। वह. अपने धारणकर्त्ता स्वामी 
के सामने मुंह खोलकर नहीं श्राती ।! (१२२-२३)--यहाँ अमृत्त॑ का 
मानवीकरण करनते तथा प्राचीन भारतीय नारी की लज्जा के साथ 
झरदभुत समानता से शुक्ल जी की मूृत्तिविधायिनी शैली का सौष्ठव 
आस्वादनीय हो उठा है । 

५. आजान ब्रह्म है तो हृदय ईदइवर । (२५५) 

उपयुक्त सभी वाक्सों की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है.। निम्नस्थ 
वाक्‍यों में भी शुक्ल जी के प्रौढ़ चितन तथा अनुभूतिशील भावुकता का 
अ्रपूर्व संयोग हुआ है । ये मानों उतकी शेली की विषयगत विश्येषता को 
ब्यक्त कर उसे मूल्यवान बना देते हैं । यथा--- 

१, “मनुष्य अपने पीछे होने वाले मनुष्यों को अपने लिए रुलाना 
चाहता है ।” (२६२)--यह रागपुर्ण उक्त है । 


२७४८] परिचित प्रधइन, नई समीक्षा 


२. “हृदय के लिए अतीत एक मुक्तिलोक है जहाँ वह अनेक' प्रकार 
के बन्धनों से छूटा रहता हैं और अपने शुद्ध रूप में विचरता हैं ।/ (२५६९) 

३. “शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु-काव्य का अ्रध्ययन परम 
आवश्यक है ।” (२५३) इस वाक्य में साहित्य-सिद्धान्त सम्बन्धी 
लोकोक्ति का रूप लेने की क्षमता है । 


४. “जो अनन्य भाव से श्रर्थ-साधना में ही लीन रहेगा, वह हृदय 
खो देगा; जो आँख मूंद कर कामचर्य्या में ही लिप्त रहेगा वह किसी 
अर्थ का न रहेगा ।” (२६४) 

५, “कर्ता से बढ़कर कर्म: का स्मारक दूसरा नहीं ।” (१८) 

६. “अन्य का त्याग अ्रनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है ।” (७५) 

७. “दूसरों का भय “हमें भगा. सकता है, हमारी बुराइयों को 
नहीं ।” (४६) . 

(६) और (७) श्राकषंक शैलीगत प्रयोग हैं. । 

८. “बीती बिसारने का श्रभिप्राय हैं जीवन की अ्रखंडता और 
व्यापकता की अनुभूति का' विसर्जन; सहृदयता' और भावुकता का भंग- 
केवल श्र्थ की निष्ठुर क्रीडा ।” (२६०) इस वाक्य में सिद्धान्त, भाव 

-और व्यवहार का' क्रमशः एक-दूसरे को स्पष्ट-पुष्ट करता तथा नृतन ज्ञान 
स्तरों को खोलता हुआ कथन है । यहाँ शुक्ल जी की श्रतीत से वर्तमान 
तथा शाश्वत से सामयिक तक पहुँचाने वाली गहन दृष्टि, श्रतीत प्रेम की 
भावुकता तथा गुम्फित,प्रभावी और प्रवाहपूर्ण शैली का सुसंयोग हुआ है । 

९. “ हमीं हम॑ वाले तुम भी” नहीं सह संकते, तुम्हीं तुम' की क्या 
बात है ।” (३५)--यह सरल वक्ता का उदाहरण है। यही बात 
दसवें उदाहरश में है । 

१०. “ €म बुरे हैं दूसरों के कान में पड़ते ही, इसका अर्थ उलठ 
जाता' है.।/ (४६९) कर 

उपयु कत सारगभित वाक्य तो सुगठित हैं ही शुक्ल-ज्री' के सामात्य 
वाक्य भी सुगठित होते हैं। फिर भी परिभाषाश्रों में सुगठन, अनुक्रम, 


शुक्ल जी की गदय-शैली [२७६ 


एक-एक दाब्द की अभिप्राय-पुर्यता का विचार विज्येष वांछुनोय है । यथा 
श्रद्धा की परिभाषा द्रष्टव्य है--किसी मनुष्य मे जन-साधारण से विशेष' 
गुण वा शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द 
पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं ।/ (१७) 
यहाँ विशेष, गुण वा शक्ति, स्थायी आदि शब्दों का अपना-अपना 
महत्त्व है, एक शब्द को निकाल देने से परिभाषा अपुरं हो जाए । 


तुलनात्मक शली 

विविध भाव-मनोविकारों मे अन्तर भी सुगठित-संक्षिस॒ शेली में 
स्पष्ट किया गया है। स्पष्टीकरण के लिए उन्होने ऐसी तुलनात्मक शैल्री 
से बहुत काम लिया है। ये उद्धरण दर्शनीय हैं-- 

१. “लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख ।” (६8) 

२. “श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत । प्रेम में 
घनत्व अधिक है शौर श्रद्धा में विस्तार ।” (१८) 

३. “ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पर्डधा वस्तुगत ।” (१०८) 

४. “घुणा निशृत्ति का मार्ग दिखाती है और क्रोध प्रवृत्ति का ।7( ६९६) 

५. “बैर का आधार व्यक्तिगत होता है,घणा का सार्वजनिक ।” (६६) 

ये सूत्र भी या निष्कर्ष रूप में आते है या इन्ही का स्पष्टीकरण और 

तुलना का' विस्तार बाद में होता है । 


भावात्मक होली 


भाव या मनोविकारों पर शुक्ल जीं लिखते ही नहीं, इनका 
उपयोग भी करते है। वे साहित्य में ही रस-सिद्धांत के पीषक नहीं स्वयें 
भी सहुृदय हैं। उनका हृदय कवि है जो मामिक स्थलों-में रम कर मस्तिष्क 
की बुद्धियात्रा का श्रम-परिहार करता रहता है। निबन्धों की विचारा- 
त्मक गम्भी रता में रमणीय स्थल पाकर शुक्ल जी की तवृत्तियाँ भावोन्मुख 
हो जाती हैं और उनकी उमड़ती भाव-धारा के साथ जॉली में भरी कवित्व 
ग्और विशेष प्रवाह भ्रा जाता है। उनके निम्न उद्धरण की काव्यमय 


२८६०५ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


स्निग्घता आस्वादनीय है-- हम पेड़ पौदों और पशु-पक्षियों से सम्बन्ध 
तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में श्रा बसे; पर उनके बिना रहा नहीं जाता।*** 
कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं, गोरे हमारे घर 
'के भीतर आ बैठते है; बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याँव-स्थाँव कर 
के माँगती है या चोरी से ले जाती है; कुत्ते घर की रखवाली करते हैं; 
'और वासुदेव' जी कभी-कभी दीवार फोड़ कर निकल पड़ते हैं । बरसात 
के दिनों में जब सुर्खी-चुने की कड़ाई की प्रवाह न कर हरी हरी घास 
'पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है । 
बह मानों हमें ढूँढती हुई आती है और कहती है कि “तुम हम से क्‍यों दूर 
दूर भागे फिरते हो ?” (१५१) हरी-हरी घास मानों ग्रामीण नायिका 
और नागरिक मानों वह नायक है जो अपनी प्रेमिका की गाँव में उपेक्षा 
करके नगर में आ गया है । बरसते सावन के मदन सरसावन मौसम में 
वह अपने मनभावन की प्रेमाकुलता में, पाउडर-लिपिस्टिक लगाने की 
परवाह किए बिना नगर में उसे ढूँढती हुई आती है और कहती है कि 
“तुम हम से क्‍यों दूर दूर भागे फिरते हो ?--शुक्ल जी के कवि-हृदय 
ने झ्न्य पक्षियों को भी गिना मात्र नही दिया, उनकी क्रियाओं द्वारा 
मानव के प्रकृति या पशु-पक्षियों के साथ चिर सम्बन्ध की सरस व्यंजना 
की है। ऐसे सरस प्रसंग में चूहे के स्थान पर वासुदेवजी' लिखकर शुक्ल 
जी ने सुरुचि का परिचय दिया है, नहीं तो वीभत्सता आ जाती । 
झुक्ल जी की भावात्मक तरलता शै४६, १४९, ७६-७७ आदि पृष्ठों 
पर देखी जा सकती है। ऐसे प्रसंय प्रायः शुक्तर जी के असीम प्रकृति- 
प्रेम से सम्बन्धित हैं। प्रकृति का स्मरण होते ही शुक्ल जी की भावुकता 
झनायास फूट पडती हैं । 
व्याख्यानात्मक शेली 
अब एक उद्धरण लीजिए जिसमें व्याख्यानात्मक शैली के आभास के 
साथ भावात्मक तरलता है---“यदि देश-ग्रेम के लिए हृदय में जगह 
करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाभो । बाहर 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [स्प१ 


निकलो तो श्राँखें खोल कर देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले 
भाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फुलों से वनस्थली कैसी लाल 
हो रही है, चौपायों के भूड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमरा- 
इयों के बीच में गाँव फाँक रहे हैं, उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है, 
जो मिलें उनसे दो-दो बातें करो; उनके साथ किसी पेड़ की छाया के 
नीचे घड़ी-प्राध-घड़ी बैठ जाओो और समझो कि ये सब हमारे हैं ।/(७८) 
झालंकारिक शोेली 

शुक्लजी ने लक्षणा, व्यंजन्रा आदि शक्तियों से काम लेकर अपनी 
शैली को साकेतिक तो बनाया ही है, सामान्य प्रचलित शअलंकारों के 
प्रयोग तथा काव्य की बिम्ब: ग्रहण पद्धति के अनुकूल मूर्ति विधायिनी 
प्रतिभा का परिचय भी दिया है। ये मृतंता दो तरीकों से लाई गई है--- 
(१) मानव-व्यापारों के द्योतक क्रिप्रा-शंब्दों के प्रयोग से व्यंजित करके 
तथा (२) संश्लिष्ट चित्रण के द्वारा । 

उपयु क्त उद्धरण में लिखा है कि---“अ्रमराइयों के बीच माँव फाँक 
रहे हैं?--यहाँ 'फाँकना' क्रिया मातवीय क्रिया-व्यापार सूचक है जिससे 
मृतंता भा गई है। उसी प्रकार निम्न अवतरण में 'फुरतीला', 'कुदता है', 
उत्तेजित करता है', वाहवाही को नही बाँदता आदि क्रिया-शब्दों से 
क्रोध का मानवीकृत रूप उपस्थित हो गया है--“क्रोध सब मनोविकारों 
से फुरतीला हैं, इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकारों का 
भी साथ देकर उनकी श्रुटि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ 
कूदता है, कभी घृणा के । एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर 
अत्याचार कर रहा है ।......««« ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्या- 
चारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही 
व्यर्थ जाती । क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही 
को नहीं बॉटता ।” (१३५) 

संइलिष्ट चित्रण वहाँ होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण 
द्वारा वस्तुओं के अंग्र-प्रत्यंग, रंग, आकृति तथा उनके आसपास को 


२८२] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


परिस्थिति का परस्पर मिला जुला (संइलिष्ट) बिम्बग्रहण कराता है। 
शुक्ल जी बुढिया की भोंपड़ी का इस प्रकार चित्राकन करते है--“मिट्टी 
की दीवार पर फूस का छप्पर पड़ा था; नीव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी 
पर सत्यानासी के नीलाभ हरित कैटीले, कटवारदार पौधे खड़े थे जिन 
के फलों के गोल सम्पुटों के बीच लाल-लाल बिंदिया भलकती 
थी |” (१५०) 

शुक्लजी समस्त शब्दावली से भी चित्र अंकित कर देते है, जैसे 
'सिन्दूराभ सान्ध्य दिगद्ल के हिरण्य-मेखला-मण्डित घन खण्ड । (१६५- 
६६) शुक्ल जी ने श्रर्थालंकारों में बहुप्रचलित उपमा, रूपक, उस्रेक्षा 
ग्रादि तथा शब्दालंकारों में अनुप्रास आदि से भी चित्रमयता में सहायता 
ली है, जैसे 'काली चट्टानों पर चाँदी की तरह ढलते हुए भरनो ।' (१४६) 
मुक्ताभास हिमबिंदु (१४६), भादि में उपसा है । निम्न उद्धरण में रूपक 
ने रूप की व्यंजना की है--जिसे शक्ति-सौन्दर्य की यह भलक मिल गई, 
उसके हृदय में सच्चे वीर होने की अभिलाषा जीवन भर के लिए जग 
गई, जिसने शील-सौन्दर्य की यह भराँकी पाई उसके आचरण पर इसके 
मधुर प्रतित्रिम्ब की छाप बैठी । (२०२) वाक्य के पूर्वाश में दीपक के 
रूपक का आभास है जिसने दूसरे श्रंश को भी पुष्ट किया है | लो से लो 
जगती है वैसे ही उच्नत व्यक्तियों की फाँकी से दूसरे व्यक्तियों का विकास 
होता है'। इस दूसरे उद्धरण में रूपक अधिक स्पष्ट है--शिक्षिर के 
श्रातंक से सिमटी और भोंके फ्ेलती वतस्थली की खिन्‍्तता और हीनता 
के बीच से ही क्रमशः आनन्द की अरुण आभा धूंघली-धुँघली फूर्टती 
हुई अन्त में वसन्‍्त की पूर्ण प्रफुल्लता और ग्रचुरता के रूप में फेल जाती 
है; इसी प्रकार लोक कौ पीड़ा, बांचा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी 
हुई आनन्द-ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालतों 
है और फिर लॉक-मंगल और लोक-रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती 
है।” (२१४) क्‍ 

सामान्य रूप से भी रूपकात्मक कथन अनेक स्थलों पर मिलते हैं # 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२८३ 


जैसे-- तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मेल शब्द-लोत 
निकलते हैं, जिनमें अ्रवगाहन करने से मन की मेल कटती है...।” (२००) 
शुक्ल जी ने अनुप्रास से ध्वनि-चित्र अंकित किए हैं। यथा--“... 
वात-विलोड़ित जल-प्रसार में क्षोम और आकुलता का,...ताप से तिल- 
मिलाती घरा पर घृल कोंकंते हुए अ्ंघड़ के प्रचंड भोकों में उग्रता शोर 
उच्छुद्नलता का, बिजली की कँपाने वाली कडक और ज्वालामुखी के 
ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है ।” (११५४-५५) 
चित्रमयता के श्रतिरिक्त भी शुक्ल जी की भाषा अनायास भअनुप्रास- 
मयी हो गई हैं। इससे भाषा का सौन्दर्य बढ गया है । कही-कही प्रयास 
करके भी अ्रभीष्ट-सिद्धि की है। यथा--सब की टकटकी टके की शोर 
लग गई! (७३) लिखकर अपनी परिहास प्रियता का परिचय दिया है । 
दो-तीन स्थलों पर यमक के कारण अनायास चमत्कार श्रायया' है--- 
१. “पर अ्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियोओ का कोई भ्र्थ 


नही होता ।” (१५६) 

२. “भक्त वे ही कहला सकते है जो अपने जीवन का बहुत प्ंश 
स्वार्थ ...से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी श्रोर लगा सकते 
हैँ । ९ ( ३३ ) 

निम्तस्थ तींसरे उद्धरण में पुर्ण तथा दोहरे यमक ने जो चमक पैदा 
की है, वह देखते ही बनती है--- 

३. एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुँह में मकरध्वज-रस 
फोंकते थे दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी 
देते थे ।” (१६४) 

तुक-प्रयोग 

कहीं-कहीं तुक के रूप में भ्रन्त्यानुप्रास के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य 
शौर प्रभाव बढ़ गया है। इस तुक-प्रयोग के दो रूप मिलते हैं--कहीं 
वाक्यान्तर्गत एक ही तुक के दो (या अधिक) शब्द तथा कहीं एक ही तुक के 


२८४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


वाक्यों की प्रवृत्ति मिलती है । यथा पहले प्रकार के उदाहरण देखिए -- 

१. उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे, पड़े-पड़े, वा खड़े-खड़े, तुम विलायती 
बोली में श्र्थशास्त्र की दुह्ई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ 
न घसीटो । (७६-७७) 

२. “*गहरे-गहरे साथी बहरे हो जायें ।” (६६) 

३. ““"मंकार मिश्रित सीत्कार का बंघा तार सुनकर । (२४४) 

४. मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के 
लिए भी जनता को कँपाते और लपकाते आये हैं । (४) 

भू. अन्य का त्याय भ्रतन्‍्य और सच्चे लोभ की पहचान है । (७५) 
झब तुकदार वाक्‍्यों को लीजिए--- 

१. “““थके माँदे भाई के फटे-पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर 
रीभकर, यां कम से कम न खीफकर'*'” (७७) 

२. इधर हम हाथ जोड़ेगे, उधर वे हाथ छोड़ेंगे ।--यहाँ विशे- 
षता यह है कि दो तुकदार मुहावरों का प्रयोग है । 

३. इस जगत्‌ में न तो सदा और सर्वत्र लहलाता वसनन्‍्त-विकास 
रहता है, न सूख-समृद्धि-पुर्ण हास-विलास । (२१३) 

विनोद-व्यंग्य-पुर्ण शैली 

जैसे शुक्ल जी का हृदय अनुकूल प्रसंग में भावोन्मुल होता है उसी 
प्रकार अननुकूल लोक-घातक या पाखंड-पोषके प्रसंग में रोषोन्मुख भी 
हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शैली व्यंम्यात्मक हो जाती है | शुक्ल जी 
ने अनेक व्यंग्यात्मक विधियों से काम लिया है। कहीं वे एक ही शब्द से 
काम चलाते हैं; जैसे--ब्राह्मण देवता (१३५), दुकानदार जी (२८५), 
कवि जी, कविराज (१६४), तमाशा (१७३, २३६), चौंबे जी (७०), 
झादि । कहीं वाक्य या वाक्यों से वार करते हैं-- 

१. 'हितोपदेश के गदहे ने तो बाघ को खाल ही झोढ़ी थी, पर ये' 
लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं ।” (२८) 


शुक्ल जी की गद्य-दोली [२४५ 


२... मोटे आदमियो ! तुम जरा-सा-दुबले हो जाते--अपने अन्‍्देशे 
से ही सही--तो न जाने कितनी ठठरियों पर माँस चढ़ जाता ॥” (७७) 
“यहाँ अपने'*“सही' में तो शक्ल जी ने कमाल ही कर दिया हैं । 
इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है । 

३. “लोभियो ! तुम्हारा श्रक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निग्नह, तुम्हारी 
मानापमान-समता, तुम्हारा तप अ्रनुकरणीय है; तुम्हारी निष्ठुरता, 
तुम्हारी निर्लेज्जता, तुम्हारा श्रविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहंणीय है । 
तुम धन्य हो ! तुम्हें धिककार है !!” यहाँ फकभोर देने वाले विरोध का 
ऊंटका है। यह लिखना तो ऐसे है जैसे कोई पुचकार-पुचकार कर 
थप्पड़ रसीद कर दे या कोई कहे-- भापके इन गुणों को देखकर मैं श्रद्धा 
से नत हो जाता हूँ ! आ्राँखों में खुन उतर आता है !!! 

४. “ईर्ष्या निस्वार्थ होनी चाहिए! (१२१) 

उक्त सभी व्यंग्य-वचनों की शैली में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का सौन्दर्य 
है । कहीं-कहीं यह व्यंग्य बड़ी खरी-तीखी शैली में मार करता है। 
लोभियों के लिए लिखते हँ--“त उन्हें मक्‍्खी चूसने में घृणा होती है 
और न रक्त चूसने में दया ।” (८५) 

ग्रनेक स्थलों पर व्यंग्य-विनोद मिलकर आते हैं तो रौनक बढ़ जाती 
है । ऐसी मीठी चुटकियों के नमूने भी भ्रास्वादनीय है--- 

१. थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली 
लोग कुछ उम्रता और पागलपन लिये होते हैँ। तब से वे बराबर अपने में 
इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं । सुनते हैं 
कि पहले में वे कुछ कृतकाय भी हुए है; पर पागलपन की नकल करना 
कुछ हँसी-खेल नही, भूल-चूक से कुछ समभदारी की बातें मूँह से निकल 
ही जाती हैं । (२८) 

२. सामान्य से सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है॥ 
लोग अपना रुपया माँगने में संकोच करते है, साफ-साफ बात कहने में 
संकोच करते हैं, उठने-बैठने मे संकोच करते हूँ, लेटने में संकोच करते हैं, 


२८६ ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


खाने-पीने में संकोच करते हैं; यहाँ तक कि एक सभा के सहायक मन्‍्त्री 
हैं जो कार्य विवरण पढ़ने में संकोच करते हैं। सारांश यह कि एक बेव- 
कूफी करने में लोग संकोच नही करते ओर सब बातों में करते है ।(६५) 

३. संगीत के पेंच-पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस 
समय कोई पक्का गाना गाने के लिए आठ. अंग्रुल मुंह फैलाता है और 
आ आ' करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का थैये छूट 
जाता है--दिन-दिन भर चुप-चाप बेठे रहने वाले बड़े-बड़े श्रालसियों का 
झासन डिग जाता है । जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में 
माधुये का संचार करने के लिए था वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़- 
कर केवल स्वरमाम की लम्बी-चौड़ी कवायद हो थया । (२४-२५) 

व्यग्य-विनोद की मिलावढ के बाद झब खालिस हास्य का स्वाद 
लीजिए-.- हे 

“प्रान लीजिए एक ओर से हमारे गुरूजी और दूसरी ओर से एक 
दण्डधारी दुष्ट; दोनों श्राते दिखाई पड़े । ऐसी अवस्था में पहले हमें उस 
दुष्ट का सत्कार करके तब गुरूजी को दण्डवत करना चाहिए । पहले उस 
दुष्ट द्वारा होने वाले अ्निष्ट का निवारण ककत्तंव्य है, फिर उस आनंद 
का अनुभव जो ग्रुरूजी के चरण स्पशें से होगा । यदि हम पहले ग्रुरूजी 
को साष्ठाग' दंडवत्‌ करने लग्रेगे तो बहुत सम्भव है कि कि वह दुष्ट 
हमारे अंगों को फिर उठने- लायक ही न रखे ।” 

यह ध्यान रहे कि, यह हास्य विषयगत नहीं, शैलीगत है'। कोई 
चाहता तो यही बात कृत्रिम गम्भीरता से भी कह सकता था । 

शुक्ल जी का हास्य प्रायः 'स्मित हास्य' तक ही सीमित रहता है--- 
यह मृदु मुस्कान मह खिलाती है, खोलती नहीं कि दाँत दिखाई देने लगें। 
उपर्युक्त अनेक उद्रणों में शुक्कलजी के व्यंग्य का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया 
होगा। यह व्यंग्य शिष्ट-शालीन है और सुधार-परिष्कार का साधक । 
यह शुक्ल जी के निरछल-निर्भीक तथा विज्वारशील व्यक्तित्व का कृत्सित 
पाखंडों पर संतुलित प्रहार है, किसी दिलजले की द्वेषाक्त गाली नहीं। 


शुक्ल जी की गद्य-शेली [२५८७ 


यह उनकी सामाजिक चेतना का प्रमाण है, किन्‍्ही वेयक्तिक कुण्ठाओं 
का कृपरिणाम नही । उनका व्यंग्य व्यक्तिमूलक नहीं, समाजमूलक है। 
यदि किसी लखनवी बाबू या सभा के सहायक मन्त्री या प्रतिभा- 
शालियों की तकल करने वाले साहित्यकार को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया 
भी गया तो उसका ऐसा सामान्यीकरण हो गया है कि वह अन्य अनेक 
पर सटीक उतरता है-व्यष्टि में समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है । 
ऐसी अवस्था में व्यंग्य का पात्र भी अन्य, अनेक के समान उससे रत्नात्मक 
प्रभाव ही ग्रहण करेगा । उनका शिकार चाहे तिलमिला जाए पर अपने 
को तोले बिना नहीं रह सकता । दूसरे वह शुक्ल जी को कुछ कह भी 
नहीं सकता क्योंकि यह प्रसंगानुकूल तथा सामाजिक-सामान्यीकृत धरातल 
पर ग्राधारित होता है, दृषित मनस्तुष्दि का प्रिचायक नही । 

शुक्ल जी के गम्भीर विषयो को सहृदय-संवेद्य बनाने की कठिन-कठोर 
यात्रा मे उनकी, परिहास-प्रियता तथा . व्यंग्य-विदग्धता की शैली कंसी 
मतमोहक सम्बल सिद्ध होती है, यह लिखने की आवश्यकता नही । 


शुक्ल जी ने समाज-प्रचलित मुहावरे और; लोकोक्तियों का प्रग्मोग 
करके भाषा को व्यावहारिक तथा बोध अम्य बनाने का. प्रयास किया है । 
वेसे मुहावरों के प्रति कोई भ्रतिरिक्त रुचि नही दिखाई या मुहावरों :के 
लिए मुहावरों का प्रयोग उन्होंने नही किया । भाषा के सहज , प्रवाह के 
साथ, उसको ओर तीन करते हुए ये लोकोक्ति-मुहावरे बहते चले झाते हैं । 
अनेक स्थलों पर प्रवाह के लिए ये परिवर्तित रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे 
“बीती बिसारने वाले आगे की सुध' रखने का दावा किया करें। परि- 
शाम अशात्ति के अ्रतिरिक्त कुछ नही होता” (२६०) या “जिस पर लोगों 
की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्गे 
बन्द हो जाते है -उसे या तो काँटों पर या ढाई कोस नो दिन में चलना 
पड़ता है ।” (२७)--यहाँ लोकोक्तियों परिवर्तित रूप में आई है । 

अब हम मुहावरों के प्रयोग का एक ऐसा - उद्धरण देते है जिसमें 
शुक्ल जी ने इनके प्रयोग से घृणा और पीड़ाजन्य' क्रोध _ के स्वरूप में 


श८८] परिचित प्रंइन, नई समीक्षा 


झन्तर व्यक्त करने के लिए भ्र्थपुर्णा वाक्य की सृष्टि की हैं, देखिए--- 
आँख में किरकिरी पड़ना भौर बात है, सड़ी बिल्ली सामने झाना पौर 
बात ।” (६८) 

शुक्ल जी के निबन्धों में 'लज्जा श्ौर ग्लॉनि' निबन्ध की शैली 
व्यावहारिक तथा प्रसादात्मक है। इस निबन्ध की वक़्ता भी सरल है । 
मुहावरों का प्रयोग इसमें सर्वाधिक हुआ है, गम्भीर विषयों को सरल 
व्यावहारिक किन्तु सार्थक-प्राकर्षक शैली में समझाने में यह निबन्ध 
भादर है। इस दौली के ये उद्धरण ध्यातव्य हैं--- 

(१) 'इस (लज्जा) मनोवेग के मारे लोग सिर ऊँचा नहीं करते, 
मूँह नहीं दिखाते, सामने नहीं झाते, साफ़ साफ़ कहते नहीं, श्रौर भी व 
जाने क्‍या क्‍या नही करते ।' (५६) 

(२) 'जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही 
हमारी कया दशा होती है ! हमारी चेष्टाएँ मन्द पड़ जाती हैं, हमारे 
ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि घरती 
फूट जाती और उसमें हम समा जाते । सारांश यह कि यदि हम कुछ 
देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण भवश्य 
समेट लेते हैं ।' (५६-५७) | 

(३) “यदि सबकी घड़क एक बारगी खुल जाय तो एक शोर, छोटे 
मूँह से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगें, चार दिन के मेहमान तरह-तरह की 
फरमाइशें करने लगें, उँगली का सहारा पाने वाले बाँह पकड़कर खीचने 
लगें; दूसरी ओर बड़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाय, गहरे-गहरे 
साथी बहरे हो जायें या सूखा जवाब देने लगें, जो हाथ सहारा देने के 
लिए बढ़ते हैं वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगें---फिर तो भलमनसाहत का 
भार उठाने वाले इतने कम रह जायें कि वे उसे लेकर चल ही न सके । 
(६६) इस उद्धरण में मानों मुहावरों की माला पिरोी दी गई है। 
झानुप्रासिकता तथा तुक भी स्वाभाविक हैं । इस लज्जा झौर ग्लानि' 
निबन्ध में--अन्य निबन्धों में इससे कुछ कम--सुगमता-व्यावहारिकता के 


शुक्ल जी की गद्य-शैली [२८६९ 


लिए साधारण बोलचाल के लघु कथनों को अपने वाकयों में स्थान दिया 
गया है। ये उद्धरण दर्शनीय हैं--- 

१. “जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि हम बड़े संकोची हैं' 
उनमे संकोच कहाँ ? उन्हें यह कहते देर नहीं कि 'श्रमुक बड़ा निलेज्ज 
है, बड़ा दुष्ट है । (६६) 

२. “ कोई बुरा कहे चाहे भला” इसकी परवाह न करके जो काम 
किया करते हैं वे ही निर्लेज्ज कहलाते हैं ।” (५६) 

३. “अ्रपमान से जो ग्लानि होती है, वह दो भावों के श्राधार पर--- 
हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे है! ।” (६३) 

कहने की आवश्यकता नहीं कि स्पष्टीकरण की उपयु कत शैली सरल 
भी है, आकर्षक भी; और कहीं-कही सरस भी । देखिए:--- 

४. ““बिचारा बहुत अच्छा था' प्रिय के मूँह से इस प्रकार के कुछ 
शब्दों की सम्भावता पर ही आशिक लोग' अपने मर जाने की कल्पना 
बड़े आनन्द से किया करते है।” (६३) 

कही-कही प्रसिद्ध कवियों की काव्य-पंक्तियाँ भी इनकी भाषा को 
सजाती हैं तथा अ्रभिप्राय-प्रयोजन के स्पष्टीकरण मे सहायक सिद्ध होती 
हैं। 'लज्जा और ग्लानि' में ग्लानि के स्पष्टीकरण के लिए शुक्ल जी 
लिखते हैं-- “चित्रकूट में भरत-राम के मिलाप के स्थान पर जब उनके 
आने का समाचार पहुँचा तब सुतत जनक श्रागमन हरखेउ श्रवध समाज 
पर गरइ गलानि कुटिल ककेयी ।” (५८) ग्लानि का अपराधी आश्रय 
उतना ही अधिक अभिभूत होता है जितना आलम्बन उसके प्रति 
सदभाव प्रदर्शित करता है-- वन से लौटने पर रामचच्ध कैकेयी से मिले 
झौर 'रामहि मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकूचानि' पर जब लक्ष्मण 
कैकेयी कहें पुनि-पुनि मिले! तब तो वह लज्जा से धेस गई होगी ।” (५८) 
यह उल्लेखनीय है कि इनसे भाषा-प्रवाह कृण्ठित नहीं हुआ । 

हिन्दी के अतिरिक्त संस्क्ृत की उक्तियाँ तथा सिद्धांससुत्र भी उनकी 
भाषा का भंग बनकर आते हैं। यथा--- 


२६०] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


“हसारे यहाँ भगवान की मृरति एक ओर तो “वज्ञादपि कठोर” और 
दूसरी ओर “कुसुमादपि मृदु” रखी गई है ।” (२२६) 

“इसी से यत्राकृतिस्तत्र-गुणा वसन्ति” सामुद्रिक की यह उक्ति 
लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी है ।(२१८) 

“कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम्‌” का सिद्धांत चलता दिखाई 
पड़ता है, कही लाठी और भेस का ।/(३८) 

“मतृ हरि ने स्वानुभृत्येकमानाय' कह कर नमस्कार किया है।” (३६) 

विराम-चिह्ध 

विराम-चिह्लो का ठीक प्रयोग भी सुव्यवस्थित शैली के लिए श्रनि- 
वाये हैं। शब्द ही नही, विराम-चिहक्न भी बोलते हैं। शक्‍्लजी ने सभी 
प्रचलित विराम-चिह्लों का उचित प्रयोग किया है | सभी प्रकार के पूर्ण, 
अल्प, अद्ध विराम-चिह्न तथा विस्मय-बोधक, प्रव्नार्थंक चिह्न श्रादि तो 
धमिलते ही हैं कोष्ठक तथा निर्देशक चिह्नों की प्रवृत्ति भी विशेष रूप से 
दिखाई देती है । कोष्ठक तथा निर्देशक चिह्नों के बीच निक्षेप वावयखंड 
का प्रयोग देखिए--- 

“ऐसे झोछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेक्षा उन लोगों का 
उत्साह या साहस भाव की दृष्टि से कहीं अधिक मृल्यवान है जो किसी 
आचीन प्रथा की---चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो---उपयो- 
गिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़ने वालों की' निंदा, उपहास, 
अपमान सदा सहा करते है ।” (८)--यहाँ एक वाक्य में दो-दो निर्देशक 
चिद्धों के मध्य दो बार वाक्यखंड आए हैं। ये अर्थ की व्याप्ति या 
"विषय के साथ छूटी-सी प्रतीत होने वाली सामग्री को पूर्ण करने के लिए, 
वाक्य-प्रवाह को कुण्ठित किए बिना, आए हैं। ये छोटे हैं म्रतएवं पाठक 
को अर्थ-बोध में कठिनाई नही होती, किन्तु कही-कही ये पर्याप्त लम्बे 
हो गए हैं और भ्र्थ-बोध में विलम्ब के कारण भी । कही-कहीं ये निक्षेप 
वावय, अभिप्नाय-स्पष्टता के साथ, कथन को बल प्रदान के लिए भी शभ्राए 
हैं। जेसे---राम में सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम ग्रभिव्यक्ति 


* शुक्ल जी की गद्य-दली [२६१ 


एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पुर्ण हृदय को---उसके किसी 
एक ही अंश को नहीं--श्राकषित कर लेती हैं ।” (२०१) 

अब हम कोष्ठक चिह्नों की श्रन्तर्ग ति-योजना को प्रस्तुत करते हैं-- 
“जिस पर हम क्रोध करेंगे वह (हमारे क्रोध. के कारण) हम पर भी 
क्रोध करेगा ।(१०३) 

४ चमत्कार से हमारा तात्पये उक्ति के चमत्कार से है जिसके अंतर्गत 
वर्ण-विन्यास की विशेषता (जैसे श्रनुप्रास में) शब्दों की क्रीड़ा (जैसे 
इलेष, यमक आदि में), वाक्य की......... ” (१६८) प्रद्नाथंक चिह्न 
का प्रयोग भी पर्याप्त तथा विशेष प्रयोजन से किया गया है। प्रश्नार्थक 
चिह्न का प्रयोग सामान्यतः प्रश्नोत्तर में किया जाता है किन्तु शुक्ल जी 
ने अपने कथनों में प्रशन की भ्रवतारणा से उन्हें बलशाली बनाने के लिए 
इसका सफल प्रयोग किया है। जैसे शुक्ल जी केशव की चमत्कारवादी 
उक्तियों को उद्धृत करके सीघे रूप में अपने आलोचनात्मक मत को 
व्यक्त नहीं कर देते, वहाँ वह प्रश्नार्थंक चिह्न का श्राश्रय लेकर पृछुते 
हैं-- क्या कोई भावुक इन थक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है ? क्‍या 
ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? (१७०) यहाँ उत्तर देने की 
शुक्ल जी ने श्रावश्यकता नहीं समझी क्योंकि प्रश्न ही उत्तर भी दे रहे 
हैं। कुछ स्थलों पर शुक्ल जी अपनी बात को प्रदन रूप में उपस्थित कर 
स्वयं ही उत्तर देते हैं। यहाँ भी उन्तका उद्देश्य स्वमत को बलशाली 
रूप मे प्रस्तुत करता हीं .है, यथा वे लिखते हैं---/“किसी महाक्रूर पुलिस 
कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और 
कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुःख और क्लेश की भावना स्वप्न में 
भी नहीं होती । ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है 
कि क्‍या इनकी भी कोई दवा है ? इनकी दवा कविता है ।7(१६०) 

प्रभावपुर्ण वाक्य-रचना 

प्रशनार्थक चिकन से या शब्दों-वाक्यों को तुकदार बनाकर वाकयों को 
बल प्रदान करते की व्याख्या तों हम कर चुके हैं, इनके अतिरिक्त भी 


२९२] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


प्रभावात्मक वाक्य-गठन में कुछ साधनों का अवलम्बन किया गया है । 
प्राय: वाक्य में सहायक क्रियाश्ों के अनुक्रम को बदल कर--वाक्यांत की 
बजाय पहले या बीच में रख कर या उनके लोप द्वारा--शुक्लजी प्रभावा- 
त्सक वाक्य-गठन में समर्थ हुए है । इससे वाक्यों का बल झौर छुसस्‍्ती बढ़ 
गई है । कुछ उदाहरणों से हमारी बात स्पष्ट हो जायगी । जैसे-- 

(१) मध्य तथा आरम्भ में सहायक क्रिया की योजना से-- 


“भेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता । वह है 
प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की 
रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-हष्टि |” (१४६) 

“उसके भीतर भलकता है जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप ॥” 
(मध्य में क्रिया) 

“धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति ।” (आरम्भ में क्रिया) 

(२) एक लघु वाक्य में क्रिया का अनुक्रम बदल कर-- 

“दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं ।” (२० ३) 

(३) संयुक्त वाक्‍्यांत में सहायक क्रिया का लोप कर-- 

“बीती बिसारने वाले आगे की सुध का दावा किया करें, परिणाम 
अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं ।” (२६०) (होता क्रिया का लोप) 

(४) संयुक्त वाक्य में सहायक क्रिया के लोप से--- 

“न भक्तों के राम और कृष्ण उपदेशक, न उनके श्रनन्य भक्त तुलसी 
और सूर ।” (२०१) 

प्रभाव-पूर्ंता के लिए शुक्ष जी शब्दों, तथा वाक्य-खंडों की प्रवृत्ति 
से भी काम लेते है। जैसे निम्न दीर्घ वाक्य मे---जो यह भी नहीं-- 
वाक्य-खंड की आवृत्ति देखिए--/“जो यह भी नहीं जानते कि कोयल 
किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ 
बचिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रशयसोरभ-पूर्ण 
अन्जरियों से लदे हुए है, जो यह भी नहीं फाँकता कि किसानों" **” (७६) 


शुक्ल जी की गच्च-शेली [२६३ 


निम्न-वाक्‍्य में भी आवृत्ति स्पष्ट है :--- 

“लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, घुणा 
स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी मुह पर नहीं लाते ।” (१२३) 

राम और कष्ण का स्मरण कहाँ-कहाँ होता है, इसके लिए शुक्ल जी 
शब्दावृत्ति से उनका व्यापक प्रसार दिखाने में समर्थ हुए हैं--/विमाताश्रों 
की कुटिलता की, बड़ों के झ्ादर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्द 
की, धर की, वन की, सम्पद की, विपद की जहाँ चर्चा होती हैं, वहाँ 
इनका स्मरण किया जाता हैं (* 

विभिन्न प्रकार के उदरणों से शुक्क जी का शैलीकार का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है । एक शैलीकार प्रभावपूर्ण शैलीं के निर्माण में कितने 
विभिन्न साधनों से काम लेता है, यह शुक्ल जी की गद्य-दली से स्पष्ट है 


दब्द-संग्रह 

शब्द-संग्रह की दृष्टि से शुक्ल जी किसी खालिसपन' के फेर में नहीं 
पड़े क्योंकि एकांत विशुद्धता का आदर्श चलती व्यावहारिक भाषा के 
अनुपयुक्त है । शुक्ल जी का विचार था कि फ़ारसी-भरबी के जो शब्द 
लोगों की जबान पर नाचते हों, उन्हें एक दम छोड़ देना भाषा की संचित 
शक्ति को घटाना है । दूसरे, हँसी-मज़ाक के लिए वे इन शब्दों को उप- 
योगी समभते थे । शब्द-चयन के प्रति यह उदार दृष्टिकोण संयत-संतुलित 
है । संस्कृत-शब्दों के रहने पर भी भाषा का सुबोध बना रहता, फ़ारसी- 
ग्ररबी के शब्द आने पर भी विदेशीपन न आना, हिन्दी की स्वतन्त सत्ता 
के लिए वे आवश्यक समभते थे ।* 

समग्रतः शुक्ल जी की दौली तत्सम-बहुला है । संस्कृत के शुद्ध शब्द 
ही नही समास-ग्ुम्फित पदावली का सौष्ठव भी श्रनेक स्थलों पर मिलता 
है । शुक्ल जी का यह वर्णन भ्रवतरणीय है---जो केवल भ्रफुल्ल-प्रसून- 

“शुक्ल जी के भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण के लिए देखिए 'चितामणि 

का 'भारतेन्दु हरिहचन्द्र' निबन्ध | (पुृ० ८5६) 


२६४ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


प्रसार के सौरभ-संचार, मकरंद-लोलुप-मधुप-गूंजार, कोकिल-कूजित-निक्‌ज 
ध्रौर शीतल सुख-स्पर्श-समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे 
विषयी या भोग-लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम-बिन्दु- 
मण्डित, मरकताभ-शाहल-जाल, अत्यन्त विशाल गिरि-शिखर से गिरते 
हुए जलप्रपात के गम्भीर गतें से उठी हुई सीकर-तीहारिका के बीच 
विविध-वंण-स्फुरणा की विशालता, भव्यता और विचिन्रता में ही अ्रपने 
हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक यथा सहृदय 
नहीं ।” (१४६९) ये समस्त शब्दावली शुक्ल जी को प्रकृति का चित्र 
उतारने में सहायक हुई है । समस्त छाब्दों में भी ध्वनि-प्रेनुकूलता तथा 
ऐसी अनुक्रमता है कि नाद-भंकार की श्रवरण-सुखदता श्रा गई है। उद्ध- 
रण के उत्तराद्धं में आकार का प्रांधान्य है क्योंकि विशालता-भव्यता का 
झग्राभास इसीसे मिल सकता था। अब एक और उद्धरण लीजिए जिसमें 
समस्त शब्दावली से क्रियाश्रं का चित्र--ध्वनि-चित्र---अंकित होता 
चला जाता है। यथा--पर्वत की ऊँची चोदियों में विदालता और भव्यता' 
का;वात-विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ भौर झ्राकुलता का; विकीरं-घन-खण्ड 
मण्डित, रश्मि-रञ्जित सांध्य-दिगद्जल में चमत्कार पूर्ण सौन्दर्य का; ताएं 
से तिलमिलाती धरा पंर धुल भोंकते हुए अंधड़ के प्रचण्ड भोंकों से 
उग्रता और उच्छ खलता का, विजली की कपाने वाली कड़क और 
ज्वालामुखी के ज्वलन्त स्फोठ में भीषणता का आभास मिलता है। 
(१५५) इसी तरह जब वे किसी उत्साही अर्वारोही का वर्णन करेंगे 
तो उनकी समस्त शब्दावली ही चढ़ाई की भश्रगम्यता का आभास दे 
देगी---भ्रनुसंधान के लिए तुषार-भण्डित अ्रश्नभेदी अगभ्य पर्वतों की' 
चढ़ाई ।” (७) इन उद्धरणों में शुक्ल जी के पाण्डित्ये का आभास चाहे 
हो, विषयानुकूलंता की शोभन विशेषता से उनकी भाषा कहीं 
वंचित नहीं ।' 


उल्लिखित भ्रवतरणों के भ्रतिरिक्त संमासात्मक छब्दों तथा वाक्य- 
खण्डों का प्रयोग भी हुमा हैं जो क्‍्रल्पतमं शब्दों में श्रधिकंतम अ्रभिव्यर्ति 


शुक्ल जी की गद्य-दौली [२६९४ 


की लक्ष्य-सिद्धि करते हुए, भाषा की शक्ति को बढ़ाते है। ऐसी शब्दा- 
वली द्रष्टव्य है---अर्थत्याग (७), निन्दा-स्तुति (८५), कीति-लोभ, कर्म- 
शुंखला, बुद्धि-लाहस (१०), श्रद्धाभाजन (२०) अभ्यास-सम्पन्तता 
(२३), अज्ञात-कुल-शील (४५), अ्नन्‍्त-शक्ति-सौन्दर्य -समन्वित (२०२), 
मनुृष्य-हृदय का सामंजस्य-स्थापन (१६२), बुद्धि-व्यवसाय, विचार-प्रयूत 
(२३६), वस्तु-ब्यापार-विधान (२४२) 
इन दब्दों के अतिरिक्त विषयानुकूल व्यावहारिकता के लिए उन्होंने 

तदूभव तथा देशज शब्दों--विशेष रूप से भाव या मनोविकार' विषयक 
निबन्धों में जहाँ दैनिक जीवन के उदाहरण अ्रधिक हैं--को भी खुलकर 
अपनाया है | जैसे घड़क, ढब, चाँद (२८) आदि देशज टब्द हैं। फिर भी 
तदभग्व शब्द ही अधिक हैं। इनके अ्रतिरिक्त पदार्थ की यथार्थ या 
कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर बने अनुकरण-मूलक शब्द भी पर्याप्त 
संख्या में मिलते हैं। जैसे---चट (१३४), घसीट (१५२), म्याँव-स्पाँव 
(१५१), चिड़चिड़ी (१५०), भलमलाते (१६६), खठका (६७) कड़क 
(१५५), तिलमिलाती (१५४), लहलहाते (१४६) आदि । 

भाषा को व्यावहारिक बनाए रखने के लिए रोज़मर्रा के जिब्र 
(अ्रबी-फ़ारसी) हाब्दों का प्रयोग किया है, वे हैं--- 

दीवार (२४०), बला (१११), हिसाब (१२), गिरफ्तार (१११) 
खिलाफ़ (२४१), सफर (७), तादाद (१० ), साफ़ हवा (२४१), अलबत ॥ 
ग्रलबत' तो उनका बड़ा प्रिय शब्द रहा है । 

व्यावह्ारिकता के अतिरिक्त अरबी-फ़ारसी का प्रयोग झावश्यकता- 
वश भी किया गया है। ऐसा उस समय होता है जब कोई उपयुक्त हिन्दी 
पर्याय नही मिलता । जैसे, कानूनन हासिल (३१), मातहत लोग (५४), 
शौक (२४६) आदि । 

कभी समभाने के लिए कठिन हिन्दी-शब्द के साथ उर्दू-पर्याय भी 
रखते हैं । जसे---शील शब्द से चित्त की कोमलता या मुरोवत ही का 
भाव समझा जाता है ।” (४७) 


२६६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


कभी बात को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हिन्दी के साथ अरबी- 
'फ़ारसी' के मिलते-जुलते शब्द ले भ्राते हैं। जेसे- 'कला' शब्द के प्रभाव 
से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा शौर उ्ू ध्य हुआ 
सनोर॑जन या मन-बहलाव ।” (२४६) 

शक्क जी ने व्यंग्य-विनोद के लिए भी अरबी-फ़ारसी का प्रयोग 
झधिक किया है। जैसे--- 

१. “ये वाग्वीर आज-कल की बड़ी-बड़ी सभाझ्रों के मन्‍्चों पर से 
लेकर स्त्रियो के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक मे पाये जाते हैं और 
काफ़ी तादाद मे ।” (१०) 


२. “काव्य का हृदय पर उतना ही और वैसा ही प्रभाव स्वीकार 
किया गया जितना और जैसा किसी परदे के बेलबूटे, मकान की नक्‍्काशी, 
सरकस के तमाशे तथा भाँड़ों की लफ्फाज़ी, उछल-कूद या रोने-घोने का 
पड़ता है ।*'**** कहीं-कहीं तो वह (कविता) अमीरों के शौक की चीज़ 
जमभी जाने लगी ।” 

शुक्ल जी के अ्ररबी-फ़ारसी-प्रयोग में. विशेषता है कि ये शब्द, हिन्दी 
में सज कर भआाते हैं--अजीब नहीं लगते । ये शब्द किसी अ्रतिरिक्त 
आग्रह से प्रयोग किए नहीं दिखाई देते, इसलिए भाषा का' प्रवाह बना 
रहता हैं-नही, बढ़ जाता है । ऐसा तब सम्भव होता है जब शुक्कजी 
एक बार भ्ररबी-फ़ारसी का प्रयोग कर श्रकस्मात हिन्दी पर नहीं झा 
जाते, बल्कि एक-दो ऐसे शब्दों के साथ उन जैसे दूसरे दब्द भी ले आते 
हैं। दूसरे, ये शब्द प्रसंगानुकूल भी होते हैं। जैसे, वे 'सहारा के रेगिस्तान 
की यात्रा” नहीं लिख सकते, का सफर' ही लिखेंगे। (७) शुक्ल जी 
के निम्नस्थ उद्धरण से हमारी बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी । वे लिखते 
हैं--“एक जाति को मू्तिपूज] करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तक ने 
उसे गुनाहों मे दाखिल किया है ।” यहाँ शुक्ल जी की परिष्कृत सुरुचि 
ने जाति या मतप्रवर्तक का नाम लिये बिता ही गुनाहों में दाखिल 


झुक्‍्ल जी की गद्य-शैली [२६७ 


शब्दों से ही अभीष्ट व्यंजित कर दिया है। पाप कहा है' से यह बाद 
न बनती | 


उन्होंने अग्रेज़ी के शुद्ध तथा तद्भव दोनों प्रकार के प्रचलित शब्दों 
को, आवश्यकतावश--पर बहुत कम--स्वीकार किया है। जेसे रेलवे- 
स्टेशन (२४४), क्लोरोफार्म (१११), कोठ-पतलून, हैट (२१६), कप 
(७८), अफ़सर, फैशन (२४१) भादि । पहले दो शब्दों के तो हिन्दी* 
पर्याय नहीं मिलते किन्तु 'फ़ैशन' का हिन्दी पर्याय होते हुए भी वह 
अभीष्ट ग्र्थ नही दे सकता । जैसे “किसी कविता के सम्बन्ध में किसी 
वाद का नाम लेना अब फैशन” के खिलाफ माना जाने लगा है।” 
यहाँ फैशन” के स्थान पर 'रिवाज' कर देने से काम न चलता। आआरायः 
फैशन” से लेखक ने व्यंग्य करने का काम लिया है। वस्तुत: शुक्ल जी 
का ध्यान भाषा की अभिव्यञ्ञना-शक्ति पर रहता है और इसके लिए वे 
अनुकूल विदेशी शब्द भी ग्रहण कर भाषा की संचित शक्ति का वद्धेन 


करते हैं ॥ 


शुक्ल जी ने तृतन छाब्दों का निर्माण कर हिन्दी के शब्द-भण्डार को 
विकसित किया। अ ग्रेज़ी साहित्य-समीक्षा सम्बन्धी अनेक छाब्दों के 
समानार्थी शब्द उन्होंने दिए हैं। जैसे---बिम्ब (47792०8) (२२८), 
प्रत्यक्षीकरण पक्ष (27"08676%&7४7ए० &४70009), संकेत पक्ष (5फ॥- 
907० 8870०%) (२२६९), निरपेक्ष दृष्टि (॥07७77७४० 0०7 
-80807/6७ फांडं०ण) (२३४), पुनरुत्थान-काल (++ि०7७४४8७708) 
(२३६), स्वच्छुन्दता के आंदोलन (िएणाक्रा00० 7707677070) 
(२३८), स्वयं प्रकाश ज्ञान ([7प४०॥) (२३६), अ्रहं का विसर्जन 
और निःसंगता (॥77007807%97#( #०४0्ष ॥0608007767५) 
(२४७), अन्तस्संज्ञा के क्षेत्र (59/0-(/07800प8 02707) (२२१), 
शिक्षावाद (06900 087) (२१०), शक्ति काव्य (20०07 


२६८५] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


885 7 7०४ए) (२१४), कला-काव्य (0607ए 88 870 07%) 
(२१५) आदि । 

शास्त्रीय दृष्टि से विश्लेषण करने पर कहा जा सकता है कि 
शुक्ल जी के निबन्धों में समग्रतः उपनागरिका दृत्ति का प्रयोग हुआ 
हैं। यहाँ करणं-कठ्ु तथा कोमलकात दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
होने से परूषा-कोमला दोनों वृत्तियों का समन्वय हुआ है । अतएवं उप« 
नागरिका वृत्ति का प्रधान्य है । 


'यशोधरा' की वेष्णव भावना 


यशोधरा का उद्देश्य काव्य-उपेक्षिता उमिला--और उसके माध्यम 
से समाज-उपेक्षिता श्रबलाओं---को वाणी देते हुए नारी की सत्ता- 
महत्ता को व्यक्त करना है । इस मूल उद्देश्य के श्रतिरिक्त बैष्णव सिद्धांतों 
की संस्थापना का उद्देश्य भी है। ये दोनों उद्देश्य भी सम्बद्ध हैं जैसा 
कि गुप्त जी के इस स्वकथन से स्पष्ट है-- “अमिताभ की आभा में ही 
उनके भक्तों की अभ्रँखें चोंधिया गईं श्रौर उन्होंने इधर देखकर भी न देखा । 
सुगत का ग्रीत तो देश-विदेश के कितने ही कवि-कोविदों ने गाया है, 
परन्तु गविणी गोपा की स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता देखकर मुझे शुद्धोधन 
के शब्दों में यही कहना पड़ा है कि--- 

गोपा बिना गौतम भी गआ॥राह्य नहीं मुझको । 
अथवा तुम्हारे शब्दों में मेरी वैष्णव भावना ने तुलसीदल देकर यह नेवेच् 
बुद्धवेव के सम्मुख रखा हैं। | स्पष्ट है कि कवि की वैष्णव भावना या 
वैष्णवजन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने' की वैष्ण॒वीय करुणा ने 
यशोधरा की उपेक्षा को दूर किया है । 

यशोधरा” के मंगलाचरण से भी गुतत जी की वैष्णव भावना का 
संकेत मिलता है। इससे मंगलाचरणः वस्तु-निर्देशात्मक भी हो गया है। 
राम के नाम-रूप-गुण-लीला-लाभ' के लिए इसी देदय में पुनर्जन्म लेने 
तथा 'ुक्ति-मुक्ति के स्थान पर भक्ति! की याचना से वेष्ण॒वों के भक्ति- 
सम्प्रदाय के तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं ।' 

धन्य हमारा भूमिभार, भी 
जिससे तुम झ्रवतार घरों 


 यशोघरा, शुल्क पृ० ५ 
( २६६ ) 


३००] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


से गुप्तजी क्री वैष्णवों के अवतारवाद में श्रास्था भी स्पष्ट है। राम 
के लिए 'नीरज नाभ' का प्रयोग भी साभिप्राय है ।| 
मंगलाचरण के बाद सिद्धार्थ तथा “महाभिनिष्क्रमण शीष॑ंक 
उपखण्डों में गुप्त जी ने सिद्धार्थ के उन विचारों को स्पष्ट किया है, 
जो उसके 'महाभिनिष्क्रमण' के प्रेरक कारण हैं। गुप्त जी ने इन प्रकरणों 
में सिद्धार्थ-प्रतिपादित बौद्ध सिद्धातों की यशोघरा के द्वारा आलोचना 
करा के वैष्णव विश्वासों की स्थापना की है । वेसे तो समग्र यशोघरा' 
में ऐसा हुआ है किन्तु यशोघरा' शीर्षक उपखण्ड की योजना ही इसी 
अ्भिप्राय से हुई है। यशोधरा मानों गुप्त जी के वैष्णव विचारों की 
प्रतिनिधि बन कर आई है । अरब हम संक्षेप में 'यशोघरा' में आई बौद्ध 
तथा वेष्णव मान्यताओं का तुलनात्मक स्पष्टीकरण करेंगे । 
सिद्धार्थ इस संसार-चक्र को दार्शनिक-ग्लानि से देखते हैं और 
यशोघरा को ऐसा कोई वक्र चक्र नहीं दिखाई देता जिस में पिसना 
पड़े ॥| वह समभती है कि दृष्टि-दोष से ही यह चक्र-अ्रमण दिखाई 
देता है ! 
उयदोधरा पृ० १० 
' घूम रहा है कसा चक्र !. 
यह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक ! 
पिसो, पड़े हो इस में जब तक, 
क्या श्रन्तर आ्राया है अभ्रब तक, 
सहें भ्रन्ततोगत्वा कब तक-- 
हम इस की गति वक्र। 
घुम रहा है कसा चक्र! 
--सिद्धार्थ (१२) 
झाली, चक़॒ कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल जलता है। 
--यज्ोपरा (५०) 


यशोधरा की वैष्णव भावना [३०१ 


सिद्धार्थ के लिए यह संसार दुःखमय है जिसमें मानव को त्रितापों 
में तपना पड़ता है | प्रतएवं वह इन से विनिवृत्ति-हेतु वैरागी बनते हैं। 
(१६) किन्तु यश्ोधरा सुख-दुःख को सहज भाव से लेती है, उस का 
प्रश्न है--- 

होता सुख का क्या मूल्य, जो न दुख होता ? 
प्रिय-हदय सदय हो तपस्ताप क्‍यों सहता ? 
मेरे नयनों से नीर न यदि यह बहता, 
तो शुष्क प्रेम की बात कौन फिर कहता, 
रह दुःख ! प्रेम परमार्थ दया मैं लाऊँ। (१०८) 
यशोध रा को दुख से भी ममता है क्योंकि उससे सहानुभृति-समता 
बढ़ती है। (१३६) इस जीवन-वाटढिका में करुण शूल ही शूल 
तो नही, सुख के तरुण फूल भी तो है। (१०७) सिद्धार्थ को ऐसे' अनेक 
प्रमाण मिलते हैं जो संसार के दुःखद स्वरूप को प्रकट करते हैं । संसार 
के सभी सुख क्षर्िक हैं और अश्रन्ततः उनका दृष्परिणाम ही होता है। 
. सिद्धार्थ को प्रकट-भोग पच्छन्त-रोग तथा संभोग मात्र भावी वियोग 
जान पड़ता है । (१७) वह समभता है कि संसार के नाना विषयों से 
परितृष्ति नही होती, पिपासा बढ़ती है। (१८) मनुष्य असहाय प्राणी है । 
सौ सौ रोग उसे घेरे रहते हैं पर वह कुछ नहीं कर सकता । (१३) दूसरी 
ओर यशोघ रा मिलनाकाश में विरह-घटा-सी छाना चाहती है । (१०६) 

भोगें इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित हैं! (१०८) 

“यहाँ 'विधान-विहित' से तात्पये अर्थ और काम के उन भोगों से है 
जिन पर धर्म का नियन्त्रण रहता है । आगे की ही पंक्ति में यशोघरा 
कहती है-- 

अपने को जीता जहाँ, वही सब जित है' (१०८) 
इस से पहले भी वह कह चुकी है-- 
यदि हम' में अपना नियम और दाम-दम है, 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है। (१०७) 


३०२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


यदि हम नियम-संयंम के साथ, उच्छ खलता न होते हुए, जीवन का 
उपभोग कर सकें तो कोई दोष नहीं । वस्तुतः भोग और त्याग के साथ- 
साथ निर्वाह में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। यदि भोग ही भोग 
हो तो मनुष्य किसी काम का नही रहता किन्‍्तू मात्र त्याग तो जीवन 
ही नहीं रहने देता और हठयोंग का' रूप धारण कर लेता है। भोग 
तथा त्याग की समान आवश्यकता है। तब ही त्याग सहज तथा 
व्यवहार हो सकता है। गुप्त जी का आदशें साकेत” और यशोघरा' 
की निम्न पंक्तियों में भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है--- 

१ निज सौध सदन में उदज पिता ने छाया 

मेरी कुटिया में राब-भवन मन भाया ।' 
२ जल में शतदल तुल्य सरसते 
तुम घर रहते हम न तरसते' (यशोधरा' ११६) 
सारतः गुप्त जी का त्याग या शम-दर्मा वैरागियों का नहीं 

संसारियों का है। यह भोग-पुष्ठ होने से सहज हो जाता है। यह 
पंकिलता में पंकज का आदर्श है। निवृत्तिमार्गी गौतम नारी को 
सिद्धि-मार्ग की बाधा समझा था। आधुनिक प्रवृत्ति-मार्गी युग ऐसे 
वैराग्य को पलायन समझता है | इसलिए गुप्त जी ने यशोघधरा के द्वारा 
भोग के साथ शम-दम की बात कही है जिसमें और भी अ्रधिक साधना 
यथा भ्रभ्यास की आवश्यकता है। पति-पत्नी साथ-साथ रह कर भी 
साधनः कर सकते है, यही आधुनिक युग का श्रादश है । 

सिद्धार्थ ने देखा था कि शैशव की कली तथा यौवन का सुगंधित 
फूल वृद्धावस्था में मुरका जाता है ओर अन्त में धुल में मिल जाता हैं । 
इस दृष्टि से मानव और फल-फूल की समान स्थिति है--सब का भ्रन्‍्त 
मृत्यु में है। सिद्धार्थे की अनुभूति इन पंक्तियों में स्पष्ठ है--- 

देखी मैं ने आज जरा ! 
हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशथ्ोधरा ? 


यशोघरा क्री वैष्णव भावता [३०३ 


हाय ! मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण-सुवर्ण खरा ? 
सूख जायगा मेरा उपवन, जो है भ्राज हरा ? (१३) 
या-- मैं सूंध चुका वे फुल्ल फूल, 
भड़ने को हैं सब भटित भूल | 
चख देख चका हूँ मैं, समुल-- 
सड़ने को है वे अखिल आश्राम ! (१७) 
वह॒ सब को भृत्यु-भीत' पाता है (१७) और उसे सर्वत्र झ्राने-जाने 
या आवागमन की धृुम-धाम दिखाई देती है। (१६) सभी का चेतन 
एक न एक दिन रोग-पशुश्रों द्वारा भ्रवस्य चरा जाता है, मानो जग 
मरने को ही' जीता हो । (१३) पर यशोधरा के लिए जरा और मृत्यु दोनों 
सार्थक हैं । वह जीवन में संयम के साथ जरा को विश्वांति” तथा मरण 
को नव जीवन-दाता समझती है । (१०७) वह सिद्धार्थ को निम्नस्थ 
पेक्तियों में युक्तियुक्त उत्तर देती है--- 
माना, ये खिलते फूल सभी भड़ते हैं, 
जाना, ये दाड़िम, आम सभी सड़ते हैं । 
पर क्या यों ही ये कभी द्ुठ पड़ते हैं ? 
मैं विफल तभी, जब बीज-रहित हो जाऊ' + (१०७) 
अनात्मवादी बौद्ध मृत्यु के बाद नवजीवन की कल्पना नहीं कर 
सकते। यशोधरा आत्मवादी है, इसलिए झ्राशावादी बनकर कह सकी है कि 
बीज (आत्मा) के अस्तित्व से, या आत्मवाद पर विश्वास से जीवन की 
सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लग सकता। श्रागे की पंक्तियों मे वह 
कहती है-- 
आकर पूछेंगे जरा-मरण यदि हम से, 
दैशव यौवन की बात व्यंग्य-विश्वम से, 
हे नाथ, बात भी मैं न करूगी थम से, 
देखंगी अपनी परम्परा के क्रम से, 
भावी पीढ़ी में झात्म रूप अपताऊ॥ (१०८) 


३०४ परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


फल या व्यक्ति का अन्त व्यक्तिगत रूप से होता है, परम्परा के 
विकास या समष्ठि-रूप से उसकी धारा भविच्छिन्न है। 
सिद्धार्थ संसार के क्षण-भंगुर तथा निस्सार स्वरूप के कारण इसे 
झन्तिम प्रशाम--राम राम--करता है, और जन्म के साथ अनिवायें 
मरख के दाय को बार बार नहीं चुकाना चाहता (१५) इसलिए वह मुक्ति 
या निर्वाण को अनिवार्य समझता है--- 
मुक्ति-हेतु जाता हूँ यह मैं, मुक्ति, मुक्ति, बस मुक्ति | 
सारतः वह आवागमन के चक्र या संसार के बन्धन से मुक्त होना 
चाहता है, इसलिए निर्वाण पथ का पथिक बनता है। इसके विपरीत 
यशोधरा संसार के बन्धन को बन्धन नहीं समभती--क्योंकि 'बन्धन' को 
सहज सम्बन्ध का रूप देने से वह बन्धन नहीं रह जाता--- 
निज बन्धन को सम्बन्ध सयत्न बनाऊ 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊ ? (१०७) 
यशोघरा को भव भाता है श्रतएव वह संसार के नाते को क्यों 
बोड़े ? प्रत्यक्ष जीवन को छोड़ कर अपर मुक्ति से नाता क्‍यों जोड़े ? 
वह कहती है--- 
भव भावे मुझ को शौर उसे में भाऊ ॥। 
कह मुक्ति, भल्रा, किस लिए तुझे मैं पाऊँ ? (१०७) 
यशोधरा श्रावागमन में जीवन का सौन्दर्य, प्रकृति का सहज स्वभाव 
उथा मृतनता का झानन्द देखती है श्रतएवं वह बौद्धों के निर्वाश-सिद्धांत की 
समयंक नही । उसका तक है--- 
ये चन्द्र-सूथ्ये निर्वाण नहीं पाते हैं; 
झोभल हो हो कर हमें दृष्टि आते हैं। 
भोंके समीर के भूम भ्रम जाते हैं; 
जा जा कर नीरद नया नीर लाते हैं । 
तो क्यो जा जा कर लौट न मैं भी भ्राऊ ? 
कह मुक्ति, भला किस लिए तुझे मैं पाऊ ? (१०८) 


यशोधरा की वैष्णव भावना [३०४ 


सिद्धार्थ सदेव संसार-सागर से पार उतरने की बात कहता है किन्तु 
यह्योघरा उसमें प्रवेश की, नए जीवन के संचार की कामना करती है--- 
आश्रो, प्रिय | भव में भाव-विभाव भरें हम, 
ड्बेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम । 
डूबता वह है जो अपने कत्तंव्य-कर्म को भूल जाता है। स्वधर्म-पालक 
न कभी संसार में डूबता है, न संसार से बाहर उसे मुक्ति की खोज करनी 
पड़ती है । इसलिए यशोधरा कहती है--- 
निज कर्मों की कुशल सदेव मनाऊ । 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊँ ? (१०८) 
कीवल्य-कामी लोग कहते है कि इच्छा दुख है” तो क्‍या कंवल्य- 
कामना इच्छा से इतर वस्तु है ? मात्र अपने लिए जीवन विषर्म है, तथा 
दूसरों के लिए जीना धर्म । लोकमंगल के लिए जीवन सार्थक है, अ्रतएव 
संसार-सेवा के लिए बारबार श्रावागमन क्‍यों न स्वीकार करे -- 


कैवल्य काम भी काम, स्वधर्म घरें हम, 
संसार-हेतु शत बार सहर्ष मरें हम। (१०६) 
मृत्यु के समय मनुष्य का धर्म, उस के पुण्य कर्म, उस का साथ देते 
हैं । तब भृत्यु भी सुन्दर हो जाती है--- 
पाप नही, किन्तु पुण्यताप मेरा संगी है, 
मरणा-प्रसंग मे यही तो एक प्रगी है। (१३६) 
बैष्णव मत में कर्म के साथ नियति का भी स्थान है। इसी का 
क्राभास हमें यशोधरा की निम्न पंक्तियों में मिलता है-- 
निशि की अंधेरी जवनिके, ह्ुप चेतना जब सो रही, 
नेपथ्य में तेरे न जाने, कौन सज्जा हो रही ! 
मेरी नियति नक्षत्र-मय ये बीज अ्रब भी बो रही, 
मैं भार फल की भावना का व्यर्थ ही क्‍यों ढो रही ? (६३) 
इसलिए वह कहती है-- । 
भोगना ही पड़ता है, जो जो भोग होता है / (१३५) 


३०६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


पर इससे किसी निराशा की सृष्टि नही होती, आ्राञझ्षा में आस्था 
बढ़ती ही है-- 
किन्तु प्रकृति के पीछे भी तो पुरुष एक है न्यायी, 
झ्राशा रक्खो, आशा रक्‍्खो, आशा रक्‍्खो, भाई ! (१३१) 
तात्पययं यह कि नियति पर आश्रय से निर्भयता से कर्म किए जा सकते हैं । 
वैष्णव मत में सगुणवाद तथा अश्रवतारवाद में विश्वास है गुत्त जी 
बुद्ध को भी इसी आधार पर मान दे सके है। यशोधरा बुद्ध के लिए 
कहती है-- 
बाँध नर ही तुम्हें न लाते, 
तो क्या तुम' इस भू पर आते ? 
निगुण के गुण गाते गाते 
हुई गरभीर गिरा भी गूँगी, 
क्या देकर मैं तुमको लूंगी' (१२७) 
संसार को मुक्त करने के लिए बुद्ध को भी बन्धनों में बंघना पड़ा । 
पर यह अवतारवाद भी आधुनिक बुद्धिवाद से परीक्षित-प्रमाखित है । 
झाज के बोद्धिक अ्रध्यात्म के फलस्वरूप अवतारवाद भी रूढ़ रूप में 
गृहीत नहीं । झ्रायेसमाज, रवीन्द्र, गाँधी तथा बाद में विशेष रूप से 
श्ररविन्द में नर को मारायण में आरोहित किया गया है। ईदवर माने 
जाने वाले राम और कृष्ण का मानवीकरण हुआ। उनके महापुरुषत्व 
में, लोकोपकार के उच्च कार्यों में देवत्व देखा गया, और इसी आधार पर 
उनको अवतार माना ग्रया । यह मानव की महत्ता की अपूवव स्वीकृति. 
है । यद्यपि भुप्त जी को राम के ईइवरत्व में पूरा विश्वास है फिर भी 
'साकेत' के राम को वह बुद्धिवाद से नही बचा सके । ऐसा करते तो युग' 
का साथ न दे पाते । उनके राम कहते हैं-- 
भव में नव वेभव प्राप्त कराने आया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया | 


'साकेत, संस्करण २००५, पृ० १६७ । 


यशोधरा की वैष्णव भावना [३०७ 


यशोधरा भी बुद्ध के सम्बन्ध में यही कहती है--- 
लूँगी क्या तुमको रोकर ही ? 
मेरे नाथ, रहे तुम नर से नारायण होकर ही । (१२६) 
समाज परिवारों से बनता है और परिवार सुरक्षित है घरों में।॥ 
स्वयं नारी की महत्ता घर के साथ है। इस सम्बन्ध में हज़ारीप्रसाद ट्िवेदी 
लिखते हैं---“भारतवर्ष के सभी मर्यादा प्रेमी कवि परिवार के कवि रहे 
हैं ।/* गुप्त ज़ी को भी परिवार-व्यवस्था का विशेष ध्यान रहता है। 
यशोधरा भी ग्रहत्यागी बुद्ध के लिए “गृह-मार्ग' ने भूलने की कामता 
करती है--- 
भले ही मार्ग दिखाश्रो लोक को, 
ग्रह-मार्ग न भूलो हाय ! 
तवजो हो प्रियतम ! उस आलोक को, 
जो पर ही पर दरसाय (१३३) 
ग्रहनमार्य (ग्रहस्थ-जीवन) पर चलते हुए भी सिद्धि मिल सकती है। 
राहुल कहता है--- 
और रहो चाहे जहाँ, सिद्धि तो है धुन की, 
तेरी गोद में ही अ्रम्ब, मैंने सब पाया है, 
ब्रह्म भी मिलेगा कल, आज मिली माया है। (१०४) 
बेष्णव मत में माया भगवान से मिलाने की एक शक्ति रूप में 
ग्रहीत है, अतएव मायावी गृहस्थ धर्म सिद्धि में साधक है, बाधक नहीं ॥ 
गुप्त जी के विचारों में व्यक्ति, परिवार तथा समाज सब की महत्ता 
स्वीकृत हुई है । 
गुप्त जी ने बुद्ध के उन विचारों का खंडन नही किया जहाँ वेष्णव 
और बौद्धमत एकमत हो जाते हैं। जेसे बुद्ध की हिसा-विरोधी निम्न 
पंक्तियाँ दोनों को मान्य है।--- 
मर हिन्दी साहित्य, पुृ० ४४३ 
|हम बलदेव उपाध्याय के इस कथन से सहमत हैं कि “इस भव्य 


ड्े०८] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


बह कर्म-काण्ड-ताण्डव-विकास 
वेदी पर हिसा-हास-रास, 
लोलुप-रसना का लोल-लास, 
तुम देखो ऋग, यजु और साम ! (२८) 
यद्यपि गुप्त जी ने मगलाचररा में 'भक्ति' की याचता की है पर 
घखल्योधरा' में भक्ति के किसी रूढिवादी श्राचारात्मक रूप का प्रतिपादन 
नहीं । वस्तृतः भ्राज कर्म-मार्ग की महत्ता ही स्वीकृत है और इसी की 
व्याख्या यशोधरा ने की है। 
यह समझ लेना जरूरी है कि गुप्त जी की वैष्णव भावना भी आाधु- 
निक वैष्णव भावना है जो आज के मानववाद, पुनरुत्थानवाद तथा बुद्धि- 
वाद से प्रभावित है । वस्तुतः इसे वैष्णव भावना न कह कर, झाधुनिक 
विचारधारा कहना अ्रधिक संगत होगा । 
ग्रन्त में 'यशोधरा” की एक विशेष असंगति की व्याख्या करना हम अति- 
वाये समभते हैं । यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को ग्ृहमार्ग का त्याग 
करा बुद्ध शरणं, धर्म शरणं, संघं शरणं कर दिया । वह स्वयं भी इसी 
मार्ग का अवलम्बन करती है। यह उसके अपने ही सिद्धांतों के विरुद्ध 
जाता है। यह ठीक है कि राहुल भिक्षु बनकर विश्व का उपकार करेगा, 
किन्तु यह भी तो निवृत्ति-मार्गे है । अवद्य ही राहुल को विश्व-कल्याण 
के लिए संघ-शरणा करने में त्याग की दृष्टि से गोपा की(नारी की) महत्ता 
बढ़ती है, किन्तु दूसरी दृष्टि से वह भ्रपनी ही महत्ता कम कर लेती है। 
तारी की वास्तविक महत्ता परिवार में है और राहुल को गृहमार्गी न 
बनाकर या जल में कमलवत साधना का भ्रनुयायी न बनाकर, उसने अपने 





भारत के प्रागरणा मे वैष्णव धर्म ने ही सर्वप्रथम अहिसा का शंखनाद 
फूँका था जिसका अनुकरण कर जैन तथा बौद्ध धर्मों ने कालांतर में 
इतनी ख्याति प्राप्ति की'*'वैष्णव धर्म ने ही वैदिक घर्म के भीतर 
से ही सर्वप्रथम वेद के हिंसामय यज्ञों के विरुद्ध विरोध का भंडा 
ऊपर उठाया ।” (“भागवत सम्प्रदाय षृ० €) द 


यशोधरा की वैष्णव भावना [३०६ 


ही सिद्धांतों में ग्रसंगति ला दी है। निवृत्ति के साथ सनन्‍्यास; तथा प्रवृत्ति 
के साथ परिवार का सम्मान बढ़ता है। नारी का आदर भी गाहंस्थ्य 
या परिवार से ही बढ़ता है । इस दृष्टि से राहुल को परिचालित करने 
में यशोधरा घूक गई है। वैसे भी यह भिक्ष-मार्ग आज के युगानुकुल 
नही । उद्देश्य वह नहीं होता जो मुख्य पात्र द्वारा मात्र कथित होता हैं, 
उस पात्र के कार्यों तथा कथा-परिणति से उसका ध्वनित होना भी आव- 
इयक है । किन्तु यशोधरा में ऐसा नही हुआ । मातृभावना में सृष्टि को 
प्रिचालित रखने की एक सहज-प्रेरणा होती है, इसलिए वह पुत्र को 
गृहस्थी देखना चाहती हैं । किन्तु यहाँ यशोधरा में वह मातृत्व भी नहीं 
दिखाई देता । दूसरे इस अ्रसंगति से इतिहास और कल्पना के समन्वय 
का प्रशन भी सामने आता हैं। किसी कवि के लिए अपने युग से प्रभावित 
होना स्वाभाविक है। यही नहीं, थुग-धर्मं का पालन उसके लिए आव- 
इयक है, परन्तु प्राचीन कथानक में उसे संगति देने के लिए एक विदेष' 
विधायक कल्पना की आवश्यकता होती है; ऐसी कल्पना कि जिससे कृति 
मे न तो देशकाल सम्बन्धी दोष आए और न ही उसकी वैचारिक एक- 
तानता या समतन्विति नष्ट हो । गुप्त जी इन दोनों दोषों से लहीं बच 
सके । मंगलाचरणा में भक्ति, | मध्य में कर्म तथा अन्त में निवृत्ति--- 
असंतुलन स्पष्ट है। अ्रवश्य ही 'भक्ति' को कमें-मार्ग के लिए एक रामा- 
त्मक शक्ति के रूप में ग्रहण किया जा सकता है--जैसा कि. रामचन्द्र 
शुक्ल में मिलता है--किन्तु गुप्त जी ने यशोधरा' में इसे कहीं स्पष्ट नहीं 
किया । वस्तुतः गुप्त जी दो व्यामोहों में उलक गए । एक ओर वे इति- 
हास-प्रसिद्ध गौतम की महत्ता कम नही कर सकते थे दूसरी ओर अपनी 


यह आवश्यक नही कि मंगलाचरण और कृति में एक ही बात हो  >यह आवश्यक नहीं कि मंगलाचरण ओझौर कृति में एक ही बात हो 
किन्तु आगेकी सम्पूर्ण कृति में विचारात्मक संतुलन अनिवाये है । यशो- 
घरा' के मंगलाचरणु को भी हमने कृति के साथ समन्वित रूप में देखा 
है क्योंकि मंगलाच रण में प्रतिपादित श्रवतारवाद तथा राम (विष्णु)श्ोर 
बुद्ध को एक करने की बात आगे भी मिलती है। 


३१०] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


वैष्णव भावना का प्रतिपादन भी चाहते थे--5न्हें वैष्णव भावना का 
नैवेद्य बुद्धदेव के सामने रखने की कामना थी । भ्रनात्मवादी बुद्ध के सामने 
आत्मवादी दर्शन ! दोनों की महत्ता के निर्वाह का प्रयास भ्रसफल ही हो 
सकता था । कुछ झालोचक इसे समन्वय” कह सकते हैं भौर गुप्त जी ते 
भी कृति में इसका सांकेतिक प्रयास किया है--सिद्धार्थ स्वयं को “राम 
का वंदजात' (२२) भी बताता है और गोपेश्वर' (२३) (कृष्ण) भी । 
हमारे विचार में यह समन्वय नहीं, समझौता" है । गुप्त जी किसी 
भ्रन्‍्य कृति में वैष्णव दर्शन देते शौर यहाँ यशोधरा के उद्धार तक ही 
सीमित रह जाते तो भ्रच्छा था, क्‍योंकि अ्रंतिम निवृत्ति-मार्ग में कृति के 
मल उह्दे श्य--विदिष्ट नारीभावना के निर्माण--को भी क्षति पहुँची है । 


महादेवी की भावधारा या वेदनानुभूति 


जीवन' का ह॒र्ष-विषाद, हास्य-रदन ही तो गीत है । ये हषे-विमर्ष 
भी जीवन के घात-प्रतिधातों का परिणाम हैं जिनमें कभी हमारी अतृप्त 
आकांक्षाएं कराह और कभी सुखात्मक अनुभूतियाँ मुस्कुरा उठती हैं। 
इन्ही के भीतर से जीवन को देखने-समभने का एक हदृष्टिकोश उभर 
उठता है जिसके साथ यदि व्यक्ति का विश्वास जुड़ जाए तो उस 
'संकल्पात्मक अ्नुभूति' की सृष्टि होती है जो कविता की जननी है। अत- 
एवं ग़ीतिकाव्य में जीवन-दर्शन का उपयुक्त स्थान है। ऐसा' इसलिए कि 
कवि के दर्शन और जीवन के प्रति उसकी श्रास्था में भेद असम्भव है । 
यदि यह भेद हुआ, तो कवि काव्य में भ्रपनी श्रनुभूति के प्रति श्रवि्वासी 
होगा भर इस स्थिति मे किसी भी उत्क्ृष्ठ काव्य का सृजन 
असम्भव है । 

गीति-कवयित्री महादेवी की भावधारा के सम्बन्ध में आलोचना“ 
जगत में जितनी श्रान्तियाँ है, शायर ही उतनी किसी के सम्बन्ध 
में हों । 

कमलेश जी को इन्टरव्यू देते हुए वे कहती हैं: “संघर्ष हमारा 
प्राण है और वह हमें करना है। आगे भी करेंगे । बिना संघर्ष जिन्दा 
कौन रहा है ? जीवित रहने के लिए संघर्ष करना हमारे विद्रोही स्वभाव 
की विशेषता है । यह विद्रोह हमने पढ़ते-पढ़ते ही सीख लिया था। मैं 
महिला विद्यापीठ में उसी विद्रोह को क्रियात्मक रूप दे रही हूँ। इस 
क्रियात्मक जीवन में मुझे व्यस्त रहना पड़ता है भौर मैं उस व्यस्तता' में 
ही जीवन का आनन्द खोजती रहती हूँ। मुभे प्रतिक्षण इस बात की 


( ३११ ) 


३१२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


चिन्ता रहती है कि हम इस हलचल में ही शान्ति का समाधान खोजें 
और अशान्ति को मिठायें ।/' 

कमलेश जी' प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि “यह आत्मा 
जो कुछ कह रही है वह उसके अच्तरतम की ध्वनि है ।”' 

बहुत-से झआलोचकों का यही मत है कि इस 'अन्तरतम की ध्वनि! 
“की अभिव्यक्ति महादेवी के गद्य मे हुई है कविता में नहीं । गद्य में विद्रोह 
'का स्वर है, पद्य में पलायन की भावना । “गद्य और पद्च में महादेवी के 
जीवन की दो पृथक्‌ धाराएँ विकसित हुई है । उनके पद्म की कसोटी है 
असामझस्य और आात्म-पीडन, जिनमें बाह्य परिस्थितियों से झास्था ने 
'होने के कारण अन्तर्मुखी चिन्तन है, विशुद्ध आध्यात्मिक श्रनुभूति नहीं ॥ 
आत्मदर्शी जिन अनुभूतियों में रमता है उनका इनमें श्रभाव है। अतएव 
“उनका पद्म रागात्मक कल्पना का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हुआ भी इतना 
लोक-संवेध न हो सका जो मन में उतर पाता । इसके विपरीत महादेवी 
के गद्य का अपना पृथक्‌ अस्तित्व है'***** । लोक-सामान्य संवेदनीयता 
की भाव-भूमि पर उन्होने गहरे हल्के रंगों के जो चित्र आँके हैं वे अर्थे- 
पूर्ण अनुभुतियों के आधार पर यथार्थ का सच्चा निरूपण करते हैं।” . 
इस धारणा के अनुसार जब महादेवी गद्य में लिखती है तो और 
ही प्रकार से सोचती हैं, दूसरों के लिए रोती हैं ग्रौर जन-जीवन से उनका 
सक्रिय सम्बन्ध प्रकट होता है । परन्तु पद्म में लिखते समय उनके सोचने 
की विधि बदल जाती है, उनका अश्रपना अश्रभाव ही भाव बन कविता में 
'फूट पड़ता है, एकाकिती बरसात बनता है और किसी भ्रलौकिक प्रियतम 
की साधना का स्वांग' भरता है। उनकी कविता कल्पनाओं अथवा 
अध्ययन-प्रसुत दर्शन-चिन्तन के भुलावे में डाल जीवन से दूर ले जाती है, 

' मैं इनसे मिला, पृष्ठ ११६ 

/ वही, पृष्ठ ११ 

* भहादेवी वर्मा--काम्य कला और जीवन दर्शन, प्रृष्ठ १२, शी 
रानी गुट । 


महादेवी की भावधारा [३१३ 


झौर गद्य में उनकी “आत्मा का सत्य शब्द-शब्द, पंक्ति-पंक्ति मे सजीव 
होकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है ।” गद्य और पद्च का यह 
भाव-वेषम्थय कुछ आलोचको को आश्चर्य में डाल देता है । 


शान्तिप्रिय द्विवेदी महादेवी के दुःख के संवेदनात्मक रूप को उनके 
संस्मरणों में ही देखते हैं, कविता मे नही। कविता में अलौकिक वेदना 
को मानते है। “निस्सन्देह महादेवी की कविता न तो जीवन के प्रहर्ष 
में है, व जीवन के संघर्ष में । उनमें तो केवल उस चेतन की श्राराधना 
है जो जीवन के इतने हर्षविमर्षो कः संचालक है।” 

नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार “महादेवी के काव्य में वैराग्य 
भावना का प्राधान्य है। महात्म बुद्ध की भाँति नही (बुद्ध की मूर्तियों में 
दुःख की मुद्रा नही मिलती) किन्तु बौद्ध संन्‍्यासियों सरीखी एक चिन्ता 
मुद्रा, एक विरक्ति, एक तड़प, शान्ति के प्रति एक अ्रशान्ति महादेवी की 
कविता में सब जगह देखी जा सकती है। 

अमृतराय भी महादेवी के काव्य को आ/त्म-केन्द्रित मानते है और 
श्रपनी ही पीड़ा के वृत्त में उसकी समासि भी देखते हैं । गद्य को वह 
समाज-केन्द्रित मानते हैं। इसलिये वे लिखते हैं--“भ्रबः॒ उसका कोई 
उचित का रण समभ में नहीं आता कि महादेवी के इन दोनों रूपों में ऐसा 
क्रमाप पार्थक्य, ऐसा विचित्र वैषम्य क्यों है। हमारे विचार में यदि महादेधी' 
के काव्य का सम्यक्‌ निरीक्षण-परीक्षण किया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि महादेवी के कवि और गद्यकार में कोई विरोध नही, ये परस्पर 
अभिन्‍त है। जीवन में सक्रिय सेवा करने त्राली, गद्य में पीडितों-शोषितों 
को वाणी देने वाली, कविता मे एकदम वैरागिनी कैसे बन सकती है ? 
बस्तुतः उनकी अलौकिक वेदना को समझने की श्रावश्यकता है। आगे 
की पंक्तियों में हम यही स्पष्ट करेगे । 

यह युग बुद्धिवाद का युग है । बुद्धिवाद, आददोंवाद अथवा अध्यात्म- 
वाद का विरोधी नहीं किन्तु वह अपनी कसौटी पर श्रतीत के आद्शों 
को कसता है। बुद्धिवाद की दृष्ठि से विरक्तिपरक अध्यात्म इस थुग की 


३१४ परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


माँग के अननुकूल है। सम्बन्ध से विलग होकर हम विजन वन में मोक्ष नहीं 
पा सकते और मानव-सेवा ही ईद्वर-सेवा है--बुड्धिवादी को यही 
आध्यात्मिक आदर्श इस युग के अ्रनुकुल जान पड़ा । विवेकानन्द, गाँधी 
गौर रवीन्द्र के बौद्धिक अध्यात्म ने मानव-सेव; का पाठ ही पढ़ाया । 
विवेकानन्द के अ्रनुसार “मानव में ईश्वर का दर्शन ही सच्चा दशेन 
है ।” रवीन्द्र की गीतांजलि मे यही स्वर मुखरित हुआ । रबीच्द के एक 
गीत “निवेद्र' का मूल भाव है “वराग्य साधन से मुक्ति ? भ्ररे वह मेरी 
नहीं है । में तो संसार के असंख्य बन्धनों में ही मुक्ति का आनन्द पा 
लूंगा ।| गीताजलि मे एक झोर लौकिक प्रेम के रूपकों में दिव्य-- 
अलौकिक रति की अनुभूतियाँ है, रहस्यमयता है भौर दूसरी ओर युगानु- 
रूप श्रध्यात्म का परम्परा-मुक्त दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है । यथा गीताजलि 
की निम्न पंक्तियों भें-- 
भजन पुजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े 
रुद्ध द्वारे देवालयेर कोणे केन आछिस ओरे । 
भन्धकारे लुकिये श्रापत सने, काहार तुइ पूजिस संगोपपने । 
नयन मेले देखि-देखि तुई चेये--देवता नाइ धरे ।* 

“तू भजन, पूजन, साधन, आराधना सब रहने दे । पुजारी तू मन्दिर 
का द्वार बन्द किए, उसके कोने में अपने मन के एकान्त श्रन्धकार में 
मूक-रूप से किसकी पूजा में संलरन है ? आँख खोलकर देख भगवान कहाँ 
नहीं है?” महादेवी भी झाध्यात्मिक अ्रवश्य हैं किन्तु मीरा की तरह 
झात्मस्थ भ्रथवा झात्म-केन्द्रित नहीं। उनका अ्रध्यात्म भी विवेकानन्द 
झौर रवीन्द्र का, इस युग का अध्यात्म है। 

नारी वेसे भी संवेदनशील होती है, कवयित्री और भी अभ्रधिक, कितु 
भहादेवी अत्यधिक-अ्रसामान्य संवेदनशील हैं । यह संवेदनशीलता किन्‍्हीं 
परिस्थितियों का ही प्रभाव नहीं, उनका मूल सांस्कारिक गुण भी है। 

गीतांजलि, अनु० पृथ्वीनाथ शास्त्री, गीत सं० ७३, पृ० १६० 

वही, गीत सं० ११, पृ० ३२ 











महादेवी की भावधारा [३१५ 


शिवचन्द्र नागर महादेवी के सम्बन्ध में लिखते हैं “वे एक पेड़ को 
एक स्थान से उसाड़कर इसलिये नहीं लगातीं कि वह सूख न जाये । वे 
एक फल' को इसलिये नहीं तोड़तीं कि वह मुरका न जाये । वे किसी भी 
जीव की मृत्यु चाहे वह कितना भी छोटा क्‍यों न हो अपनी श्राँखों से 
देखना नही चाहती । मुझे याद है ५क बार जब मेरे एक साथी महोदय 
ने एक कालीन पर चढ़े श्राते हुए चीठटे को उंगली से दूर फेंका तो वे 
उसके मर जाने के डर से घबरा उठी और दूसरी बार जब एक बार 
उत्तकी' बिल्ली. सुनयना ने उनकी श्राँखों के सामने एक जानवर की हत्या 
कर डाली तो इनकी श्राँखों से श्लॉस्‌ कलक आए और कहने लगी कि--- 
अब इस बिल्ली को अपने यहाँन रखंगी ।' तब से पता नही सुनयना 
कहाँ चली गई । मैंने उसे नही देखा । 

“विद्व के किसी कोने से किसी की भी पीड़ा की कहानी सुनकर 
इनका सन उसकी पीड़ा में ड्ब जाता है। अपने द्वारा यह किसी को 
पीड़ा पहुँचाना भी नहीं चाहती । इसलिये वह किसी भी आदमी से खींची 
जाने वाली रिक्शा में नहीं बैठती ।” संस्मरणों से तो यह स्पष्ट ही है । 
महादेवी के इसी संवेदनात्मक स्वरूप के दर्शन उतकी कविताओं में भी 
होते है । 

महादेवी के गीत गीले और साश्रु हैं--दुःख से भ्रापूर्ण हैं। वेदना का 
इतना एकान्त प्रसार उनके गीतों में क्‍यों है ? बिना किसी अनिवार्य 
आवद्यकता श्रथवा दर्शन के ऐसा' नहीं हो सकता । अवश्य ही वेदता 
उनको प्रिय भी हैं और इसका उनके जीवन-दर्शन से अनिवार्य रूप से 
सम्बन्ध भी है | तो क्या जो बात किसी को प्रिय हो वही उसका जीवन- 
दर्शत भी होगी ? ऐसा श्रावश्यक तो नहीं, किन्तु महादेवी-जैंसी परि- 
पक्‍व बुद्धिशीला महिला के लिये आवश्यक है क्योंकि उनसे हम किसी 
सस्ती भावुकता की आशा नही कर सकते । शौर फिर कितनी ही कवि- 
ताओों में वेदना साध्य भी बन गई है, मानो यही उनका इष्ट हो। 
“महादेवी ने अपनी वेदता की प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का 


३१६] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


उल्लेख किया है वे पर्याप्त नही है । उन्हें जीवन में बहुत दुलार, बहुत 
श्रादर और बहुत मात्रा में सब-कुछ मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय 
मालूम नहीं हो सकती | प्रियक्रिया हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं होती 
और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के बिना रमणीय अभिव्यक्ति सम्भव 
नही । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनायें, जेसा कि उन्होंने लिखा है, 
झतिशय प्यार, दुलार की प्रतिक्रिया के कारण ही वेदना-बहुल हैं, तो 
उनका मर्म किसी कवयित्री का मर्म नहीं हो सकता किन्तु यह बात नहीं 
है। महादेवी एक सफल कवयित्री हैं और आपके पास कवि-सुलभ एक 
संवेदतापूर्ण हृदय भी है ।* 
जैनेन्द्र शचीरानी गुद्द के प्रइनोत्तर में कहते है: “घायल घाव नहीं 
चाहता है, मालूम होता है उनकी गति घायल की है नहीं । महादेबी' 
वियोग और विरह मे रस अधिक दढूंढती है । उसका श्र्थ है विकलता 
इतनी अनुभव नहीं करती ।” हम इससे सहमत नही । महादेवी की वेदना 
का स्वरूप आह्वलादकारी है, विषादकारी नहीं । महादेवी को 'करुणा 
स्नात उजले उल्लासमर्य दुःख की अपेक्षा है, निराशानिहित मलिन दुःख 
की भही--- 
शुन्‍्य मन्दिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी । 
अचेता हो शूल भोले, क्षार हग-जल श्रध्यं होले, 
आज करुणा स्तात उजला,दुःख हो मेरा पुजारी । 
“सॉध्यगीत, यामा २१२ 
अपने दुःख के इसी स्वरूप को स्पष्ट करती हुईं महादेवी लिखती 
हैं--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक 
सूत्र मे बाँचे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे 
मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुँचा सके, किन्तु हमारा एक 
बूँद आँसू भी जीवन को अधिक उबर बनाये बिना नहीं गिर सकता । 
*लक्ष्मीनारायण सुधांझु, 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत', 
ध्‌ृ० ३१३-१४ 


महादेवी की भावधारा [३१७ 


मनुष्य सुख को भ्रकेला भोगेना चाहता है, परन्तु दुःख को सबको बाँटकर । 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस 
प्रकार मिला देना जिस प्रकार कि जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, 
कवि का मोक्ष है ।”' 

यही मोक्ष महादेवी का लक्ष्य है। पर-वेदना से प्रेरित होकर ही गद्य 
में उन्होंने यथार्थ चित्र दिये है श्रौर विश्व के प्रति यही अश्व-आपूर्ण 
संवेदना अनेक कविताओं में मुखरित हुई है। इसीसे उनका दुर्गनतम 
जीवन-पथ सजल और सरल होता है और युग का तृषित तीर' भी 
शीतलता प्राप्त करता है । 

महादेवी पर बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव है । इसको उन्होंने कितनी 
बार स्वीकार किया है ।' बौद्ध मत के अनुसार साधक श्रष्टाग मार्ग पर 
चलकर निर्वाण-प्राप्ति कर सकता है भर उसके लिए साधन है करुणा 
अ्रथवा संवेदता । इसी करुणा से वह संसार को उद्बोधित करती हैं, 
जागृत करती है-- 

जाग बेसुध जाग, 

अश्रु-कण से उर सजाया, त्याग हीरक हार 
भीख दुःख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्‍्ताप। 

सुत जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप । 

करुणा के दुलारे जांग। 
,... न: ्ः कल 

रात के पथ हीन तम में मधुर जिसके श्वास , 
फल भरते लघुकरणों में भी अ्रसीम सुवास । 


पहन्‍र पर ाकमपर५+ ननाप-र+-अवपतत चतमनक यह /%4४०७५१७५७५०५.४००५७५६४७१-३०४३०/प वन 3 मकेनधी-+ ०.० कल 7+कोप+-तैलच रे] _लक- फ-+नलननक लक कम भवक 


 रश्मि' की भूमिका, 'यामा (पृ० १२) 
“बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय श्रनुराग होने 
के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समभने वाले दर्शन' से मेरा 
भसमय ही परिचय हो गया था ।“-रहिम! की भूमिका, यामा' पृ० १२ 


न 





३१८] परिचित प्रइम, नई समीक्षा 


कंटकीं की सेज जिसकी आँसुओं का ताज , 
सुभग हँस उठ उस प्रफूल्ल गुलाब ही सा आज । 


बीती रजनी प्यारे जाग | 


यह पलायन है या जागरण ? यह जीवन से पलायन नहीं जीवन में 
प्रवेश है। 78 48 87. 880&]06 7760 ॥6, ४०॥ 70० पं, 
वस्तुतः यह पलायनवाद नहीं, प्रवृत्तिवाद है। उनकी करुणा बौद्धिक 
करुणा नहीं । जग के कण-कण को जानकर, उनके क्रन्दन को पहचान 
कर करुणा ढुलकती है। जग के दागों को धो-धोकर ही उसकी काया 
की छाया गहरी होती है । जिसमें जग के संघर्षों से जूकने की दाक्ति न 
हो वही निर्जन गह्नर की वांछा कर सकते है, पलायनवादी बन सकते हैं; 
महादेवी नहीं, जो कठोर बनकर पूर्ण शक्ति से सुख-दुःख का स्वागत कर 
सकती हैं-- 
जिसको पथ शूलों का भय हो, 
वह खोजे नित निरुन, गह्नर; 
प्रिय के सन्देशों के वाहक, 
में सुख दुःख भेंटूगी भ्रुजभर; 
भेरी लघु पलकों से छलकी, 
इस करणा-करा में ममता बिखरी !* 


महादेवी को दुःख का वह रूप तो प्रिय है ही जो सहानुभूति और 
समता बढ़ाता है, आत्मा का विस्तार करता है; “मनुष्य के संवेदनशील 
हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है” और 
दूसरा वह रूप भी प्रिय है “जो काल श्र सीमा के बन्धन में पड़े हुए 
असीम चेतव का क्रन्दन है ।' इसी क्रत्दन में वह करुणा भी सम्मिलित 


कमरा भरा रा ंभभ.ए५धघधभभ ४ आ॥७॥ल्‍७७७७७७७७७ए्रशल्‍७७७७७७७॥७७७७७॥७श्र७७७७ए७ए््शशश॥ा७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ ,ााककइइक*ककअॉ कहे अल अल म 


'नीरजा, यामो पृ० १९४ “सांध्यगीत, यामा पृू० २५४ 
* रश्मि की भूमिका, यामा' पृ० १२ 
* बही » के 





महादेवी की भावधारा [३१६ 


है जो जीवन-वैषम्य और संसार की प्रसारता* से उत्पन्न होती है । यदि 
मनोवैज्ञानिकों की भाषा में कहा जाय तो व्यक्तिगत अ्रभावजन्य वेदना 
का काव्य में उन्‍तयन अथवा पयु त्थान हो जाता है। इस दु.ख के तीसरे 
स्वरूप ते महादेवी के पहले दो दुःखों को और भी तीत्र बनाया है। श्रवश्य 
ही व्यक्तिगत श्रभावों का काव्य पर प्रभाव पड़ता है किन्तु इसको प्रबल 
प्रभाव के रूप में ही ग्रहण करना चाहिये, मूल के रूप में नहीं । जीवन 
पर पड़े हुए भ्रन्य प्रभावो-संस्कारों को कैसे भुलाया जा सकता है? 
महादेवी स्वभावतः - संस्कारत: अनुभ्ृतिमयी तथा करुणाशील हैं । सामा- 
जिक गत्यवरोध ने करुणा को और घनीभूत कर दिया है | श्रतएव यदि 
भमहादेवी जी गृहिणी या माता होती तो भी उनके काव्य के स्वरूप में 
विशेष अ्रन्तर न झाता, वह करुणा-बहुल ही होता क्योकि यह उनकी मुल 
प्रवृत्ति है, सांस्कारिक प्रवृत्ति है, केवल व्यक्तिगत अभाव-जन्य' नही । 
माता अथवा गृहिणी होने की स्थिति में ध्यान बँट जाता है और काव्य 
की तीब्रता अवश्य कम हो जाती किन्तु स्वरूप में परिवर्तन सम्भव नहीं 
था। कमलेश जी को हृण्टरूयू देते हुये वे कहती है---“उनमें (गीतों में) 
करुणा की अधिकता इसलिये है कि बुद्ध का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा है। मैं बचपन में भिक्षुणी होना चाहती थी और आज भी बह 
लालसा ज्यों की त्यों बनी है । लेकित अ्रपने जीवन से भी मुझे पूर्ण 
सम्तोष है। भिक्षुणी बनकर पूर्ण स्वतन्त्र हो जाती, पर भ्राज भी मैं कम 
स्वतन्त्र नहीं हूँ । जो मैं चाहती हूँ वही तो होता है । मेरी जीवन-यात्रा 
बड़ी सुखद है । सामाजिकता का यह रूप जो मैंने अपनाया है, वह इस 
लिए कि वह मेरे मन्त के भ्रनुकूल पड़ता है। तभी तो मैं भिक्षणी न होने 
पर सन्तुष्ट हैं । झ्ारम्भ में विघवा श्रादि विषयों पर मैंने लिखा ही है। 
ये ही विषय सामने भी थे ।” 


महादेवी पर भअ्रद्वेतवाद का प्रभाव भी स्पष्ठ है। यथा--- 





“यथा पृष्ठ २६, ३०, ४२ थामा; नीहार 


३२० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


(क) तुम हो विधु के बिम्ब और मैं 
मुग्धा' रश्मि अजान, 

जिसे खींच लाते अस्थिर कर, 
कौतूहूल के बाण । 


झोस घुले पथ में छिप तेरा, 
जब भ्राता आद्वान, 
भूल अ्रघूरा खेल तुम्ही में 
होती अन्तर्धान !* 
(ख) मैं तुम से हूँ एक--एक हैं 
जैसे रध्मि प्रकाश ॥॥ 
(ग) चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम 
मधुर राग तू मैं स्वर-संगम, 
शंकर के अ्रद्व तवाद ने भी बुद्ध के समान संसार को दुःखमय स्वीकार 
किया है। किन्तु अद्व तवादी ससार को मिथ्या समझते हुए भी उससे 
इस प्रकार द ष नहीं रखते कि संसार विलीन हो जाय। महादेवी' 
सर्वात्मवादी भी तो हैं। इस वाद के अनुसार सर्वत्र एक ही आत्मा 
विद्यमान है। सर्वात्मत्रद में अ्रद्व तवादियों का-सा जगतु का निषेध नहीं 
है । इसमें ब्रह्माण्ड को सत्ता (व्यक्त पक्ष) को भी ग्रहण किया जाता है 4 
नीरजा' की निम्न पंक्तियों में सर्वात्मवादी धारणा स्पष्ठ है--- 
यह क्षण क्‍या ? द्वत मेरा स्पंदत ; 
यह रज क्‍या ? नव मेरा मुदु तन; 
यह जग क्या ? लघु मेरा दर्पण; 
प्रिय तुम क्‍या ” चिर मेरे जीवन; 
*रदिम, यामा १०१ 
+रधिम, यासा १०४ 
पतीरजा, यासा १४३ 


महादेवी की भावधारा [३२१ 


मेरे सब सब में प्रिय तुम ; 


च्य 


किससे व्यापार करूँगी मै? 
आंसू का मोल न लूंगी मै!!! 
अतएव बुद्ध मत की करुणा से इनके अ्रद्वैतवाद तथा सर्वात्मिवाद 
का कुछ विरोध नही । 
वस्तुत: भ्रद्व त का ब्रह्म ही बुद्धमत मे करुणा बन गया है। (केवल 
समभने के लिए वैसे तो बुद्धमत का जन्म शंकर-अद्वतवाद से पहले 
हुआ था) महादेवी का ब्रह्म भी करुणामय है। इस प्रकार जो दुःख 
साधन है, वह कभी आराध्य भी बन गया है और वह ब्रह्म को भी दुःख- 
रूप में पाना चाहती है। यथा-- 
तुम दुख बन इस पथ से झ्राना । 
शूलो में नित मृदु पाटलसा , 
खिलने देना मेरा जीवन । 
क्या हार बनेगा वह जिसने, 
सीखा न हृदय को बिधवाना।' 
यहाँ मानों बौद्ध और अद्वैत दर्शन का सम्मिलित प्रभाव है । इस 
अकार उनके संसार के प्रति कारुण्य भावना और 'चिर-सुन्दर' की उपासना 
में कोई विरोध नहीं। ये एक-दूसरे से प्रक है। इस तथ्य का सजग 
प्रमाण नीरजा का निम्न गीत है-- 
तुम्हें बाँध पाती सपने में ! 
तो चिर जीवन प्यास बुझा 
लेती इस छोटे क्षण अपने में ! 
पावस घन सी उमड़ बिखरती , 
शरद निशा-सी नीरव घिरती , 
धो लेती जग का विषाद 


यामा पृ० १७२ 
नीरणा, यामा १८८ 


३२२ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


ढुलते लघु आँसू करा भपने में ! 

मधुर राग बन विश्व सुलाती, 

सौरभ बन करा-करण बस जाती, 

भरती मैं संसृति का क्रन्‍्दन 

हँस जरजर जीवन अपने में !' 
इस प्रकार प्रियतम का क्षण भर के लिये साक्षात्कार क्या है मानों 
जग के विषाद को धोना है और हँसते-उँसते अपने जज र जीवन में संसार 
के क्न्दन को भरना है। निम्न पक्तियों में भी वे अपने प्रियतम से यही 


शरदान माँगती हैं-- 
प्रिय जिसने दुख पाला हो। 
जिन प्राणों मे लिपटी हो पीड़ा सुरभित चंदन सी 
तूफानों की छाया हो जिसको प्रिय आलिंगन सी । 
जिसकी जीवन की हारें हों जय के अभिनन्‍्दन सी, 
वर दो मेरा यह भाँसु, 
उसके उर की माला हो ॥* 
सारे संसार में प्रियतम-दर्शन के कारग वह वैरामिनी नहीं बन 
सकतीं । विस्तुत विश्व के साथ तादात्म्य ही तो विराद्‌ ब्रियतम से 
वादात्म्य है । 'रश्मि' की इन पंक्तियों में यह तथ्य नितान्त स्पष्ट है--- 
तुम मानस में बस जाओ, 
छिप घन की अवशुण्ठव से। 
मैं तुम्हें दूँढगने के मिस, 
परिचित हो लूँ कण-कण से ।' 
.0"इन पैक्तियों में दुःख का स्वरूप भी स्पष्ट है । 


२३०३० +सकाकाक-2कक कील नरक नत॥+444%++ 


पामा १३२ 
ख्ीरजा, यामा १७० 
बयासा, ७७ 





महादेवी की भावधारा [३२३ 


विश्व के प्रति करुणा-भावना तथा श्रज्ञात प्रियतम से मिलनोत्कण्ठा 
का साधन है जलना अ्रथवा त्याग । अनेक कविताओं में इसी साधना की 
महिमा है| महादेवी को घन और दीपक इसलिए प्रिय हैं क्योंकि एक 
स्वयू बुलकर तथा दूसरा जलकर अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध 
करते हैं । 

जीवन-स्वर्ण को जला-जला और तपा-तपाकर ही खरा किया जा 
सकता है--- 

हीरक सी वह याद, 
बनेगा जीवन सोना । 
जल-जल तप-तप किन्त्‌, 

इसको है होना । 

महादेवी की यह मूल भावना कितनी पुरानी है, इस सम्बन्ध में वे 
यामा” (सन १६३६९) में लिखती है--“नीहार में सब से पुरानी रचना 
सम्भवतः 'उस पार है। उसकी सहज भाव से लिखी-- 

विसर्जन ही हैं कर्णाधार, 
वही पहुँचा देगा उस पार । 

आदि पंक्तियाँ आ्राज भी मेरे हृदय के उतनी ही निकट है जितनी 
तब थी ।” निःसन्देह “उस पार' के मारुत में भी त्याग का गान! है और 
यही जीवन का व्याख्यान भी है--- 

तरी को ले जाओ मँभपघार, 
डूब कर हो जाझोगे पार' 

'मधुवेला' में 'जीवन-पाटल' की सार्थकता इसी में है कि विद्व के 
प्रति करुणा प्यारा से अभिभूत हो, भपने कोषों को रीता करके ऋर 
जाए, प्रमर हो जाए :--- 

यामा, अपनी बात' घु० ५ नीहार, यामा १६ 


३२१४ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


भिक्षुक-सा यह विश्व खड़ा है णने करुणा प्यार; 

हँस उठ रे नादान' खोल दे पंखुरियों के द्वार । 
रीते करले कोष 

नहीं कल सोना होगा घूल 

अरे तू जीवन-पाठल, फूल 


महादेवी मुक्ति को भी बन्धन के रूप से देखना चाहती हैं--- 


आ्राज वर दो मुक्ति आझ्रावे 
बन्धनो की कामना ले 


महादेवी मोक्ष या “निष्क्रिय लय नहीं चाहती। शअन्य अनेक: 
कृविताश्रों मे यही भावना व्यक्त हुई है:-- 
(क) जिप्ममें कसक न सुधि का दंशन, 
प्रिय में मिंट जाने के साधन, 
वे निर्वाण--मुक्ति उनके, 
जीवन के दात-बन्धन मेरे हों ! 
भरते नित लोचन भेरे हों 


ख) वब्यों मुझे प्रिय हों न बन्धन ! 
बीन-बन्दी तार की भंकार हैं श्राकाश चारी; 
धघूलि के इस मलिन दीपक से बेँधा है तिमिरहारी; 
बाँधती निर्बन्ध को में 
बंदिनी निज बेड़ियाँ गिन 
“आज के कवि को झपने लिए शझनागरिक होकर भी संसार के लिये 
ग्ृही, अपने प्रति वीतराग होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अ्रपने लिए 


नीरजा, यामा १७७ साध्य गीत, यामा २२१ 
अजोरजा, यामा १८१ 
सांघ्य गीत, यामा २५२ 


महादेवी की भावधारा [११५ 


सन्‍यासी होकर भी सबके लिए कर्मयोगी होता होगा । क्योंकि श्राज उसे 
अपने आपको खोकर पाना है ।”न॑ 
उपरोक्त भावना केवल महादेवी की ही नहीं, यह इस युग की सामान्य 
भावना है और भारतेन्दु से ही इसका प्रारम्भ हो गया था । यथा-- 
अहो नन्‍द-सन्‍्दः गिरवर घरो आज फेर ॥ 
हिन्दुन के नैन नीर निसदिन बरसे ॥ 
भक्त की वाणी में यह राष्ट्रीयता का नुतन स्वर है । तात्पयें यह कि 
आ्राध्यात्मिकता, देश-हित-साधना श्रथवा पर-हित की विरोधी नहीं । इसी 
प्रकार चतुर्वेदी जी कहते हैं--- 
जब निशदिन अलख जगाता हूँ । 
तब नई प्रार्थना क्या होगी ।॥ 
यहाँ पर सेवा और ईश्वर-सेवा अभिन्न हो गई है । निम्न कवियों में 
भी यही भावना परिलक्षित होती है--- 
भव भावे मुभको, और उसे में भाऊ । 
कह मुक्ति, भला किस लिये तुझे में पाऊ ? 
“गुप्त, यशोधरा 
वैराग्य साधने मुक्ति से अमारनय, 
असंख्य बंधन माझभे महानन्दमय । 
लभिवो सुक्तिर स्वादु एईं वसुधार, 
मुक्ति कर पाथ खानि मरि बारम्बार। 


“-“रवीन्द 
तप रे मधुर-मधुर मन, 
विश्व वेदना में तप प्रतिपल । 
तेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, 
गन्धहीन त्‌ गन्धयुक्त बन । 
लिज अरूप मे भर स्वरूप मन । “-पन्‍्त, गुझन 


| भझाधुनिक कवि',१ (प्रथम संस्करण) की भूमिका पघृ० २२ 


३२६ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


अविराम प्रेम की बाहों में । 
है मुक्ति यही जीवन बन्धन ॥। -“पन्त, ज्योत्स्ना 
जग की सेवा करना ही बस, 
हैं सब सारों का सार | 
विश्व प्रेम के बन्धन में ही, 
मुझको मिला मुक्ति का हार । 
--गोपालशरण सिंह 
महादेवी भमुक्ति' को चिर पंगुता' समझती हैं, इसलिए वे नित नए 
क्षयों के श्रास्वादन के लिए श्रमर राही होने की सजीव अ्रभिलाषा 
करती हैं--- 
लौठता लघु पल न देखा 
नित नए क्षण-रूप-रेखा 
चिर बटोही में, मुझे 
चिर पंगुता का दान कैसा ।प 
संसार से ऊपर उठने की अ्रथवा वैराग्य की भावना, जो कुछ कवि- 
ताझ्रों में प्रभिवक्त हुई है, वह केवल इसलिए कि साधक को परमात्मा से 
मिलने भ्रथवा संसार-सेवा के हेतु सामान्य सांसारिक गुणों से ऊपर उठता 
आवश्यक है । साधना के कठिन-कठोर मार्ग पर चलने के लिए साधक के 
लिए लौकिक माया-जाल बाधक न बने, इसके लिए संयम झौर वैराग्य 
की आवश्यकता स्वाभाविक है। वस्तुतः वह वैराग्य शील का पर्याय है । 
भहादेवी की सजल-स्नेहिल सक्रिय झास्तिकता अनेक कविताओं में 
दृष्टिगत होती है--- 
मेरे हँसते भ्रधर नहीं जग-- 
की आाँसू--लड़ियाँ देखो ! 
मेरे गीले पलक छग्नो मत, 
मुरकाई कलियाँ देखो !' 


सांध्यगीत, यामा २३६ नीरजा, यामा १५७ 


भहादेवी की भावषधारा [३२७ 


ये मुरकाई कलियाँ और कोई नहीं, वही नारियाँ हैं जिनके लिये 
महादेवी जी ने “श्रृंखला की कड़ियाँ में लिखा हैः; हमारे समाज के पुरुष 
का विवेक-हीन जीवन का सजीव चित्र देखना है तो विवाह के समझ 
गुलाब-सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए, उस 
समय इस अ्रसमय प्रौढ़ हुई दुबंल संतानों की रोगिणी पीली भाता में 
कौन-सी विवशता कौन-सी रुला देते वाली करुणा न मिले ।” एक बार 
कविता में महादेवी भारत की दारुण दुःखंद दशा पर क्रन्दन कर 
उठी हैं--- 
मैं कम्पन हूँ तू करुण राग, 
मैं आ्राँसू हूँ तू है विषाद | 
मैं मदिरा तू उसका खुमार, 
मैं छाया तू उसका आधार, 
मेरे भारत मेरे विशाल, 
मुभको कह लेने दो उदार । 
फिर एक बार बस एक बार ! 
५ ५ ५ ५ 
कहता है जिनका' व्यथित मोन, 
हम-सा निष्फल है श्राज कौन । 
निर्धन के धन-सी हास-रेख, 
जिनकी जग ने पाई न देख । 
उन सूखे श्रोठों के विषाद, 
में मिल जाने दो हे उदार । 
फिर एक बार, बस एक बार। 
यह उल्लेखनीय है कि ये पंक्तियाँ उनकी प्रथम रचना नीहार' 
की हैं ।| 
| यामा, पृ० ३३-३४ 


अरक-कसमातकन ४ कब. 0+&%)3+ ०० नरओननीकक एप कम ५रकत निन+ काना पाए हरी हनन 5 नकअकक करा गकमा९-+० ८ लत नान+ कान नाना" फेज के -+7 ++-५-++ मे" फकन्‍कक ३ +० करन पाचन कम 


३२८ परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


इस उक्त भावना से प्रेरित होकर वह स्वयं आँसुों का क्षार पीकर 
विश्व को स्नेह का रस' बाँटती है और अपनी करुणा की बरसात से 
तापित-शापित विश्व को हरा-भरा करना चाहती है--- 


ताप जजेर विश्वर उर पर, 
तूल से घन छा गये भर। 
दुःख से तप हो मदुलतर, 
उमड़सा करुणा भरा उर। 
सजनि मै इतनी सजल, जितनी सजल बरसात ।' 
निःसंदेह वह नीर भरी दुख की बदली" हैं, पर किसलिए ? रज-करु 
को निज जल-करा से नवजीवन-अंकुर देने के लिए, व्यथित विश्व को सुख 
से स्पंदित करने के लिए । जैसे महादेवी को घन प्रिय है वैसे ही दीपक 
उससे भी भ्रधिक, क्योकि वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है--- 


मधुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल । 
प्रियतम' का पथ झालोकित कर |! 

“इत पंक्तियों मे नीरजा की मूल भावना व्यक्त हो रही है। इस 
में दीपक कवि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। श्रपने सुकुमार कोमल शरीर 
को, अपने जीवन के प्रत्येक अणु को, दीपक की भाँति जलाती 
हुई कवयित्री अपने प्रियतम का पथ श्रालोकित करना चाहती हैं। अपने 
को मोम की भाँति जलाकर आलोक फैलाने वाली दीप शिखा में विश्व- 
कल्याण और ससार-सेवा का जो उदात्त झ्रादर्श हृष्टिगत होता है वह 
काव्य ही नहीं, संसार का आदर्श है ।* यही समाज-कल्याण की भावना 
निम्न कविता! में है--- 

सांध्य गीत, यामा २३३ 
नीरजा, यामा १४४५ 
+विजयेन्द्र स्नातक । 


"2०३२ क+->-+न-कमनभ-_-का-+क नरक 3. स्‍पतनरनन- 3. मा ७] >न्‍नमक-3०--0... «मकान भतार ए2कज कण ३४3पेकन-बनक, किलनिनितान 3 पफल-- “कक कक ३ किक ४ का ०2७ -सनन शत फ$-+ >०१-६१०र नकल 


महादेवीं की भावधारा' [३२६ 


दीप मेरे जल अ्कम्पित घुल अ्रचंचल, 
पथ न भूले एक पग भी । 
पथ न खोये लघु विहग भी, 
स्निग्धघ लौ की तूलिका से, आ्रॉँक सबकी छाॉह उज्ज्वल ।' 
श्र राष्ट्रीय स्वतस्त्रता का उद्घोष इस पंक्ति मे-- 
कीर का प्रिय आज पिजर खोल दो 7' 


महादेवी के इस करुणा-कलित हृदय से खारे आॉसू निकलते हैं अथवा 
सोती ? इसकी पहचान तो रत्न-पारखी कर सकते है, किन्तु महादेवी 
पानी की सार्थकता' आग के साथ ही मानती है-- 


भ्राग हो उर में तभी हग में सजेगा श्राज पानी ।'* 


वस्तृतः महादेवी के उर में आग है, श्रोष्ठों पर उदबोधन का राग 
है। यदि ऐसा है तो तयनो मे नीर कंसा' ? हिमालय में ज्वाला है पर 
ऊपर से नीर जैसा--यही इस प्रइन का समाधान है | हृदयस्थ आग से 
ही महादेवी निम्न स्फूर्तिप्रद, भफोड़ने वाली कविता कर सकी है--- 
चिर सजग अझाँखें उनीदी श्राज केसा व्यस्त बाना ! 
जाग तुभको दूर जाना ! 
अ्रचल, हिमगिर के हृदय में श्राज चाहे कम्प होले, 
या प्रलय के आॉसुओ मे मौन अलसित व्योम रो ले; 
ग्राज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, 
जाग या विद्यतू-शिखाओं में मिठुर तृफ़ान बोले ! 
प्र तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना ! 
जाग त्‌भ को दूर जाना ! 
'दीपशिखा' (चतुर्थ संस्करण ६७) 
सांध्य गीत, याम। २३६ 
सांध्य गीत, यामा २३५ 


के. ऑाउनकश मेन विन फन्‍्नानन धनिया न लिलण पारीनीभिन-निकन एल 7 जिन जिनिलफिनि नमन धनिन एकल कक गन क्‍तिदिक लतिन-किल- परिआना जन >न्‍मत, 


३३० ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बाँध लेंगे क्‍या त्‌के यह मोम के बन्धन सजीले ? 
विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुत्र की सधुर गुनगुन ? 
क्या डुबा देंगे तुके यह फूल के दल श्रोस गीले ? 
तुन अपनी छाँह को अपने लिए कार बनाना ! 
जाग तृझ को दूर जाना !* 
ऊपर लिखी कविता में जिस विश्व के क़न्दन' की ओर जागरूक 
करने का प्रयत्त किया गया है वह श्रृंखला की कड़ियाँ आदि के क़ल्दन 
से भिन्‍न नहीं । कवि और गद्य कार महादेवी की आत्मा एक ही है शरीर 
ही दो हैं। इन दोनों में इतना ही अ्रन्तर है जितना गद्य और कविता 
में । गद्य और कविता की प्रकृति को जानकर ही महादेवी ने लिखा है--- 
अपने करुणा-बहुल दर्शन के बौद्धिक निरूपण के लिये गद्य को श्रौर 
भावात्मक निरूपण के लिये पद्य को चुना है। 
श्रन्त में हम' इतना ही कहेंगे कि महादेवी कोमल भी हैं, कठोर भी, 
उनमें आग भी है पानी भी, श्र वे दीत भी हैं, अभिमानिनी भी--ऐसा 
विरोधाभास उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता हैः--- 


नभ में गवित झ्ुकता न शीक्ष, 
पर अंक लिये है दीन क्षार; 
मन गल जाता नत विदुव देख, 
तन सह लेता है कुलश भार! 
कितने मृदु॒ कितने कठिन प्राण 
महादेवी की भाव-धारा तथा उसके प्रेरक तत्त्वों का संक्षेप में विश्लेषण 
इस प्रकार किया जा सकता है । 
महादेवी के दुःखवाद के प्रेरक प्रभाव--- 
१, भहादेवी पर करुणा के संस्कार प्रारम्भ से थे । 


'सांध्य गीत, यामा २३४ 
सांध्य गीत, यामा २५३ 


महादेवी की भावधारा [३३१ 


२. महादेवी पर भआाध्यात्मिक संस्कार भी थे जिस कारण शआात्मा 
का परमात्मा के प्रति विरह मिलता है । 

२. महादेवी पर बुद्ध के दुःखवाद का प्रभाव है (किन्तु उसके 
अ्रनात्मवादी, निर्वाण-सिद्धान्त का नही) । 

४. संसार की अ्रसारता से उत्पर्स्न स्वाभाविक दुःख । 

५. व्यक्तिगत विषमताजन्य दुःख, जिसका काव्य में उदात्तीकरण 
(97700४779007) हो जाता है और वेदना, संवेदना अथवा करुणा 
का रूप घारण कर लेती है । 

६. युगीन परिवेश, जिसमें रूढ़िवादी श्रथवा परम्परागत के स्थान 
पर बौद्धिक श्रध्यात्म मिलता है। इस बौद्धिक अध्यात्म का विश्लेषण 
इस प्रकार हो सकता है--- 

क. इस थुग के सर्वप्रसिद्ध श्रद्द तवादी विवेकानन्द ने श्र त दर्शन 
के व्यावहारिक रूप मानववाद पर बल दिया। रवीन्द्र और गाँधी का 
अध्यात्म भी समाज से बाहर अन्तर्साधनामूलक नहीं, वह लोक मंगला- 
त्मक मानववादी अध्यात्म' है । 


ख मानव में ईइहवर-दरंन ही सच्चा ईव्वर-दंन तथा मानव- 
प्रेम ही ईश्वर-प्रेम है। मानव का मानव से श्र्थात्‌ विश्व से बन्धन ही 
मुक्ति है। महादेवी के ही शब्दों में “विश्व जीवन में अपने जीवन को इस 
प्रकार मिला देना, जिस प्रकार जल बिन्दु सागर में मिल जाता है, कवि 
का भोक्ष है ।” 

ग. इस भूतल को ही स्वर्ग अथवा मुक्ति-लोक बनाने का भी 
भाग्रह । 

घ,. आज व्यक्ति को श्रपने प्रति वीतरागी होकर भी संसार के लिये 
ग्ृही होना है । 

व. लोक-संग्रह और झात्म-संग्रह दो भिन्‍न मार्ग न होकर एक ही 
सॉस्कृतिक मार्ग के युग्म' पाशव हैं । 


३३२] परिचित प्रहन, नई समीक्षा 


महादेवी की मूल भावनाएँ तीन है-- 

साध्य---१. आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह-भावना । 
२, विश्व के प्रति सवेदना (करुणा) । 

साधत--३. त्यागमयी साधना--घनवत्‌ घ्ुलने अथवा दीपवत जलने 
की भावना । 

वस्तुतः पहली दोनों भावनाएँ एक ही हैं क्योंकि महादेवी विश्व रूप 
ब्रह्म के साथ एकरूपता चाहती है--विश्व के साथ एकरूपता' तथा ब्रह्म 
को पाने मे कोई भेद नही समझती । क्‍्योंकि--- 

मैं तुम्हे पहचान लू' इस कूल तो उस कूल क्‍या है ?| 
या-- विश्व में वह कौन सीमाहीन है 
हो न जिसका खोज सीमा में मिला । 

तीसरी भावना उक्त साथ्य की साधना है । 

ग्रन्य मत्तव्य तथा निष्कषं-- 

१. महादेवी का दु'खबाद वस्तुतः करुणा-तरमायित प्रानन्दा- 
नुभूति है। क्‍ 

२. महादेवी के गद्य-पच्य में मूल अन्तर नहीं। भावनाओं की 
झ्रभिव्यक्ति का माध्यम गीतिकाव्य होने के कारण जीवन-जगत्‌ का वस्तु- 
गत चित्रण नही हुआ झोर न ही तथ्यों का ब्यौरा उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया गया है, जेसे गद्य में हुआ है; किन्तु गद्य और पद्च दोनों में 
सामान्य प्रेरणा करुणा (संवेदना) है। काव्य का ओऔचित्य गद्य के 
झचित्य से भिन्‍न होता है, उन्होंने सदैव इसका ध्यान रक्‍्खा है । 

३. महादेवी में दुःखवाद, सर्वात्मवाद तथा अद्व तवाद का अद्भुत 
समन्वय हुआ्ना है । 

४. महादेवी आध्यात्मिक हैं किन्तु उन्हें कबीर और मीरा की 
परम्परा में लाना ठीक नही, क्योंकि प्रत्येक युग का अपना अ्रध्यात्म है। 

जहाँ तक काम-वासनाओं का प्रश्न है, महादेवी श्रौर मीरा मे कोई अन्तर 


+ सांध्यगीत, यामा, २३६ 


महादेवी की भावधारा [२३३३ 


नही क्योकि मूल मे सभी साधक मानव ही हैं, और मानव ही थे । प्रत्येक 
युग की साधना का स्वरूप भिन्‍न है, भ्रतएव महादेवी में मीरा अ्रथवा 
कबीर का आत्म-समर्पंण खोजना व्यर्थ है । 

५. महादेवी की प्रथम कविता पुस्तक नीहार' की अनेक कविताश्रों 
मे निराशा अवश्य मिलती है किन्तु एक तो यह निराशा अस्थाई रूप में 
ग्राती है जो मानवीय शक्तियों की सीमा' का स्वाभाविक परिणाम है। 
दूसरे निराशा भी उस झुल का कार्य करती है जो फुल को दुलारता और 
विकसित होने की शक्ति प्रदान करता है.। यही कारण है कि यह निराशा 
भी प्रायः ऐसे उद्यात्त-दीप्त रूप में अभिव्यक्त होती है जो उस निर्मम के 
गवे का भी खर्बे कर सकती है--- 

चिता क्‍या है निमंम, 

बुध जाये दीपक मेरा। 

हो जायेगा तेरा ही, 

पीड़ा का राज्य अ्धेरा ।' 
उनसे कंसे छोटा है, 
मेरा यह भिक्षुक जीवन । 
उनमे अनन्त करुणा है, 
इसमें असीम सूनापन।' 

निस्सन्देह यह सूनेपन की होड़ भी अद्भुत है जो प्रियतम की करुणा 
के अ्भिमान को भी तोड़ सकती है । यही गोरवमय दीप्त चित्र नीहार 
की ८, १५, १७, २४ नं० की कविताओं में देखे जा सकते है । 


६. मेरे विचार मे किसी रचना के स्वरूप की निरख-परख में 
रचनाकार का उल्लेख उतना सी करना चाहिये जितना श्रावश्यक हो, 


कृति से अ्रधिक कर्त्ता का निर्देश हमारे निष्कर्षों को प्रभाववादी तथा 
ग्रालोचक की तठस्थता को भंग कर देता है । 


'नीहार, यामा १० 
ज्रीहार यामा १७ 


प्रसाद जी की कविता का मर्म 


संसार का कोई भी महत्त्वपुर्ण सृजन निरावृत तथा' सहज स्पष्ट 
नहीं होता । भूमि के झावुत अन्तरंग में अंकुर की सृष्टि होती है, भ्रन्ध- 
कार के गहन-स्लान क्षितिज से रहिम की अरुरिसा फूटती है, छिपे-पिसे 
पत्थरों प्र सौध स्थापित होता है और अन्तर की रहस्यमयी प्रेरणा से 
जीवन को विकास मिलता है। यथार्थ-श्रादशं की भी यही स्थिति है। 
यथार्थ के शिशिरांतक से सिमठी-सिकुड़ी वनस्थली की हीनता ही धीरे- 
धीरे बसनन्‍्त-विकास की सम्पन्तता से जगमगा उठती है। जीवन की गति 
भी ऐसी ही है । भोग से योग की ओर बढ़ने वाले तथा चिता से आनंद 
प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विकास सहज है, क्रमिक है, इंसलिए स्थाई 
भी, पूर्ण भी । भ्रकस्मात्‌ एकदम योगी बनने वाला, मानों धक्के की गति 
से झागे बढ़ते वाला, गिरता है। कलाकार की गति, कला का भी यही 
स्वरूप है । चरित्र का, भावना का, विचारधारा का भी क्रमदा: विकास 
झावदयक है । प्रसाद की कविता का भी सहज-क्रमिक विकास हुआ हैं । 
उनकी कविता की परिभाषा इसी तत्त्व पर आधारित है-- “कवित्व--- 
वर्णामय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। भ्रत्धकार 
का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का 
अन्तजंगत से सम्बन्ध कौन कराती है ? कविता ही न १” पैश्नौर यही उनकी 
कविता है। यह परिभाषा उनके काव्य पर पूरी चरितार्थ होती है । 
यह ध्यान रहे कि परिभाषा का दूसरा भाग प्रसाद के विचारात्मक 
दृष्टिकोश को ही व्यक्त नही करता, उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को 
भी स्पष्ट करता है। असत्‌ से सत्‌ या जड़ से चेतन का प्रभिभप्राय 


'स्कन्दगुप्त' पुृ० २१, नर्वां सस्करण 


( रेरे४ ) 


प्रसाद जी की कविता का मर्म [३३५ 


आदर्श को यथार्थ का भ्राघार देने से है । दूसरे इससे काव्य में लोक- 
मंगल की साधनावस्था भी संकेतित है । 


'कामायनी' प्रसाद की अन्तिम कृत्ति है श्रौर इसे लिख कर कवि को 
संतोष भी हुआ था । उसके नायक मनु ऐसे ही समरसता-जन्य आनंद 
के उतंग शिखर पर नही पहुँच गए, यह प्रसाद के काव्य की साधना- 
साध्य चरम-स्थिति है और इसका क्रमशः विकास हुआ है । “भरना में 
ही प्रसाद के कवि ने अपने मानसिक द्वन्द्व को स्वीकार किया था--- 


जब करता हूँ कभी प्रार्थना, 

कर संकलित विचार, 

तभी कामना के नृपुर की, 

हो जाती अंकार 
अव्यवस्थित' कविता की यह मानसिक अ्रध्यवस्था प्रसाद जी के 
प्रत्येक काव्य में मिलेगी । इन पंक्तियों में प्रसाद ने मानव-मन में चलने 
वाले सत-असत्‌ के शाश्वत द्न्द्व का उल्लेख किया है । जो भी इस इन्द्र 
की उपेक्षा करता है, धक्के की गति से दोनो पग भ्रागे बढ़ाता है, वह 
गिरता है। स्वाभाविक चाल वह है जिसमें एक पग पीछे पड़ता है और 
दूसरे को झागे बढ़ाया जाता है । यही शिव की गति है और उनके अनुयायी 
प्रसाद की भी । शिव योगी भी है, वेरागी भी । प्रसाद ने केवल तप 
को सत्य नहीं माता । उसने जीवन-सौन्दर्य का अनुभव किया, परिरम्भ- 
कुम्भ की मदिरा का पान किया, निशवास-मलय के भोंके सहे और 
उपेक्षामय थौवन के मधुमय सोतों का पूरा उपयोग किया । वह अपने 
अल्हुड़ यौवन! के खिले फूल से विश्व-प्रकृति का शूंगार करता; वे कुछ 
दिन कितने सुन्दर थे” की याद करता आगे बढ़ा है । इस प्रकार प्रसाद- 
काव्य मानवी मनोभावों पर आधारित है। इसलिए उसमें जीवन का 

रस है । 
#मरना, अव्यवस्थित, कविता नं ० २, पृ० ४ 


३३६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


प्रेम पृ्थिक' के प्रारम्भ में ही--इसी तरह प्रायः अन्य काव्यों में 
भी--प्रसाद का पथिक कामना की मधुर भावना से चला है, उसने अभाव 
का, वेदना का अनुभव किया है किन्तु वह उसमें खो नहीं गया, पथ को 
ही वह लक्ष्य नहीं मान बैठां, क्यों कि--- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है 
क्षात भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक 
जिसके आगे राह नही 
प्रसाद का प्रेम-पथिक कामायनी में उस सीमा तक बढ़ा-चढ़ा है 
जिसके आगे राह नहीं। करना” तथा प्रेमपथिक' की उक्त उद्घृत 
पंक्तियों को मिलाने से प्रसाद की कविता की परिभाषा बन जाती 
है । प्रसाद का कवि सदेव वासना से प्रेम, दुख से करुणा (सुखात्मक), 
व्यष्टि से समष्टि, चिन्ता से आनन्द, अ्रसत से सत, दुख-दग्ध जगत्‌ से 
आनन्दपुर्ण स्वर्ग) और यथार्थ से आदर्श की शोर बढा है---उसने संस्क्ृति- 
सूत्र तमसोमाज्योतिर्गमय' की साधना की है । यह ऊध्वेगामी चेतता किसी 
भी कलाकार के लिए आवश्यक है। इसके श्रतिरिक्त विकास के क्रम में 
स्मन्विति भी श्रपेक्षित है । 
कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो नवजीवन देने के लिए प्रकृत जीवन 
को हो अस्वीकार कर देते हैं। वे प्रदतों का आह्वान किए बिना ही 
उत्तर प्रस्तुत कर देते है । जैसे, स्थूल नैतिक दृष्टि वाले शुंगारिक वर्णुनों 
से पलायन कर जाते हैं। इस से वह आदशों का संचय मात्र करते हैं, 
संचार नही । प्रसाद की विशेषता यही है कि वहु मानवीय इन्दों को 
स्वीकार करते हुए उदात्त भादर्शों तक पहुँचते हैं । उनके समरसता-जन्य 
झानन्द वाला दौव दर्शन अध्ययतर्नितन का ही परिणाम नहीं, यह 
उनके जीवन से विकसित हुआ है। यह भरना" की अव्यवस्था' को 
व्यवस्थित करने की श्रावश्यकता का सहज परिणाम है। इसलिए उनका 
काव्य प्रदनछांकाओं को उठाता, वासता-सिचित संवेदनों से बढ़ता है, 


प्रसाद जी की कविता का मर्म [३३७ 


और सतुलन, समरसता, तथा समष्टि-भावना में इसका भश्रन्त होता है।' 
जो साहित्यकार मानव की सहज वासनाओं के चित्रण से बचता है, उसकी 
आस्था, उसका विश्वास मानो अग्निपरीक्षा से बचता है। जीवन को 
जीने से ही श्रास्था परिपुष्ट हो सकती है, नहीं तो वह अनास्था है। 
प्रसाद के काव्य में समरसता ही नही, इन्द्र के साथ समरता है; शंका 
के साथ पश्रास्था है। साथ ही विकास-क्रम मे भी समन्विति है इसलिए 
यह काव्य आनन्द भी देता है, झ्रादर्श भी । 


ते. 2 १. फटमम-वामथाकफकनाएओ+करतपन- वर नीकिसीकजाामोर के, 


'परिमल” की भूमिका 

शधरिमल' की भूमिका समस्त निराला-काव्य की भूमिका हैं। दूसरे, 
बंत जी के 'पहलव की भूमिका” के साथ इसे भी छायावादी काव्य को 
समभने की दृष्टि से महत्त्व दिया जा सकता है; पर हमारे विचार में 
निराला स्वच्छुन्द कवि हैं, छायावादी नहीं ॥ 'परिमल' की भूमिका से भी 
एक छायावादी कवि की अपेक्षा एक स्वच्छन्द कवि की मनोवृत्ति अधिक 
स्पष्ट होती है । संयोग की बात है कि इस भूमिका में भी कहीं छायावाद' 
का शब्द नहीं आया । यदि छायावाद के विक्रासक्रम को देखा जाय तो 
यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी-युगीन स्वच्छुन्द काव्य-प्रवृत्ति की परिण॒रति 
छायावाद के रूप में हुई । अतएवं ध्रारम्भ में छायावाद के सभी कवियों 
में स्वच्छुन्द भावनाएँ तथा परम्परामुक्त कला थी पर उत्तरोत्तर विकास के 
क्रम में सभी किन्‍्ही विशेष दृष्टियों तथा पद्धतियों मे बंध कर रह गए-+- 
वादी (छायावादी) बन गए और स्वच्छुन्दता का निर्वाह न कर सके। 
केवल निराला का काव्य आयन्त स्वच्छुन्दता का परिचय देता रहा । 
इसलिए प्रारम्भ से ही इनमें अन्य छायावादियों से स्वच्छन्दता के 
तत्व अधिक थे । 'परिमल' की भूमिका निराला-काव्य के साथ छायावादी 
काव्य के प्रेरक प्रभावों को समझने में इसलिए सहायक हो' सकती है 
क्यों कि प्रारम्भ में दोनों की समवेत भूमि थी । इस हृष्टि से यह भूमिका 
पंत जी के 'पल्लव' की भूमिका की पुरक है । 

द्विवेदी-युग के उत्तराधें में जिस वृतन कविता का विकास हुआ उसे, 
न॑ समभने के कारण, प्रम्परागत आलोचक सहानुभूति न दे सके । भ्रतएव 
इन नए कवियों को बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा । यह संघर्ष 
करने के लिए पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी सभी, कवि के साथ आलो- 


( रेरे८ ) 


परिमल की भूमिका [३३६ 


खक भी बने । 'परिमल' की भूमिका इसी का परिणाम थी। प्राचीन 
शुरूडम के विरुद्ध बगावत की हा से, संकीर्ण आलोचकों को ऋचुनौती 
देते हुए, निराला स्वच्छन्द या छायावादी कविता के श्राशामय भविष्य 
का उद्घोष करते हुए भूमिका के प्रारम्भ में ही लिखते है--“इस युग 
के कुछ प्रतिभाशाली अ्रल्प-वयस्क साहित्यिक प्राचीन गुरूडम के एकच्छत्र 
साम्राज्य में बगावत के लिए शासन-दण्ड ही पा रहे हैं, भ्रभी उन्हें 
साहित्य के राजपथों पर साधिकार स्वतन्त्र-रूप से चलने का सौभाग्य 
नही मिला । परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस नवीन जीवन के भीतर 
से शीघ्र ही एक ऐसा आवतं बँधकर उठने वाला है, जिसके साथ साहित्य 
के अ्रगरितत जलकशण उस एक ही चक्र की प्रदक्षिणा करते हुए उसके 
साथ एक ही प्रवाह में बह जायेंगे, ओर लक्ष्य-अ्रष्ट या निदाघ से शुष्क 
न हो एक ही जीवन के उदार महासागर में विलीन होगे ।”* रीतिकालीन 
कवि,आचायं बने थे सुविधा के लिए, ये बने संघर्ष के लिए । उन्हें संस्कृत के 
लक्षण-ग्रंथों की परम्परा मिल गई थी, इन्हे नई परम्परा का निर्माण 
करना था। उन्हे पुराने लक्षणों का अनुवाद करते हुए नृतन स्वनिर्मित 
उदाहरण देने थे, इन्हें नए लक्षणों के साथ नई कविता देनी थी । वे 
रूढ़िबद्ध दृष्टिकोण की उपज थे, ये थे प्रकाश-युग की सृष्टि । इन्होंने 
नए कवियों को ही प्रेरित नही किया, पुराने आलोचकों को नई दृष्टि 
भी दी । बहुत से श्रालोचक इन कवि-श्रालोचकों द्वारा कही बातों को 
ही दुहराते या विकसित करते रहे । उदाहरण-स्वरूप पंत ने काव्यभाषा 
तथा अलंकारों, निराला ने मुक्त छंद तथा महादेवी ने गीतिकाव्य' के 
सम्बन्ध में जो लिखा, उन्हीं को श्राज तक उद्धृत किया जा रहा है। 
पंत और निराला तत्कालीन रूढिबद्ध आलोचना से असंतुष्ट थे । प्रशंसा 
तथा आ्रालोचना में जो आादान-प्रदान जारी था और दलबन्दियों में प्रस्त 
साहित्यकार साहित्य में मानो प्राचीन गुलामी प्रथा” का जैसा पोषण कर 
रहे थे, उसे निराला ने व्यंग्य स्वरूप विचित्र नज्ज़रा' कहा है । (१०) 


+ 'परिमल' की भूमिका पृ० १० 


2४४]] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


पंतजी ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि “हिन्दी में सत्समा- 
लोचना का बड़ा अभाव है | रसगंगाधर, काव्यादर्श आदि की वीणा के 
तार पुराने हो गये; वे स्थायी, संचारी, व्यभिचारी श्रादि भावों का जो 
कुछ संचार अ्रथवा व्यभिचार कराना चाहते थे, करवा छुके ।” पंत जी 
नृतन काव्य के लिए नृतत आलोचना चाहते थे इसलिए उन्होंने 'सत्साहित्य' 
की सृष्टि' के लिए समालोचना में समयानुकूल रूपान्तर, को आवश्यक 
माना । इस दृष्टि से वे अंग्रेज़ी ढंग की आलोचना का प्रचार चाहते 
थे 

पंत जी ने 'पल्लव' की भूभिका में मध्ययुगीन या रोतिकालीन रूढ़ि- 
बद्ध दृष्टिकोण को श्राधुनिक युग-जीवन के लिए घातक बताते हुए उस 
का धोर विरोध किया था। अ्रवश्य ही इससे छायावादी कविता के नए 
दृष्टिकोश का पता चलता था । फिर भी इस से नई कविता की प्राचीन 
के प्रति प्रतिक्रियात्मक श्रकृति का बोध अधिक होता था । 'परिमल' की 
भूमिका से नई कविता की स्वाधीन चेतना का अपेक्षाकृत अधिक पता 
चलता है । यह स्पष्ट होता है कि छायावाद किसी से उधार ली हुईं या 
नकल की हुई काव्यधारा नही थी वर भारत में उठने वाली सामाजिक- 
राजनैतिक स्वातन्त्य-भावनाओं तथा सांस्कृतिक जागरण की उपज थी । 
पलल्‍लव' की भूमिका से नई कविता का सम्बन्ध राष्ट्रीय जागरण या 
मुक्ति-आन्दोलन से इतना स्पष्ट नहीं होता जितना निराला की इस 
भूमिका से । 

निराज़ा जी के मुक्त छंद का बहुत विरोध हुआ था, उपहास में उसे 
कंचुआ' और रबड़ छंद' तक कहा गया । (१६) 'परिमल' में मुक्त छंद 
के समर्थन में निराला कलागत तो तक ही सीमित नहीं रहे । उन्होंने 
काव्य-शेली या छेद आदि के स्वरूप को व्यक्ति ही नहीं, जातीय मानस 
से सम्बन्धित किया है । इसी आधार पर उनके मुक्त छंद की वकालत 
का आंदोलन, समाज की मुक्ति का श्रांदोलन हो गया है। वे लिखते हैं-- 


परिमल की भूमिका [२३४१ 


“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है । मनुष्यों की 
मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटठकारा' पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों 
के शासन से श्रलग हो जाना । जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह 
भी दूसरे से प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्ये श्ौरों को 
प्रसन्न करने के लिए होते हैं-फिर भी स्वतनन्‍त्र, इसी तरह कविता का 
भी हाल है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अ्रनर्थकारी नही होता, 
किन्तु साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य 
के कल्याण की ही मूल होती है।॑ 


निराला जी बेदांत से बड़े प्रभावित रहे हैं। परिमल' तथा गीतिका' 

भ्रादि में श्रद् तवादियों की रहस्य-वृत्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। 
पर निराला ने इस अद्दैतवाद से भी युग को शक्ति देने का काम लिया है, 
बरागी बनाते का नहीं-हीनता-प्रंथि में ग्रस्त शासित जाति को स्फूर्ति 
देकर जगाया है। पर यहाँ भी वह आपने छांदिक दृष्टिकोण को व्यक्त 
करना नही भूले-- 

पर, क्‍या है, 

सब माया है--माया है, 

मुक्त हो सदा ही तुम, 

बाधा-विहीन बन्ध छंद ज्यों, 

ड्बे आनन्द में सच्चिदानन्द-रूप । 

महामन्त्र ऋषियों का 

अणुओ परमाशाझों में फूका हुआ-- 

“तुम हो महानू, तुम सदा हो महान, 

है मश्वर यह दीन भाव, 

कायरता, कामपरता, 


ब्रह्म ही तुम, 





परिमल' की भूमिका (पष्ठावृत्ति) पृ० १४ 


३४२] परिचित प्रइम, नई समीक्षा 
पद-रज भर भी है नही पुरा यह विश्व-भार-- 


जागो फिर एक बार ! 
(२०४-५) 

यही बात उन्होंने परिमल” की भूमिका में लिखी है--“जिस' तरह 
ब्रह्म मुक्त-स्वभाव है, वेसे ही यह छनन्‍्द भी । पर आज इस तरफ़ कोई 
हकपात भी नहीं करना चाहता । इतनी बड़ी दासता-रूढ़ियों की पाबन्दी' 
इस' (गायत्री) मन्त्र के जपने वालों पर भी सवार है। वेदों में काव्य की' 
मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं, बल्कि ६४ फीसदी मन्त्र इसी प्रकार 
मुक्त-हृदय के परिचायक हो रहे है । इत मन्‍्त्रों को ईश्वर-कृत समभकर 
अनुयायीगण विचार करने के लिए भी तैयार नहीं, न पराधीन काल की 
अपनी बेड़ियाँ किसी तरह छोड़ेंगे, जेसे उन बेड़ियो के साथ उनके जीवन 
ओर मृत्यु का सम्बन्ध हो गया हो। “ईइवरः सर्वभूृतानां हुहेशेडजेन 
तिष्ठति” यहाँ मुक्त-स्वभाव ईश्वर को सर्वभूतों के हृदय में ही ठहरा' 
दिया गया है, ओर हृदय तक मन को उठा सकने वाले जो कुछ भी करते 
हैं, मुक्त स्वभाव से करते हैं, इसलिए वह कृति जैसे ईश्वर की ही कृति 
हो जाती है। बात यह है, वेदों की श्रपौरुषेयता की है। वे मनुष्य-कृत 
ही हैं, पर वे मनुष्य उल्लिखित प्रकार के थे। आजकल की तरह के रूढ़ियों 
के गुलाम या श्रग्रेज़ी पुस्तकों के नक्‍काल नहीं | ईदवर के सम्बन्ध की ये' 
बातें जो समभते हैं, उनमें एक अदभुत शक्ति का प्रकाश होता है। वे 
स्वयं भी अपनी महत्ता को समझते और खुलकर कहते भी हैं। उनकी' 
वाणी में महाकषंण रहता है ।” (१५) निराला के मुक्त स्वभाव-कवित्व 
तथा उनके काव्य के अद्वेतवादी श्रोज तथा उदात्तता के गुणों का रहस्य 
बैदों की भ्रपौरुषेयता की नृतन व्याख्या करने वाली उक्त पंक्तियों से स्पष्ट 
है। वेदाभिमानी होकर भी निराला रूढ़ियों तथा पराधीन काल' की' 
दास मनोवृत्ति का कंसे खंडन-उत्पाटन कर सके हैं; परम्परा की जागरूक 
चैतना से प्रगति का पथ प्रशस्त कर सके हैं; और 'ब्रह्म हो तुम' के 
ग्राध्यात्मिक श्रोज से हीनता-ग्रंथि-प्रस्त पराधीन भारतीय समाज को सजग 


परिमल की भूमिका [३४३ 


करते हैं, यह विरोधाभास का चमत्कार प्रशंसनीय है। उनकी आध्या- 
त्मिकता भी संघर्ष के लिए श्रौर छादिक क्रांति भी मुक्ति के लिए है। जब 
वे कहते हैं--“इतनी बडी दासता--छूडढ़ियों की पाबदी इस (गायत्री) 
मन्त्र के जपने वालों पर भी सवार है--तो मानों वे समभते हैंकि भार- 
तीय मूलतः मुक्त है, और उनकी परम्परा भी उनको मुक्ति का ही संदेश 
देती है । फिर वे दासता की बेड़ियों में क्यों जकड़े हुए है ? निराला जी 
को भारतीयों की राजनैतिक गुलामी ही नहीं साहित्यिक दासता भी 
खलती थी । इसलिए अंग्रेज़ी पुस्तकों के नक्कालों' से उनको चिढ़ थी ॥ 
छायावाद को कितनों ने पश्चिम के रोमानी-काव्य का भारतीयकरण 
बताया है । पंत जी की क्ृत्तियों पर पाइचात्य प्रभाव सर्वाधिक रहा है 
किन्तु निराला, प्रसाद और महादेवी सबने स्वच्छुन्द या छायावादी-रहस्य- 
वादी कविता को भारतीय ठहराया है। प्रसाद जी ने रहस्यवाद की विद्वे- 
शीयता का खंडन करते हुए लिखा--“*“भारतीय रहस्यवाद ठीक 
मेसोपोटामिया से आया है, यह कहना वैसा ही है जैसे वेदों को 'सुमेरि- 
गन डॉकुमेण्ट' सिद्ध करने का प्रयास ।** "भारतीय विचा रधारा में रहस्थ- 
वाद को स्थान न देने का एक मुख्य कारण है | ऐसे आलोचकों में एक 
तरह की भुभलाहट है । रहस्यवाद के आनन्द-पथ को उनके कल्पित 
भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदशेवाद का ढाँचा ढीला 
पड़ जाता है। इसलिए वे इस ब्रात को स्वीकार करने में डरते हैं कि 
जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है, ज्ञान से वा अज्ञान से मनुष्य उसी की 
खोज में लगा है ।'*“आनंद-भावना, प्रिय कल्पना और प्रमोद हमारी 
व्यवहार्य वस्तु थी । श्राजकी जातिगत निर्वीयंता के कारण उसे ग्रहण न 
कर सकने पर, यह सेमेटिक है, कह कर संतोष कर लिया जाता है 
निराला जी ने भी वैदिक काल के मुक्त-स्वभाव तथा प्रानंदमय कवियों 
के मुक्त छुंद के उदाहरण देकर अपने मुक्त छंद की परम्परा को भार- 
तीय झ्राधार दिया है। भूमिका में ही नहीं परिमल की जागरण” कविता 
“काव्य कला तथा श्रन्य निबन्ध' तृतीय संस्करण, पू० ४८-४९ 


३४४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


में भी वे लिखते हैं!-- 
भाषा सुरक्षित वह वेदों में श्राज भी--- 
मुक्त छंद, 
सहज प्रकाशन वह मन का--- 
निज भावों का प्रकट अक्ृत्रिम चित्र । (२६४) 


उनके काव्य की मुक्त दोली से--विषय से नहीं--उनके स्वच्छन्द 
स्वभाव का अनुमान लगाया है । इसी आधार पर निराला नए साहित्य- 
कारों तथा सामान्य समाज को स्वतन्त्रता की प्रेरणा देते है। वे लिखते 
हैं--“वबेदिक साहित्य में इस प्रकार की स्वच्छन्द सृष्टि को देख कर हम' 
तत्कालीन मनुष्य-स्वरभाव की मुक्ति का अन्दाजा लगा लेते है। परवर्ती 
कॉलि मे ज्यों-ज्यों चित्र-प्रियता बढती गई है, साहित्य में स्वच्छुन्दता को 
जगह नियन्त्रण और अनुशासन प्रबल होता गया है, यह जाति त्यॉ-त्यों 
कंमंजीर होती गई है | सहस्रों प्रकार के साहित्यिक बन्धनों से यह जाति 
स्वयं भी बँध गई, जैसे मकड़ी आप ही अपने जाल में बंध गईं हो, जैसे 
फिर निकलने का एक ही उपाय रह गया हो कि उस जाल की उल्टी परि- 
क्रमा कर वह उससे बाहर निकले ।”' आगे निराला जी छायावाद युग 
से ठीक पूर्व की सर्वांगीण साहित्य तथा साहित्येतर-दासता का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं--“यह हाल वर्तमान समय के काव्य साहित्य का 
है'। इस समय के और पराधीन काल के काव्यानुशासकों को देखकर हम 
जाति की मानसिक स्थिति को भी देख ले सकते हैं ! अ्रनुशासन के समु- 
दाय'चारों तरफ़ से उसे जकड़े हुए हैं, साहित्य के साथ-साथ राज्य, 
समाज, धर्म, व्यवसाय, सभी कुछ पराधीन हो गए हैं ।” (१७) निराला 
जी शैली-शिल्प से समाज की मनोवृत्ति का अनुमान लगाते हैं। वस्तुतः 
निराला जी समभते हैं कि जहाँ शैली दृष्टिकोर का परिशाम होती है 


५३... 29. ५०क०-क०:-५9400%.... हज ६045-०२ ३-0. +नपतित काम" हनपिक 8 ममकापाततफय ७ न." डनकनग कपल चुडका. गित आम आर फेक का हवा ५पपाद। रमन कि पका गत/ 0५ ब३८- हक ० कर ऑंपआक 


'देखिए पृ० १६ परिमल' की भूमिका 
देखिए पृ० १६-१७ परिमल' की भूमिका 


परिमल की भूमिका [३४५ 


और इन दोनों का श्रविच्छिन्न सम्बन्ध होता है वहाँ शौली भी नितांत 
परामुख नही होती ।( इसलिए निराला जी रचनाओं के रूप-स्वरूप से 
समाज के मानस का निरीक्षण करते है। छायावादी तथा स्वच्छुन्द 
कवियों का मानस द्विवेदी-युगीन कवियों की तुलना में कितना उन्मुक्त 
हो चुका था, उनके चित्रों मे कितनी गहराई और व्यापकता का आभास 
मिल रहा था और जिससे जाति का मुक्ति-प्रयास पता चलता था--- 
इन सबको लक्षित कर निराला कहते है--- 

“साहित्य की मुक्ति उसके काव्य मे देख पडती है। इस तरह जाति 
के मुक्ति-प्रयास का पता चलता है। धीरे-धीरे चित्र-प्रियता छूटने लगती 
है । मन एक खुली प्रशस्त भूमि मे विहार करना चाहता है, चित्रों की 
सृष्टि तो होती है, पर वहाँ उन तमाम चित्रों को अनादि और अनन्त 
सौन्दर्य मे मिलाने की चेष्टा रहती है। बर्फ में जैसे तमाम वर्णों की 
छुटा, सौन्दर्य श्रादि दिखलाकर उसे फिर किसी ने वाष्प मे विलीन कर 
दिया हो या असीम सागर से मिला दिला हो । साहित्य में उस समय यही 
प्रथत्न ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और यही मुक्ति प्रयास के चिन्ह भी 
हैं । भ्रब नीलाम्बरी-ज्योति-मूर्ति की सृष्टि का चतुर साहित्यिक फिर उसे 
प्रनन्‍्त नील-मण्डल में लीन कर देते है। पल्लवों के हिलने में किसी 

+रैल्फ फॉक्स ने इसी तथ्य को व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
“८ए009 व8 776ए07090]6 797670%) 70807708679. ..... .«*« 
मलंफ्रणा एणफआ 707 0000670 876 800०78७06 #४ ५ 
48876 67॥ 968, की०एए0 78 ए7067००९वं 079 ०070675, 
३8 46 6४४ा०७ 89वें 006 जी 40, 80 $770फ९7१ ६४86 
फएएणं809 48 00 ४06 शव 04 0०000676, 077 768०8 
00 00706700 800 76ए67 707 थं78 (098887ए6. 

("००९ 87व 0806 9०००१०, 4984, 9: 79) 
उपन्यास सम्बन्धी यह कथन निराला के कवित्व सम्बन्धी दृष्टिकोय 
को भी व्यक्त कर सकता है । 


३४६] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


झ्ज्ञात चिरन्तन अनादि सर्वज्ञ को हाथ के इशारे अपने पास बुलाने का 
इंगित प्रत्यक्ष करते है। इस तरह चित्रो को सृष्टि भ्रसीम सौन्दर्य में 
प्नंबसित की जाती है । और यही जाति के मस्तिष्क में विराट दृश्यों के 
समावेश के साथ ही साथ स्वतन्त्रता की प्यास को प्रखरतर करते जा रहे 
हैं।” (१८) सारतः निराला जी ने नई कविता की उन्मुक्त कल्पनाओं 
तथा शैलीशिल्प को भी सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण के आलोक में 
देखा और महत्त्व दिया। नई कविता में जिस नव गति नव लय ताल 
छन्द नव' का झाग्रह था वह ऊपरी या शैलीगत ग्राग्रह ही नहीं था--- 
जिसके आधार पर कुछ आलोचक छायावादी कविता को शैली-विशेष 
मानने लगे-- यह भारत में स्वतन्त्रता का रव तथा नव अमृत-मन्ज् 
फुकने के लिए था--- 

वर दे, वीणा वादिनी वर दे ! 

प्रिय स्वतन्त्र-रव, श्रमुत मन्त्र नव 

भारत में भर दे । 


कड़ी सी # कक कक सी केक के 


नव गति नव लय, ताल-छंद नव । 
नवल कंठ, नव जलद-मन्द रब । 
तंव नभ के वेब विह॒ग-वृन्द को, 
नव पर, नव स्वर दे ॥7 


'परिमल' काव्य का प्रारम्भ करने से पूर्व ही कवि अपनी कविता- 
किरण से सारे संसार को प्रकाशित कर नूतन जीवन स्पंदित करने को' 
कहते हैं--- 

जग को ज्योतिम य कर दो ! 
प्रिय कोमल-पद-गामिनी ! मंद उतर 
[गीतिका, तीसरा संस्कररा, पू ० ३ 





(५कक+-ककी 


परिमल की भूमिका [३४७ 


जीवन्मृत तरु-तृरण-गुल्मों की प्रथ्वी पर 
हँस-- हँस निज पथ झ्रालोकित कर 
मृतन जीवन भर दो --- 
निराला का मुक्त छन्दर भारत की मुक्ति और साम्राज्यवादियों के 
विध्वंस का संदेश लेकर आया था--- 


जितने विचार आज 

मारते तरगें हैं 

साम्राज्यवादियों की भोग वासनाओं में, 
नष्ट होंगे चिर काल के लिये । 

आयेगी भाल पर 

भारत की गई ज्योति 

हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से 
दासता के पाश कट जायेगे ।* 


निराला जी ने जाति के मस्तिष्क में विराट दृश्यों के समावेश” तथा 
सामाजिक-राजनैतिक स्वतन्त्रता की भावनाएँ उद्दीस्त करने में श्रन्य 
छायावादियों की तुलना में सर्वाधिक योग दिया है । छायावाद जागरण- 
युग की ही उपज थी पर धीरे-धीरे उसके प्रतिनिधि कवि अपने काव्य 
वृत्त को अधिक विस्तृत न कर सके ओर अपेक्षाकृत मंजुल-ससुण तथा 
ललित-कोमल क्षेत्र के अनुयायी ही बनकर रह गए । उन्होने क्रांति की, 
पर युग की विकट परिस्थितियाँ और भी व्यापक क्राति की माँग कर रही 
थी | इसलिए पंत जी को भी छायावाद के लिए लिखना पड़ा-- छाया- 
बाद इसलिए श्रधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी, 
नवीन श्रादर्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्दर्य-बोध और नवीन 
विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बत 
गया था ।..... « एक ओर निगृढ़, रहस्थात्मक, भावप्रधान (सबजेक्टिव ) 


;८३०+ चन्‍्यन्‍्वा .+3०५4+%4 सनक भका>-े++म२०-३+०१३५५३४/०१६७३०+४३२३४/७०५कलात-क 8 सनक कक मरी 


*परिमल २३६ 


झंडद] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


झौर वैयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनीक का आवरण मात्र 
शह गया । 
इसी के अनुसार उन्हें 'युगान्त' में भ्रपने छायावादी युग के अन्त 
की सूचना देनी पड़ी और यूगीन माँग से मजबूर होकर वह कोकिल 
से काकली को छोड़, पावक कणों की माँग करने लगे--- 
गा कोकिल बरसा पावक कर 
नष्ट भ्रष्ट हो जीखे पुरातन ।' 
पर निराला जी को अपने किसी काव्य-युग को छोड़ने की झ्रावश्यकता 
नहीं पड़ी क्योंकि वे किसी काव्य-युग में नहीं बचे । रीतिकालीन रूढियों 
क। विरोध कर वे स्वयं किसी रूढि में नही उलफे। प्रारम्भ से ही उनमें 
व्यापक सौन्दर्य बोध मिलता है, जो बाद मे भी किसी वाद मे बद्ध न 
होकर सदव प्रगति करता रहा । वे मूलतः स्वच्छुन्द भावनाशञ्रों के कवि 
हैं और उनकी प्रतिभा की व्यापकता परिमल' से ही कोमल-कठोर सभी 
क्षेत्रों में नृतन प्रयोग करती रही है। जिन पावक करों की बातें पंत जी' 
में माक्से के भ्रध्ययन से सखी, वहु निराला जी के 'परिमल” की बादल 
राग! (१६२३) आदि कविताओं में अत्यन्त आवेगात्मक अनुभूति, आकुल 
उद्दामता तथा अमन्द-निबंन्ध प्रवाह के साथ पहले ही व्यक्त हो चुकी 
थी। उनका बादल शोषकों के लिए 'विप्लव का प्लावन' तथा झोषितों 
के लिए जीवन-दाता था। ये उल्लेखनीय है कि बादल राग” कविता 
निराला की किसी क्षणिक संचारी अवस्था का ही परिणाम नहीं; यह 
उनके ओजस्वी, क्रांतिकारी तथा स्वच्छुन्द स्वभाव की स्थायी चारित्रिक 
विदेषताओं से सम्बद्ध है। संयोग की बात है कि 'परिमल' में 'स्वच्छुन्द', 
'निबंन्ध', “मुक्ति आदि शब्द बहुत आए हैं जिससे मिराला की मूल 
मंतोवृत्ति का पता चलता है। 
परिसल' का प्रकाशन १६३० में हुआ था । अभी तक नुतन कविता 
का जो स्वरूप उन्हें स्पष्ट हुआ था उसमें निराला जी को प्राथमिक 





“झाधुनिक कवि (२), पंचम संस्करण, पुृ० १७-१८ युगांत, पृ० रे 


परिमल की भूमिका | ३६६ 


सफलताएँ तो दिखाई दीं पर साथ ही उस की सीमा भी स्पष्ट हो गईं 
जिसकी ओर इंगित करना उन्होने भ्रावश्यक समझा । उन्हे छायावादी 
कविता मे सुक्ष्म-सौन्द्यंगयी मृतत कल्पनाओों का प्रसार मिला परनल्तु 
उसके कर्म-पक्ष में दिखाई दी--उन्हें प्रभातकाल के जागरण के मनोहर 
चित्र मिले, दुपहरी की कर्मठता के नहीं । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं--- 
“,..हिन्दी के उद्यान में भ्रभी प्रभात-काल ही का स्वरांच्छटा फैली है । 
इसमें सोने के तारो का बुना कल्पना का जाल ही अभी है, जिस से 
किशोर कवियो ने अ्रनन्त-विस्तृत नील प्रकृति को प्रतिभा मे बाँधने की 
चेष्टाएं की हैं, उसे प्रभात के विविध वर्णो से चमकती हुई अनेक रूपों 
में सुन्दर देख कर, वे हिन्दी के इस काल के शुष्क साहित्य-हृदयों मे उन 
मनोहर प्रतिमाशों को प्रतिष्ठित करने का विचार कर रहे है । इसी लिए 
भ्रभी जागरण के मनोहर चित्र, आह्वाद, परिचय आदि जीवन के प्राथ- 
मिक चिह्न ही देख पड़ते है, विहंगी का मधुर-कल-कूजन, स्वास्थ्य-प्रद 
स्परश-सुखकर शीतल वायु, दूर तक फैली हुई प्रकृति के हृदय की हरि* 
याली... । इसके सिवा श्रभी कर्म की श्रविश्वाम धारा बहती हुईं नहीं 
देख पड़ती है।” (६) निस्सन्देह निराला जी ने यह महत्त्वपूर्ण बात 
लिखी थी और उन्होने इसका प्रारम्भ से ही सर्वाधिक पालन किया। 
छायावाद-युग के सबू ३०-३७ की कविताशओ्रो मे सामाजिक चेतना अ्रधिक 
विकसित हुई । 
निराला जी मे श्रमोत्साह कितना है यह 'परिमल' के कुछ उदाहरणों 

से स्पष्ट हो जाएगा । वह 'कवि' के लिए लिखते हैं--- 

महाप्राण ! जीवो में देते हो 

जीवन ही जीवन जोड़, 

मोड़ निज सुख से मुख || 

मानों 'महाप्राणा निराला ने अपनी ही व्याख्या कर दी है। श्रब 

निराला जी की ध्वनि” में धीरोदात्तता देखिए--- क् 


 वकवि (९०७)...............]:.रख़ः 


२४० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


ग्रभी न होगा मेरा अन्त । 

पृष्पं-पुष्प से तन्द्रालस लालसा खीच लूंगा मैं 

अपने नव जीवन का श्रमृत सहर्ष सीच दूंगा मैं 
द्वार दिखा दूँगा फिर उनको 


मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, 
इसमे कहाँ मृत्यु 
है जीवन ही जीवन । 


# के के 


मेरे ही अविकसित राग से 
विकसित होगा बन्धु दिगन्‍्त-- 
ग्रभी न होगा मेरा अन्त।त 


उनकी जागो फिर एक बार! की ललकार भी गजब है, जो 
कहती है-- 
“तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
पद-रज भर भी है नही पुरा यहू विश्व भार--- 
जागो फिर एक बार !* 


देखिए वे किस का स्वागत करते है--- 


कितने ही विध्तों का जाल 
जटिल, श्रगम, विस्तृत पथ पर विकराल; 
कण्टक, कर्देम, भय-श्रम-निर्मम कितने झूल; 


र-->याक->परम कम नस» ५७५५3 ५५० 3ककेन. #3.2०नपक>नाना- 433 +-फनक- अप +न. न कन 3२ ता 3... 3क-पन-4+>०-+23५++०० 22. उन्‍का हे जमा+ ज्कअताणक फमनपानट... थाता अनकनतगनेननमीन+फ२+>सफ हक. «ते ..3."वात फनननरनना. *यन्य जे. 2नरनिज- इुमानमन्‍्यकव.. कराज्यनररिगा. पकशननकज-न-+ अच्छा, 


ध्वनि! (१२१) 
*जागो फिर एक बार (२०१५) 


परिमल की भूमिका [३५१ 


हिसू निशाचर, भूधर, कन्दर पशु-संकुल 

पथ घन तम, अगरम अकल--- 
पार-पार करके आए, हे नृतन ! 
सार्थक जीवन ले आये 


अम-करा में बन्धु, सफल श्रम [* 
अन्य कृत्तियो मी श्रम-संघर्ष की चुनौती बार-बार मिलती है । 
निराला का व्यक्तित्व हार को स्वीकार कर ही नहीं सकता और 
पुनर्तिर्माण का स्वर भंकृत हो उठता है-- 
फिर संवार सितार लो 
बाँध कर फिर ठाठ, अपने भ्रक पर भंकार दो !* 
निराला जी ने भूमिका के श्रधिकांश भाग का उपयोग रूढ़िबद्ध दासता 
के विरोध मे किया है और इसके लिए उन्होने कमंण्य मुक्ति की भाव- 
नाड्रों तथा मुक्त छन्द को श्रन्योन्याश्रित महत्त्व दिया है। इसके भ्रतिरिक्त 
उन्होंने मुक्त छन्‍्द विषयक निम्नस्थ मत दिये है--- 
मुक्त छन्द, छन्‍्द-मुक्ति नहीं। वह छन्द की भूमि में रहकर भी मुक्त 
है। (२१) 
मुक्त-छन्द का समर्थक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छुन्द सिद्ध 
करता है, श्रीर उसका नियम-राहित्य उसकी मुक्ति ।” (२१) 
मुक्त छन्द अतुकांत या भिन्न-तुकांत छन्द से भिन्न है। सभी गतुकांत 
काव्य एक-एक नियम या सीमा मे बंधे होते है॥ जैसे गरा-वृत्तो में गणों की 
खुंखला,मात्रिक वृत्तों में मात्राओं का साम्य, वर्णो-वृत्तों में अक्षरों की समा- 
नता मिलती है। पर मुक्त छन्द ऐसी सीमाओं से परे होता है और फिर 
भी आनंद देता है। 'छन्‍्द भी जिस तरह कामुन के अन्दर सीमा के सुख 
में आत्मविस्मृत हो सुन्दर नृत्य करते, उच्चारण की श्यृंखला रखते हुए 
अवश-माधुय के साथ-ही-साथ श्रोता्रों को सीमा के आ॥रानंद में भुला 
स्वागत (११६) 
अनामिका, दूसरा संस्करण, पृ० ७८ 


३४२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


रखते हैं, उसी तरह मुक्त छनन्‍्द भी अपनी विषम-गति में एक ही साम्य 
का अपार सौन्दर्य देता है, जैसे एक ही श्रनन्त महाससुद्र के हृदय की सब 
छोटी-बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसरित दृष्ठि में एकाकार, एक ही गति में 
उठती और ।गररती हुई । (१८) 
मुक्त छन्‍्द के अनायास प्रवाह में अन्य छन्दों का श्राधार रह सकता 
है । इस सम्बन्ध मे निराला जी ने अपनी मुक्त छांदिक रचनाझ्रों के लिए 
लिखा है---“इस पुस्तक (परिमल) के तीसरे खण्ड में जितनी कविताएँ 
हैं, सब इस प्रकार की है। उनमे नियम कोई नही, केवल प्रवाह कवित्त 
छन्द का-सा जान पड़ता है। कही-कही आठ अक्षर आप-ही-आप भा 
जाते हैं-- 
विजन-वन-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी 
स्नेह-स्वप्न-मग्न श्रमल कोमल-तनु तरुणी 
जुही की कली 
हग बन्द किए--शिथिल-पन्नांक में । 
यहाँ 'सोती थी सुहाग भरी श्राठ श्रक्षरों का एक छन्द आप ही श्राप 
बन गया है; तमाम लड़ियों की गति कवित्त-छन्द की तरह है ।” (२१-२२) 
तात्पर्य यहू कि मुक्त छन्‍्द के लिए आवश्यक है निर्बन्ध गति भौर 
प्रवाह । 
मुक्त छन्‍्द के आधारभूत छल्दों में निराला ने कवित्त छन्द को 
झ्रधिक उपयोगी बताया है। “कारण, यह छन्द चिरकाल से इस जाति 
' के कंण्ठ का हार हो रहा है। दूसरे, इस छन्द में एक विशेष गुण यह भी 
है कि इसे लोग चौताल श्रादि बड़ी तालों में तथा ठुमरी की तीन तालों 
में सफलता पूर्वक भा सकते हैं, और नाटक शादि के समय इसे काफी 
प्रवाह के साथ पढ़ भी सकते हैं ।...यदि हिन्दी का कोई जातीय-छन्द 


परिमल की भुमिका [३५३ 


चुना जाय तो यह यही होगा ।”| (२२) जब इस कवित्त छन्द का मुक्त 
रूप में प्रयोग होता है, तो अन्त्यानुप्रास के मिट जाने से इसकी रोचकता 
बढ़ जाती है । 

निराला जी ने मुक्त छंद के लिए पठन-कला (27% 07 7684782) 
आवश्यक बताई है। अनभ्यास के कारण इसे पढने मे असुविधा हो 
सकती है पर इसमें छ॒द की गति का कोई दोष नही । निराला जी स्वयं 
इसे विशेष प्रवाह तथा सौन्दर्य के साथ पढ सकते है। (२२) यही नहीं 
इस छंद में वे 70 0 7690778 का आनंद देखते है । (२३) 

निराला जी प्रवाहपूर्ण पठन के कारण मुक्त छंद की रंगमंच पर 
विशेष उपयोगिता देखते है । वे तो यहाँ तक कहते है कि “स्वच्छन्द 
छंद नाटक-पात्रों की भाषा के लिए ही है, थों उसमे चाहे जो कुछ लिखा 
जाय ।” (२३) 

निराला जी ने खड़ी बोली के विकास को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
देखा है। राष्ट्र बिना राष्ट्रभाषा के नही हो सकता । भ्रतएव राष्ट्र-प्रासि 
की कल्पना के साथ 'राष्ट्र-भाषा-वाद' उन्हे प्रावश्यक दिखाई दिया। उन्होंने 
तत्कालीन राष्ट्रीय नेताश्रों की राष्ट्र-भाषा-उदासीनता के विषय में खेद 
प्रकट किया है (११) और 'ग्रेजी के प्रवाह में आात्मविस्मृत' (१४) 
नेताओ्ों को सजग किया है। 

खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा सिद्ध करने के लिए निराला ने सष्ट्रीय 
एकता तथा साहित्य-सम्पन्नता इन दो हृष्टियों से विचार किया है। यह 
स्वीकार करते हुए भी कि उन पर बँगला के आधुनिक अमर साहित्य 
का काफी प्रभाव है! (१३), फिर भी ओऔचित्य की दृष्टि से उन्होने 


अंक. 5434४ 44०३:4५०५००-४५ क२०६ .#-नधन्‍नतकमप १७४ ३४४५३९७७ #ककक ४ फाओ४... 22484029):-क५३,५४५४७+-#-+ ७५ &-नालक+०५नननक++न.. अन्‍कमा+ततय+नक+-कसपअ अल चमक 3. ल्‍मन्‍पन«»जल। लक कन+ 3 नननरन- न नमक सलमान कक- नाल +नकनूऊ 3 कम+++० 


रास्ते के फूल कविता में निराला कवित्त छद की प्रशसा मे कहते है--- 
ललित कल्पना-- कोमल पद' का 
में था 'मनहर' छन्द ! (परिमल पृ० १५७) 
यहाँ 'मनहर' का दोहरा श्रर्थ है। मनहर और कवित्त छंद एक ही 
हैं। दूसरा श्र है--मन हरण करने वाला । 


३५४] वरिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बंगला को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रयत्तनों का विरोध किया। राष्टू- 
ऐक्य तथा भाषा-वैज्ञानिक कारणों के आधार पर वे बँगला-समथ्ेकों के 
लिए कहते हैं कि 'एक तृतीयाश मुसलमानों का विचार उनके मस्तिष्क 
में नहीं भ्राता, वे नहीं जानते कि झ्रार्य उच्चारण और बँगला के मंगो- 
_लियन उच्चारण में क्या भेद है, बंगला के उच्चारण-असाध्दय से पंजाब, 
सिन्ध, राजपृताना, युक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और 
महाराष्ट्‌ की संस्कृति को कितना धक्का पहुँचता है ।/ (१२) “जिस 
भाषा के अकार का उच्चारण बिल कुल अनाय॑े है, जिसमें हृस्व-दीर्ष 
का निर्वाह होता ही नही, जिस में युक्ताक्षरों का एक भिन्न ही उच्चारण 
होता है, जिसके 'सकारों और नाकारो के भेद सूभते ही नहीं, वह 
आपषा चाहे जितनी मधुर हो, साहित्यिक्रों पर उसका जितना ही प्रभाव 
हो, वह कभी भारत की सर्वमान्य राष्ट्र-भाष। नहीं हो सकती । 
(३३-१४) 
'साहित्यिक पौरुष' ( १४)की दृष्टि से भी वह हिन्दी को ही राष्टर-भाषा 
के अनुकूल पाते थे क्योकि हिन्दी के प्राचीन साहित्य के साथ तुलना 
करने पर प्रान्तीय कोई भाषा नहीं दिकती ।' (१२) हिन्दी के अतीत- 
भौरव की जोरदार वकालत करते हुए वे कहते हैं“ उस तलवार के 
जमाने में सिर काटकर भी साहित्य में अपनी संस्कृति की रक्षा करने 
वाले वे गत शताब्दियों के महापुरुष अपनी भाषा और लिपि के भीतर 
से भसीम बल भपनी सन्‍्तानों को दे गए है, वे (हिन्दी-विरोधी) नहीं 
जानते कि श्राजकल के जमादारों, भैयों, मारवाड़ियों (मेड़ों) और गुज- 
'रातियों के निरक्षर शरीर के भीतर कितना बड़ा स्वाभिमान इस दैन्य के 
काल में भी जाग्रत है, वे 'बहुजन हिंताय, बहुजन-सुखाय' का बिल्कुल 
यहाँ हम यह कह देना आवद्यक समभते है कि निराला जी के ये 
"आषा-वैज्ञानिक तक॑ निराधार हैं। भ्रवश्य ही उनका राष्ट्रभाषा-प्रेम 
प्रशंसनीय है। पंत जी का खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा सम्बन्धी विवाद 
शैनराला' के खड़ी बोली-बंगला-विवाद की भ्रपेक्षा अधिक ग्रम्भार है | 


परिमल की भूमिका [३५५ 


ख्याल नहीं करते ।” (१२-१३) हिन्दी के वर्तमान साहित्य के सम्बन्ध 
में वे आाशावादी थे । लिखते है--“उसका (हिन्दी का) नवीन साहित्य 
भी क्रमशः पुष्ट ही होता जा रहा है, जिसे देख कर यह झाशा हृढ़ हो 
जाती है कि शीघ्र ही हिन्दी के गर्भ से बड़े बड़े मतस्वी साहित्यिकों का 
उद्भव होगा ।” (१२) 

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निराला ने साहित्य के साथ-साथ 'राष्ट्र- 
साहित्य की कविता” करने वालों को विशेष गौरव दिया है। मुसलमान 
भाइयों को भी राष्ट्‌ की सेवा के लिए आमन्त्रित करने के विचार से वे 
शहरो के प्रचलित उदृ शब्दों तथा मुहाविरों को साहित्य मे स्थान देने 
का समर्थन करते हैं । (१३) उन्होंने इसी आधार पर 'खिचड़ी-दौली का 
भी स्वागत किया ताकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और रंगून आदि अपर- 
भाषा-भाषी प्रान्तों में हिन्दी ही राजकार्य तथा व्यवसाय आरादि में प्रचार 
था सके । (१३) 

पललव' की भूमिका का महत्व खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा की 
हृष्ठि से व्यापक विचार करते हुए खडी बोली को कलात्मक सम्पन्नता 
देने में है और 'परिमल” की भूमिका का महत्त्व नृतन साहित्य को 
राष्ट्रीय जागरण से घनिष्ठ रूप मे सम्बन्धित करने, तथा इसी दृष्टि 
से उसकी कमियो के संकेत करने; हिन्दी साहित्यकारों को आत्मबल देने; 
मुक्त छनन्‍्द को प्रचलित करने तथा उसका भारतीय आधार स्पष्ट करने 
में है। काव्य-शास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा तत्कालीन आलोचना को नई 
दृष्टि देने में भी दोनों भूमिकाशों का महत्त्व है। ये दोनों भूमिकाएँ 
एक दूसरे की पूरक हैं और इनका ऐतिहासिक महत्त्व है। एक बात भ्रौर । 
परिमल' की भूमिका से निराला-काव्य के वह संकेत भी मिलते हैं जो 
उन्हे बादी या छायावादी की अ्रपेक्षा स्वच्छत्द कवि” बनने में 
सहायक सिद्ध हुए । 


[.क नेराला है” हि झोर 
निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद 

निराला जी के समग्र काव्य में इतने विविध विषय तथा इतनी 
विभिन्न शैलियों मिल जाती है कि इन में सभी वादों की विशेषताएँ 
खोजी जा सकती है । अतएवं कुछ भ्रालोचकों द्वारा इनको अपने-अपने 
वाद का समझ लेना सम्भव हो सकता है। एफ बार कुछ आालोचकों ने 
इनसे अपनी शंकाएँ व्यक्त की और इन्हे अपने-अपने वाद का बताया । 
निराला जी से इन्टरव्यू करना वैसे ही सरल नही, दूसरे उनकी वाग्धारा 
चलेगी तो पप्रतिहत प्रवाह से । यही हुआ भी । 

निराला जी कहने लगे--“मैं सब हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने न 
आज प्रगति सीखी है और न आज ही प्रयोग किए हैं, पहले से ही ऐसा 
था | उस समय ये वाद तुमने सीखे नहीं थे, अब अपना गौरव बढ़ाने 
के लिए तुम मेरा सहारा लेने लगे । देखो, मैं पहले भी निर्बेन्ध था, श्राज 
भी हूँ और सदा ऐसा ही रहेंगा। मेरे प्रारम्भिक परिमल' की ही पह- 
चान तुमने कर ली होती तो श्राज तक सूंघते न फिरते । 'तुम भौर मैं, 
आ्रादान-प्रदान', 'जागों फिर एक बार, जुही की कली, अधिवास', 
बादल राग, पंचवरटी-प्संग' को साथ रखकर पढ़ो, परिमल' के तीनों 
खण्डों को म्खण्ड समझो तो मेरा कोमल-कठोर, निर्बन्ध-स्वच्छाद, विविध 
विचार-दौलियों वाला विषम-बिराट व्यक्तित्व सामने श्रा जाता है । मैं 
परम्परा-प्रगति दोनो के गीत गाता हूँ--आदान-अदान' में मेरा पूरा 
विश्वास है। मैं संसार को माया समभता हूँ फिर भी इससे प्यार करता 
हैं । 'कणश'-करणा भौर “रास्ते के फूल भी मेरी ममता से बच नही सके । 
मैं जीव को बंधन-रहित, मुक्त, ब्रह्म -समान समझता हूँ, पर मुक्ति-कामी 
नहीं हूँ । विश्व की अश्रुभरी भ्राँखे मुझे संसार में प्रवृत्त करती है, अधि* 


( ३५६ ) 


निराला-काव्य की विदेषताएँ और वाद [३५७ 


वास'--मुक्ति-लोक--को छुड़ाती है, मेरी प्रगति श्रनन्‍्त होती हैं भर 
इसी में मुझे हर्ष है। योग्य जन जीता है' यह पश्चिम की नहीं, गीता 
की उक्ति है, इसी में मेरा विश्वास है, पर दूसरे के शोषण से पुष्ट तथा- 
कथित योग्य जनों की मै खबर लेता हूँ, फिर चाहे प्रकृति-प्रेमी होकर भी 
मुझे गुलाब को रक्तशोषक (08]06&080) ही क्यों न कहना पड़े । 
जी बाहु, शीर्णो शरीर' किसान-मजदूर के लिए मैं “विप्लव के प्लावन 
तक के भ्राह्वान में तत्पर हो जाता हूँ । जब तक धनिकों का कोष र्द्ध है 
तब तक मानवता का तोष क्षुब्द ही रहेगा । परिमल' का एक गीत है--- 

हमें जाना है जग के पार-- 

जहाँ नयनों से नयन मिले, 

ज्योति के रूप सहख्र खिले, 

सदा ही बहती नव-सर धार--- 

वहीं जाना, इस जग के पार । 

“इसे सुनकर तुम कह उठोगे यह तो पलायनवाद है । है, पर संचारी 
अ्रवस्था में । इसमें भी मेरी वह कामना व्यक्त हुई है जो मुझे धरती पर 
नहीं दिखाई देती । जग के पार, नव-सर-धार चाहता तो धरती को भूल 
जाता, पर मैंने ही दीन', 'भिक्षुक', विधवा, कण' झौर “रास्ते के 
फूल' पर भी लिखा है और उसी “कवि' को प्रशस्ति दी है जो अपने सुख 
से मुख मोड़कर दूसरे को सुखी करता है। जग के पार के साथ मैंने 
वतरंगों के प्रति! में दग्ध चिता के हाहाकार' और अबलाशों की करुण 
प्रकार को भी सुना है। और...मैंने माँ से यह आग्रह! भी तो 
किया था-- 

माँ, मुझे वहाँ तू ले चल । 
देखूँगा वह दार-- 

दिवस का पार--- 

मूछित हुआ पड़ा है जहाँ 
बेदना का संसार ! 


३४५८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


“मैं ने जगत के आर-पार के गीत गाए हैं क्योंकि धरती और ग्राकाश 
दोनों है और दोनों तक मेरी दृष्टि जाती है । अब बता।शञ्रो छायावादी 
हुँ या प्रगतिवादी ? वेदों पर, उसके अद्व त-दर्शन पर मेरा पुरा विश्वास 
है पर मैं वेदों को मावन-कृत मानता हूँ । मैं ने मज़द्र-किसान पर लिखा 
है पर माकस-दर्शव को मानव कर नहीं । मैं तुम और मैं' में रहस्यवादी हूँ 
प्र पंचवर्टी प्रसंग” में भक्ति को प्रमुख माना है । भन्यत्र भक्तों की-सी प्रार्थ- 
नाए भी की हैं, पर मेरी प्रार्थनाओं का क्षेत्र भी अ्रपरिमित है। मैं 
अन्याय को सहन नहीं कर सकता । मैं ने माँ से प्रार्थना की है पर इस 
में भी क्रांति का आवाहन' है । लो सुतो--- 

एक बार बस और ताच तू इ्यामा ! 
सामान सभी तेयार, 
कितने ही हैं अ्रसुर, चाहिए कितने तुझको हार ? 
कर-मेखला भुण्ड सालाओं से बन मन-अभिरामा -- 
एक बार बस और नाच तू इ्यामा ! 
भेरवी भेरी तेरी भब्का 
तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएगी जब तुझ से पंजा; 
. लेगी खड़ग शोर तू खप्पर 
उसमे रुधिर भरूगा माँ 
में श्रपनी अंजलि भर भर; 
उंगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊ क्या माँ--- 
एक बार बस और नाच तू ह्यामा !” 


यह गीत उन्होंने उन्‍्माद से गाया । पर पूरा व कर वे कहने लगे 
'बताओो कोई प्रगतिवादी किसी देवी” से ऋति की प्रार्थना करेगा ? यह 
कितना गलत समझ लिया गया है कि कोई आध्यात्मिक होकर अन्याय- 
आतंक के विरुद्ध खूम ठोक कर खड़ा नहीं हो सकता, किसान-मज़दूर 
की चर्चा नहीं कर सकता शोर क्रांति के गीत नहीं गा सकता । इसी 
गीत में मैंने आगे कहा था--- 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद [३५६९ 


बन्द हो जाएँगे सारे कोमल छंद 

--कहाँ 'जुही की कली' की कोमलता और कहाँ अद्टूट पर टूट पड़ने 
वाला उन्माद ! 

“मेरी सौन्दर्य-भावना सीमित नही, सुगढ़-अनगढ कोमल-कठोर सभी 
विषयों से मैंने प्यार किया है, शौर सभी रसो का आस्वादन । 

“मेरा कल्पना-क्रोष अपरिमित है। राम की शक्ति पूजा तथा 
तुलसीदास' में मेरी कल्पता जैसी विराट है वैसी किसी......अधिक 
क्या, सब कुछ कहा नही जाता, झ्राप पर छोडता हूँ ।” 

सभी झालोचक एक-दूसरे की ओर देखने लगे कि निराला फिर फूट 
पड़े । “मुक्तक-प्रबन्ध सभी मे मेरी गति रही है, फिर भी लघु प्रनब्ध-काव्यों 
मे मेरी उद्दामता खुल-खेलने का अवकाश अधिक देखती है। लघु मुक्तक 
मे मैं मुक्त नहीं रह पाता । अतएवं कभी-कभी असंतुलन हो जाता है 8 
कोई इसे चाहे भीतर की क्षुद्र मनोवृत्ति ही कहे, मै सुधार के लिए सभी 
साधनों का आश्रय लेता हूँ । व्यंग्य के श्रस्त्र से मैंने खूब काम लिया है ॥ 
आज यह बहुत-सों को चलाना भरा गया है किन्तु दुख है कि कुछ लोग 
इसे सम्हाल कर नही चलाते । भाषा की सभी शक्तियों से मैंने भरपूर 
काम लिया है। व्यंजना की सुक्ष्मता से ही नही, अभिधा की स्थूलता से 
भी मैंने कमाल दिखाए है। हिन्दी, उद , झंग्रेजी सभी से अ्रवसरानुकूल . 
मैते काम लिया है। बस दम” चाहिए 'रजोगम' का सवाल नहीं, कोई 
प्रमीष्ट शब्द नहीं मिलता तो मैं मोड़-तोड़-जोड से नया घड़ लेता हुँ-- 
मैं पहले ही कह चुका हैँ निर्बन्ध हूँ। कभी इनका स्वागत हुआ है कभी 
निरादर । मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ श्ौर कह सकता हूँ कि रटे-रटाए, 
घिसे-घिसाए, पिटे-पिटाए छाब्दों से ही काम नहीं चल सकता | आात्म- 
इलाघा ही क्‍यों न कहो, मैंने शब्द-भण्डार की पर्यात वृद्धि की है। सरल 
से सरल भर कठित से कठिन भाषा मैने लिखी है--संस्कृत के समास॑ 
भी. मेरे श्रायास से खिल उठे हैं।” एक भालोंचक दूसरे के कान में फूस- 
फुसाथा-- कुछ भी हो भाषा में वागाडम्बर बडा है। पर निराला की 


३६० | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


वाग्धारा रुकी नही । “वैसे तो मुझे सभी शब्द-चित्र पसंद हैं, फिर भी 
स्पर्द, वर्ण, गंध तथा ध्वनि में से मुझे श्रवण-सुखदता भाती है । संगीता- 
ल्मकता तथा नाद-सौन्दर्य के बिना मुझे आनंद नहीं आता । 

“मेरी नृतन-स्वतन्त्र भावनाएँ पिजरो में फड़-फड़ाकर रह जातीं जो 
मैं उनकी मुक्त उड़ान का आदोलन न शुरू करता । मैं बंधनमय छूुंदों 
की छोटी राह का राही नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ और बसे ही 'बाधा-विहीन 
बँध' मुक्त छंद का कायल हूँ । आज मैं देख रहा हैँ कि मेरे आदोलन को 
पर्यात सफलता मिली है--अनेक प्रगति-प्रयोगवादियों ने इसे झ्रपनाया है। 
पर कभी-कभी मुझे दुख भी होता है कि बिना मुक्त भावनाशं तथा 
इसके अपने संगीत को जाने वे इसे गद्यमयः बनाकर छोड़ देते हैं। एक 
बात भ्रौर कह दूँ। प्राचीन छंद बहुत कुछ चमत्कार-शुन्य हो गए, मेरी 
भाषताश्रों ने उनको जोड़कर अपने नए छंद बना लिए । अपनी छाप के 
बिना मैं किसी को नहीं भ्रपनाता । तुम कहा करो ये सब बँगला से लिया 
गया है, मैं तो यही कहूँगा ६० प्रतिशत “निराला” है। अधिक क्‍या कहें 
सैने--मैं--स्वतन्त्र शैली अपनाई है जो 'नव गति नव लय ताल छंद नव 
के साथ नव पर नव स्वर देने में विश्वास रखती है | हाँ, यह ध्यान रहे 
कि मेरे नव' का उद्भव भीतर से, अतः स्फूर्ति से हुआ जिसने दुखद 
आवेष्टन को भी आत्मसोत कर लिया है--- 

मैंने “मैं” दली अ्पनाई, 

देखा दुखी एक निज भाई, 

दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
झट उमड़ वेदना श्राई; 

“और श्राज तृतनता का फैशन ही चल पड़ा है। समाज के दूख के 
साथ जब दिल का दर्द मिलता है, या समाज का दुख ही दिल का दर्द 
बन जाता है तो मेरी मैं! शैली अनायास उमड़ पड़ती है ।” 

झालोचक गण फुसफुसाने लगे । एक कहने लगा-- निराला जी ने 
अपनी मै शैली से मानों अपनी सही व्याख्या कर दी हैं। यही इनकी शक्ति 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और बाद [३६१ 


भी है, दु्बंलता भी, क्योंकि जहाँ उनकी “मैं” साधरणीकृत हुई है वहाँ 
काव्य खिल उठा है और कही-कही यही 'मै' आ्रात्मप्रदर्शत बन गई है; 
वहाँ केवल चमत्कार हाथ आता है। कहीं-कही उनका अ्रहम्‌॒विक्षुब्ध 
विद्रोह कर उठता है और काव्य में भ्रसंतुलित दुरूहता आ जाती है। इन 
की उद्दाम 'मैं' को, सामाजिकता संयम देती है किन्तु कहीं-कही निराला 
मैं' से, भ्रहम्‌ से ही दूसरों को भ्रभिभूत करते जान पड़ते है । उन्तकी कवि- 
ताएँ श्रति-वेयक्तिक हो उठती है और काव्य की सहज भूमि को छोड़ 
देती है। उनकी विषम स्वच्छन्दता से सभी सहमत थे । अ्तएव समवेत' 
स्वर से कहने लगे--मानों एक ही कहते घबराता हो--“आाप के कथन 
से ऐसा लगता है, श्राप किसी एक वाद के नही ।” 
निराला--“अरे भाई ! वाद के चश्मे उतार फैको । वादी चद्मों ने 
नई रोशनी दी--पर तुम्हारी अपनी ज्योति को छीन लिया | क्‍या वाद 
के बिना तुम किसी को महत्त्व ही नही दे सकते ? मेरे 'परिमल' की परख 
जब एक वाद के अनुसार नहीं हो सकती तो मेरे समस्त साहित्य. ..... खेर 
छोड़ो, यदि तुम्हारा झ्राग्रह है तो मैं 'बादल राग' हँ--निबंन्ध-स्वच्छन्द ( 
आलोचक गण (एक साथ)--/हम रहस्य पा गए। आप स्वच्छ- 
न्दता वादी है।” 
निराला--“कहलो, जैसी तुम्सारी मरजी। पर स्वच्छन्दता' श्रौर 
बाद' में विरोध है । 
यह कह कर वह उठ कर चल दिये, और आलोचक गण कुछ कह न 
सके | सब इतने भ्रभिभूत हो छुके थे कि मौन चितन मे लीन हो गए । थोड़ी 
देर बाद चलने को हुए कि निराला को छायावादी कहने वाले आलोचक 
ने कहा असीम प्रतिभा है, श्रतुलनीय सामग्री पर संयम-सुरुचि मे कहीं- 
कही चूक हो ही जाती है, सजाना-सँवा रना जैसे इनके बस मे नही । जहाँ-कहीं 
काव्य सज-सँवर जाता है वहाँ सौन्दर्य खिल उठता है | छायावादी कवियों 
से किन्‍्ही बातो में समता होते हुए उनसे अन्तर भी स्पष्ट है। इन जेसौ 
बहुवस्तु-स्पषिनी प्रतिभा किसी में नही । न ही इन जैसा लघुता का 


३६२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


यथार्थ चित्रण और समसामयिक राजनेतिक विषयों का ग्रह मिलता 
है। इतना रस-बाहुल्य तथा कोमल के साथ परुष-विराट प्रतिभा भी 
अ्न्यत्र नही । प्रसाद जी में दोनों प्रतिभ।एँ है पर एक ही कृति '"कामायनी' 
में । श्रवश्य ही उनके नाटकों में, तथा वहाँ आये गीतो में प्रचुर मात्रा में 
झोजस्विनी भावनाओं का समावेश है। फिर भी ये छायावादियों की सामान्य 
विशेषता नहीं, यह प्रसाद जी की ही विशेषता है। निराला जैसी उद्‌- 
दामता और “राम की शक्ति पूजा' तथा तुलसीदास का श्रोज तो कही 
नहीं । निराला में छायावादियों की करुणा के साथ प्रगतिवादियों का 
संघर्ष भी है । छायावादियो की सामान्य भूमि ललित-कोमल है और 
निराला की अनगढ़-परुष भी । उन-जैसे घोर विरोधों का चमत्कार भी 
अन्यत्र दुर्लस है। किसी छायावादी ने उन-जैसी चरम वेयक्तिक कविताएँ 
नहीं लिखीं और किसी ने उन-जैसी सामाजिक कविताएं भी । उन्होंने 
समास-प्रधान दुरृहतम शब्दावली से लेकर सरलतम-साधारण भाषा का 
प्रयोग किया है | छायावादियों में उन-जैसी सामय्रिक शब्दावली भी नहीं, 
ग्रभिधा तथा व्यंजना का चरमोत्कर्ष भी नहीं । इतनी सरल-सादी शब्दा- 
बली और इतनी नादात्मक पदावली भी किसी छायावादी में नहीं । उनका 
व्यंग्य भी प्रगति-प्रयोगवादियों की विशेषता है, छायावादियों की नहीं । 
इतनी विविध शैलियाँ, विविध छंद और विविध प्रयोग निस्सन्वेह किसी 
में नहीं । उन-जेसा स्वच्छन्द कोई नहीं । लीक पर कभीच ले नहीं भौर 
न चलेंगे। उन्होंने कुछ तो अपने ढंग के श्रद्वितीय प्रयोग किए है, जैसे-- 
राम की शक्ति पूजा, सरोज-स्मृति, बादल-राग, तुलसीदास आदि, पर 
व्यथे कविताएं भी मिल जाती हैं । यह भी ठीक है कि उनकी आगे की 
रखनाओों के बीज 'परिमल' और भअनामिका' जेसे प्रारम्भिक काब्यों में 
ही स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं ।” 

उनको रहस्यवादी समभने वाला आलोचक कहने लगा-++“मैं भ्रव' 
समझा कि निराला जी का ब्रह्म वह नहीं जिसे मैं समझता था । वह 
विश्व-स्वरूप ही है।” प्रभतिबादी और प्रयोगव।[दी कुछ बोलने नहीं | 


निराला-काव्य की विशेषताएँ और वाद [३६३ 


ऐसा दिखाई देता था जैसे वे उनकी सामाजिक चेतना और नए प्रयोगों 
तथा स्वच्छन्द-मनोवृत्ति को समझ गये थे और अपनी गरेबाँ मे मूह डाल 
कर आत्मनिरीक्षण में लीन थे । फिर भी प्रगतिवादी ने छायावादी 
झालोचक से कहा “श्रीमानव्‌ जी ! झ्राप निराला की एक विशेषता ती 
भूल ही गए । उनके शटंगारिक वर्णानों में जेंसी स्वस्थ मांसलता तथा 
कुण्ठा-मुक्त श्रोज है, वह अन्य छायावादियों में नहीं। कारण उनको 
अपनी पत्नी से पूरा प्यार मिला था जिसे वे उसकी मृत्यु के बाद भी 
विस्मृत न कर सके । 

थोड़ी देर बाद चारों चलने लगे कि छायावादी ने मानो अ्रन्तिम बात 
कहने के लिए कहा कि “उनकी विषमता में भी वैसी ही समता है जैसे 
मुक्त छन्द मे । उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा था--मुक्त छंद भी 
अपनी विषम-गति में एक ही साम्य का भ्रपार सौन्दर्य देता है, जेसे एक 
ही श्रनन्त महासमुद्र के हृदय की सब छोटी-बड़ी तरंगें हों, दूर प्रसरित 
दृष्टि में एकाकार, एक ही गति में उठती भर गिरती हुईं ।' मुक्त छुन्द 
उनकी शैली ही नही, यही उनका व्यक्तित्व भी है ।” 


हे 
रेखाचित्र कला 

हिन्दी साहित्य के इस गद्यकाल' में गद्य की अनेक नृतन विधाश्रों 
का विकास हुआ है जिनमे रेखाचित्र, रिपोर्ताज, सस्मरण आदि आधु- 
निकतम कलारूप हैं। श्राज के संघर्ष जटिल, व्यावसायिक, यांत्रिक युग में 
कला-रूपों का कलेवर छोटा ही होता रहा है। समाचार-पत्रों ने भी इस 
संक्षिप्तता की प्रवृत्ति मे योग दिया है। अ्रतएव उपन्यासों मे लक्ु 
उपन्यासो' का प्रचलन हुआ, लक्चु कहानी” ने अतिलधु कहानी (8007:- 
8707% 80079) का भ्राकार धारण किया झ्रौर कविता के क्षत्र मे लघु 
मुक्तकों का प्राधान्य हो गया है। कहानी और निबन्ध के लाघव की 
प्रवृत्ति की परिणतियों में एक कला-रूप रेखाचित्र (826॥0))) भी है । 

यथार्थवाद की प्रवृत्ति ने साहित्यकार को युग की सामयिकता की 
ओर विशेष जागरूक किया । आज के क्रान्तिकारी यूग की दैनन्दिन की 
वास्तविकता से कलाकार के सामंजस्य की हेतुता ने उल्लिखित अभिनव 
अभिव्यक्ति-माध्यमों की सृष्टि की है । इनमे से भी रिपोर्ताज और रेखा- 
चित्न श्रपनी यथार्थ अनुरूप कला के कारण आज की हर तगामी वास्त- 
बविकता के अधिक निकट हैं। 

आलोचकों में यह प्रश्न विवाद का विषय है कि कला के इन सुतन 
रूपों की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार कर ली जाय अथवा जिनके भीतर से इनका 
विकास हुआझ्रा है, उन पुरातन रूपों के एक प्रकार-विशेष के रूप में इनका' 
उल्लेख होता रहे । रेखाचित्र की दृष्टि से विचार करने पर यही स्थिति 
हमारे सामने आती है । हिन्दी में कहानी तथा मिजन्ध दोनों पर लिखी 
आलोचना-पुस्तको मे रेखाचितन्र का उल्लेख हुआ है । इनमें रेखाचित्र को 
कहानी तथा निबन्ध-कला की सहायक शैली भान लिया गया है अथवा 


( रद ) 


रेखाचित्र कला [३६४५ 


कहानी-निबन्ध की रचना-सीमा को बढ़ा कर उसी के भीतर इसको 
समेट लिया गया है । यथा, हिन्दी-कहानियों की शिल्पविधि का विकास 
दिखाते हुए डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने लिखा है--“सम्यक्‌ कहानी- 
शली से लेकर उसमे रेखाचित्र विश्लेषण चित्र से लेकर सूचनिका 
((१७]007098), कैमराविधान (७7767. ॥6077707८०७) और 
न्यूज़रील-विधान तक कहानी-रचना की सीमा को बढा दिया ।” सतत्‌ 
परिवतंनशील युगीन परिस्थितियों के प्रति अपने उत्तरदायिन्व के निर्वाह 
मे जब साहित्यिक व्यक्तित्व नृतन प्रवृत्तियों की अ्रभिव्यक्ति के लिए 
झमिनव माध्यमों को अपनाता है--वैसे भी प्रचलित कला-रूप चिर- 
स्थिर नही रहते, अभिव्यक्ति-आवश्यकता के अनुरूप बदलते हैं--तब या 
तो झआलोचक रूढ रूपो की सीमाओं को बढा कर उनकी परिभाषाश्रों को 
और लचीला बना देता है श्रथवा उसे किसी नृतन साहित्यिक विधा के 
आगमन की घोषणा करनी पडती है। इसलिए अभिव्यक्ति-माध्यमों में 
नित्य नये परिवर्तत किसी कला-रूप की सुनिश्चित परिभाषा को श्रसंभव 
बता देते हैं। आज उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि की परिभाषा करने 
में यही कठिनाई आ रही है । वस्तुतः साहित्य मे विभिन्‍न अ्रभिव्यंजना- 
रूपों की परिभाषा, वर्गीकरण तथा नामकरण की समस्या बड़ी जटिल 
होती है । किसी कला-रूप के समभने की सुविधा, भ्रनुशासन तथा परिष्क्ृति 
के लिए ही परिभाषा, वर्गीकरण शादि अपेक्षित होते है । अतएव 
यदि नूतत कला-माध्यमो का पूर्वप्रचलित रूढ़-रूपों में समाहार किया 
ज।ता रहा और ऐसा करने मे परिभाषाओं को व्यापक बनाना पड़ा, तो 
प्रतिव्याप्ति दोष से सपभने में श्रसुविधा ही हो सकती है । जीवन-जगत्‌ 
के गतिशील प्रवाह को समझ कर, तदाधारित नूतन अ्रभिव्यक्ति-प्रयत्नों 
का स्वागत अपेक्षित हैं अन्यथा रूढ रूपी एवं टाइपों के अनुसार साहित्य 
को चलाने की कामना अथवा उन्हीं में इनका समाहार करते जाना मात्र 
पुरायूजन ही समझा जायगा । कथाकार यशपाल ने उक्त तथ्य की झोर 


..._ धहैल्दी-कहानियों की झिल्पविधि का विकास, पृ० २६२ 


३६६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


संकेत करते हुए यह ठीक लिखा है कि “शब्द-चित्रों (85600768), 
गद्यकाव्यों. . .... . को कहानी न मानने से उनकी रचना-कौशल या 
कलात्मकता से इन्कार नहीं किया जा सकता । यह कहानी को कला से 
प्रेरणा पाकर उत्पन्त हुई कला की तवविकसित स्वतन्त्र शाखा है। ऐसे 
ही साहित्य के विभिन्‍न माध्यमों द्वारा सामाजिक कत्तंव्य निबाहने पर 
उन्हें कहानी ही कहते जाने की जिद अनावश्यक है...।” अ्रतएवं उक्त 
तथ्यानुरूप अपने लेखन के संबन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे 
लिखते हैं---/“समय-समय पर विचारवस्तु के लिए उपयोगी माध्यम 
चुनने के विचार से मैंने स्वयं शब्दचित्रों और अनुभूति प्रधान निबन्धों 
आदि की शैली का उपयोग किया है और उन्हें प्रकाशन की सुविधा के 
लिए संग्रहों में सम्मिलित भी कर लिया गया है। परन्तु ऐसी रचनाश्ो 
को कहानियाँ मान लिये जाने का आग्रह मैं नहीं करता ।* श्रशपाल यदि 
रेखाचित्र को कहानी में भ्रन्तर्भूत करने की ज़िह छोड़ने को कहते हैं तो डा. 
नगेन्‍्द्र हिन्दी का अपना भालोचना-शास्त्र निरभित करने की दृष्टि से उचित 
प्रदन करते हैं--. . .महादेवी के रेखाचिन्रों को आप बलातव 'ऐसे' की किस 
परिभाषा में बाँध सकेंगे ?' उक्त मतों से, तथा कहानी-निबन्ध दोनों 
प्रकार की पुस्तकों में रेखाचित्र के विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है 
कि रेखचित्र पृथक्‌ साहित्यिक विधा है; कहानी और निबन्ध के मध्य की 
वस्तु है और किचित्‌ अनुकूल परिवर्तन-वद्ध न से कहानी या निबन्ध का 
रूप धारण कर सकती है । 

रेखाचित्र शब्द से स्पष्ट है कि यह चित्रकला का शब्द है। साहित्य 
चित्रकला से बराबर सहायता लेता रहा है। “साहित्य, विशेष रूप से 


जन ++>० <७. <म-+ :3७७०-वमकिन+नन«+मन-+- म० अकाल. 2>नमनकणमण पक वजन च ० 


*४तुमने क्‍यों कहा था मैं सुन्दर हूँ ?” की भूमिका पृ० ७: यशपाल 
पवश्वताथ प्रसाद मिश्र ने तदविषयक आलोचनात्मक लेख को 
'स्केच या रेखमात्र निबन्ध का शीषषक दिया में। दृष्टव्य हिन्दी का 
सामयिक साहित्य, १० १३२ । 
विचार ओर विश्लेषण -- डा० नगेन्द्र, छु० ४५ 


रेखाचित्र कला [३६७ 


कविता, तक के बिना काम चला सकती है किन्तु अपने स्वभावानुकूल 
चित्र के बिना नही ।”*प्रतएवं प्रसाद कविता को “वर्ण॑मय चित्र लिखते 
हैं और पन्‍त भी कविता के लिए 'चित्रभाषा'] की झ्रावश्यकता पर बल देते 
है। भ्रवश्य ही कविता मे “बिम्बग्रहरा'' आवश्यक है श्रतएव अनेक प्रकार 
को चित्रात्मकता के साथ रेखानित्र' का भी सर्वप्रथम प्रयोग कविता में 
हुआ, तदुपरान्त इसका ग्रहण साहित्य के भ्रन्य रूपों मे हुआ। पत जी 
ने ग्राम्या' की एक कविता का शीष॑क ही (रेखा चित्र' दिया है। इसमें 
उन्होने प्रकृति को रेखाकित किया है। यथा--- 
चॉदी की चौड़ी रेती, 
फिर स्वरशिम गंगा धारा, 
जिसके निश्चल उर पर विजड़ित 
रत्न छाय नभ सारा ! 
फिर बालू का नासा 
लबा ग्राह तुण्ड सा फंला, 
छितरी जल रेखा--- 
कछार फिर गया दूर तक मेला ! 
जिस पर मछुशों की मेंडई 
शो, तरबूजोीो के ऊपर, 
+* | /667'9/ 078, 006४9 7 एक७70०प्।७७,, ९०७7 दां8- 
0९०786 जाप 40220, ०9प्र। 40 0807060, छांप्रांश 768 
शक्षाप्रा6,. त56786 जा 06 770926.7 “47 ए०ए” 
(4948 604.) 09: 442, 6709७7% ९७०0 
[“कवित्व वर्शृमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपुर्ण संगीत गाया 
करता है ।”. --स्कन्दणुप्त' मे मातृगुप्त पृ० २१ (नवाँ संस्करण) 
[“कविता के लिए चित्रद्नाषा की आवश्यकता पड़ती है...... 
जो मंकार में चित्र और चित्र में फंकार है ।--पललव की भूमिका । 
शुक्ल जी के अनुसार । 


३६८] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


बीच बीच में, सरपत के मूंठे 
खग से खोले पर! 


किला 


बस्तुत: उक्त कविता में वर्णंनात्मकता झा गई है। प्राम्या' में और भी 
रेखाचित्र हैं चाहे उनका शीर्षक उक्त कविता के समान 'रेखा चित्र' नहीं । 
यथा, बूढ़े का चित्र श्रधिक व्यज्ञक है--- 


खड़ा द्वार पर लाठी ठेके, 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर, 
चिमटी उसकी सिकुड्दी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढॉचे पर। 
उभरी ढीली नर्से जाल सी 
सूखी ठटठरी से हैं लिपडदीं, 
पतभर में दूंठे तद से ज्यों 
सूखी अमर बेल हो चिमटी ।* 


फिर भी रेखाचित्र गद्य में ही ठीक रूप से लिखे जा सकते है। 


चित्रकला में चित्रकार चित्राभास से चित्रलेखन और चित्रलेखन से 
सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक चित्रलिपि की ओर बढ़ा, जिसमें रेखा और 
वर्ण बोलते हैं और चित्रकार के मानस-पट पर बिम्बित असूर्त भाषों की 
सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं । दूसरे शब्दों में, चित्रकला के रेखाचित्र 
प्रकार-विशेष का मूलाधार वे रेखाये होती हैं जो स्वतस्त्र ने रहुकर चित्र- 
कार के अमूर्त भावों का संकेत देती हैं । चित्रकार थोड़ी सी रेखाओं से 
मानों चित्र की भूमिका-मात्र प्रस्तुत करने में ही विषय का पूर्णाभास दे 
देता है। यह ध्यान रहे कि रेखाचित्र मे दो ही 377९78078 होती 
हैं। साहित्य मे रेखाओं का उक्त कार्य शब्दों द्वारा हो सकता है इसलिए 


अनार. वओड अल उतपरम-उरकतकाप पक्का “जम. >पननअन. बम रजनी सकपनककन. 2जनरधबलक-ज (अं. 


ग्राम्या--प० ७१ (चतुर्थ संस्करण) 
बह बुड़ढा, पृ० २६ । 





रेखाचित्र कला [३६९ 


रेखाचित्र' को शब्दचित्र' की संज्ञा प्राप्त है। रेखाचित्र तथा शब्दचित्र 
की समान प्रकृति का परिचय रेखाचित्रकार प्रकाशचन्द्र गुप्त इस प्रकार 
देते हैं--“अपने लिए उपयुक्त साहित्यिक माध्यम अनेक प्रयोग करने के 
बाद ही मैं खोज सका, और कुछ स्केच लिख चुकने के बाद उनके लिए 
रेखाचित्र दब्द मेरे मस्तिष्क मे बार-बार प्रतिध्वनित होने लगा था। मै 
शब्दों की रेखाओों से अपने अनुभव के चित्र उतारने का प्रयास कर रहा 
था, और निरन्तर सोचता था कि मैं इन रेखाझों को तूलिका या पेन्सिल 
से खीच सकता तो कितना अच्छा होता ।' अ्वदय ही शब्दचित्र में शब्द- 
शिल्पी साहित्यकार वास्तविकता (व्यक्ति या वस्तु) के पहलू विज्लेष का 
अपने कुशल शब्द-विन्यास से इस रूप में चित्र प्रस्तुत करता है कि संपूर्ण 
भ्रत्तर्बाह्मय स्थिति व्यंजित हो जाती है। यदि परिभाषा का प्रयास करें 
तो कहा जा सकता है कि साहित्य का यह गद्यात्मक रूप जिसमें एकात्मक 
विषय-विशेष का शब्द-रेखाओं से सवेदनशील चित्र ' प्रस्तुत किया जाता 
है, रेखा-चित्र या शब्द चित्र है । 

ग्रब हम उक्त परिभाषा में आए तथ्यों का स्पष्टीकरण करेगे । 

धद्यात्यक रूप---हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि रेखाचित्र कविता 
में मिलता है किन्तु उसका पूर्ण वेभव गद्य में ही खिलता है। कवि को 
गद्यकार की सुविधा नही, अश्रतएवं कविता के रेखाचित्र मे श्रपेक्षाकृत 
वर्णानात्मकता भ्रधिक भरा जाती है । 

एकात्मक'---यह शब्द ही रेखाचित्र को कहानी से पृथक करता है 
“रेखाचित्र में दो डायमेन्शन' होती है; एक लेखक और उसके एकात्मक 
विषय के बीच की संबंध-रेखा और दूसरी इस सम्बद्धनझहप और पाठक के 
बीच की संयोजक रेखा । रेखाचित्र का विषय निश्चय ही एकात्मक होता 
है; उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु ही उदहिष्ट रहती है। कहानी में एक 
- ्मायुनिक हिल्शे साहिल: एक कर्ण पृ० (१४ । सामदृक्ष 
बेनीपुरी की "गेहूँ और गुलाब शोर 'मादी की मूरते” पुस्तकों मे शब्दचित्र 
के साथ-साथ चित्रकार इन्द्र दुग्गड़ मे रेखाचित्र भी निर्मित किये हैं । 


३७० ] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


डायमेन्शन और बढ जाती है, यह अतिरिक्त डायमेन्शन विषय के श्रन्तर्गंत 
होती है; कहानी का विषय एकात्मक नहीं रह सकता, उसमें दंत भाव 
होना चाहिए ग्रर्थात्‌ एक व्यक्ति अपने में कहानी नहीं बन सकता। 
उसका अपने आप मे होना कहानी के लिए काफी नही है । कहानी में 
उसे दूसरे या दूसरो की सापेक्षता में कुछ करना होगए--प्रेम' करना होगा, 
वैर करना होगा, सेवा करनी होगी, कुछ करना होगा; अपने मे सिमट 
कर रह जाना काफी नहीं होगा । अपने से बाहर निकलना होगा । इस 
प्रकार कहानी का विषय एक बिन्दु न होकर दो या अनेक बिन्दुशं की 
सयोजक-रेखा होती है। यही एक अतिरिक्त डायमेन्शन है जो कहानी मे 
बढ जाती है।” कहानी के दहंतभाव का स्पष्टीकरण एक विद्वान के 
कहानी-सम्बन्धी इस कथन से भली भाँति हो सकता है-- “आदमी को कुत्ते 
ने काटा, यह घटना हुई, आदमी ने कत्ते को काटा, यह कहानी बन गई; 
अभवा एक राजा था और उसकी एक रानी थी--यह कोई कहानी 
नहीं बनी; किन्तु 'एक राजा था तथा उसकी दो रानियाँ थी; या एक 
रानी थी उसके दो राजा थे--यह कहानी बन गई ।” रेखाचित्र की 
' पीठिका विषय के साथ ही नैसर्गिक रूप में होती है, पृथक नहीं । 
विषय --शब्दचित्र का लक्ष्य व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी; 
शललिसल भी और बड़ भी। अतएवं हमने मात्र विषय शब्द का प्रयोग किया 
' है जिससे किसी निद्िचत निर्धारित वस्तु का बोध नहीं होता ।' इससे 
व्यक्ति, प्राणी, प्रकृति आदि सब का चित्रण हो सकता है। 


“विचार शौर विश्लेषण--डा० नमेन्द्र, पृ० ८ न ओ 

डा० भगीरथ सिश्न ने अपने काव्यशस्त्र' पु० ९७ में (विषय के 
स्थान पर विलक्षण व्यक्तित्व” अथवा सामान्य विशेषताओं से' मुक्त 
किसी प्रतिनिधि चरित्र' का प्रयोग किया है | भ्रवश्य हो महादेवी के 
“अतीत के चलचित्र' तथा स्मृति की रेखायें' पुस्तकों के आधार पर यही 
ठीक है किन्तू अनेक लेखको तथा प्रक्राशचन्द्र गुप्त के ऐतिहासिक भरता- 
वशेषों, ख़ण्डहरों पर लिखे रेखाचित्र या बेनीपुरी के गेहूँ और गुलाब' 


रेखाचित्र कला [३७१ 


'विशेष--विषय के साथ विशेष शब्द के दो अ्रभिप्राय है--(१) 
विषय की अनुभूत वास्तविकता, (२)विषय की अ्रसाधा रणता--संवेदना- 
स्फुरण में सक्षम विषय । रेखाचित्र का विषय प्रायः अनुभृत्यात्मक होता 
है, काल्पतिक नहीं । महादेवी के रेखाचित्रात्मक क्ृतियों के नामों--- 
स्मृति की रेखाये,, अतीत के चलचित्र--से, दूसरी कृति की भूमिका 
से, और इससे भी बढ़ कर उनकी सघन संवेदना से यह स्पष्ट होता है 
कि इन रेखाश्रों में चित्रकर्नी ने उनको चित्रित किया है जो स्मृति पट 
से हटते ही नहीं या जो 'धुमिल चलचित्रों के उज्ज्वल आ्राधार है;' 
जिनकी ममता सुन्दर, सरलता शिव और मनुष्यता सत्य रही है;' मानो जो 
धूलि के रत्त है और जिन्हें किसी पारखी ने पहचाना है। प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने भी पुरानी स्मृतियाँ पुस्तक मे उन व्यक्तियों के चित्र बनाये है 
जिनके बीच उनका शशव खेला है। कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने'भूले 
हुए चेहरों' की याद को रेखाशों में बाँधा है । 

शब्द-रेखायें--चित्रकला के रेखाचित्र” से समानता स्पष्ट करने के 
लिए हमने परिभाषा' में 'शब्द-रेखाश्रों का प्रयोग किया है । जैसे रेखा- 
चित्र में रेखाओ्रों का आधार होता है, रंग आदि का नहीं-रेखागश्रों से ही 
बहुत कुछ व्यंजित हो जाता है उसी प्रकार 'शब्द-चित्र में भी गिने-चुने 
शब्दों के विन्यास से बहुत कुछ संकेतित होता है; एक ऐसा सूचक चित्र 
प्रस्तुत हो जाता है कि 'माटी की मुरतें” और 'प्रतिमाएँ" मुखरित तथा 


_संदवरशभर+ंमनकबकक७ 3५५४५ ५4०++ननजे+/४७:५००१७५३०५०३:+/५२०३ कल +०+ #४-+ ५७२७० कल+> ९०७ 4+-4श७४७३७/७०अहक ०-० सशकाल७५+५+- ० कक इक कआ१क ५७3 43५५ >333.32“#%७७+3५०७४५+५०८ + ५३५५५ फा+जकन+-० १ समान - 694 +3+- मा कृषक क +जनमंन+ ५१ +> 4 ७+३० पकोड+4ल्‍०-मकभाआ 


में लिखे 'पहली वर्षा (प्रकृति-चित्रण)(पु० १२१) आदि रेखाचित्र कोई 
विलक्षण व्यक्तित्वों को लेकर नहीं लिखे गये । श्रतएव “विषय शब्द ही 
ठीक रहेगा । 

“स्मृति की रेखायें” पूृ० ३० 

"ट्ष्टव्य अतीत के चलचित्र' का समर्पण 

बही 

“माटी की मूरते”-- रामवृक्ष बेनीपुरी 

“बोलती प्रतिमा”--श्रीराम शर्मा 


३७२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


'रेखायें बोल उठती है। 


संवेदनशील --चाहे वस्तु का चित्र हो या व्यक्ति का, उससे पाठक 
की संवेदनाओं की जागृति आवश्यक है | यही रेखाचित्र की प्रभावान्विति 
का प्रमाण हो सकता है । उक्त शब्द को परिभाषा में स्थान इसलिए भी 
दिया गया है कि सजीव दब्द-चित्र के लिए लेखक की गहरी आत्मीयता 
अपेक्षित है । चित्रांकन मे तटस्थता अपेक्षित है फिर भी वैयक्तिक स्फूर्ति 
इसके लिए अनिवार्य है। महादेवी के रेखाचित्रों की मर्मस्परशिता जहाँ 
जगत की 'मुर्काई कलियों तथा ऑॉसू-लड़ियों' के कारण है वहाँ महादेवी 
की गीली पलकों, उनकी भावुक करुणा को भी नहीं भ्रूला जा सकता । 
महत्त्व दोनों का है--महादेवी की करुणा ही तथाकथित क्षद्रों की निहित 
महानता को प्रनावृत कर सकी है। इसी श्रर्थ में शब्दचित्र को वेयक्तिक 
कला कहा जा सकता है। वेसे रेखाचित्र कोई लेखक का अपना नहीं 
होता किसी और का ही होता है, इसलिए रेखाचित्र में सामान्यतः आत्म- 
त्व तथा परत्व का अद्भुत सामजस्यथ रहता है--वह भन्तर्वाह्म चित्र 


होता है । 
अन्य मिलते-जुलते कलारूपों से भ्रत्तर जान लेने पर रेखा-चित्र का 
स्वरूप और भी स्पष्ट हो सकेगा | 


रेखाचित्र और कहानी 


गाज की चरित्र-प्रधान कहानी और रेखाचित्र बहुत निकट हैं। 
संक्षिप्तता, व्यंजना-प्रधानता की दृष्ठि से भी उसमें समता है। “प्राज 
दिन कहानी की यह परिभाषा या व्वाख्या स्त्रयं ही सर्वश्रात्म हो गई है 
कि किसी का ऐसा कारण सम्बद्ध वर्रान कहानी है जो भावोद्रेक कर 
सके ।/' 

ते रेखायें घोल उठी“---देवेन्द्र सत्यार्थी 

'द्रष्टव्य--- तुमने क्यों कहा था मैं सुन्दर हूँ”, पृ० ६--यशपाल' । 


रेखाचित्र कला [३७३ 


फिर भी उनके मूल अन्तर का निर्देश हम कर चुके है कि किस 
प्रकार कहानी में रेखाचित्र से एक पहलू अधिक होता है। (२) दोनों 
कला-रूपो के नामों से भी यह अन्तर स्पष्ट है कि कहानी के लिए कहानी 
आवश्यक है--च रित्र प्रधान कहानी भी कहानी ही है। इस तत्त्व से 
नितान्त अ्रछ्ठूती कहानी को कहानी कहना व्यर्थ है। रेखाचित्र का प्रमुख 
कार्य व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत करना ही है। (३) इन दोनों 
विधाश्रों का भ्रन्तर तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब रेखाचित्र का 
विषय कोई वस्तु-विशेष होती है, व्यक्ति नहीं । (४) प्रसिद्ध विचारक 
लेसिग ने ठीक संकेत किया हैं कि काव्य के गत्यात्मक स्वभाव तथा 
वस्तु-वर्णनों के स्थिर स्वरूप में तात्विक विरोध है। कहानी की गति- 
शील प्रवृत्ति तथा रेखाचित्र की स्थिर प्रकृति को उक्त आलोक में समभना 
झ्रावश्यक है, (५) यही से यह व्यंजित होता है कि कहानी का सम्बन्ध 
देश-काल से , रेखाचित्र क। मुख्यतः देश से । (६) कहानी अपेक्षाकृत 
कल्पना-अधान तथा रेखा-चित्र अधिक यथार्थ चित्रण है। (७) रेखा 
चित्र कहानी से कहीं अधिक वेयक्तिक कला है--उसका सम्बन्ध साक्षात 
अनुभवों से अ्रधिक है । इस हृष्ठि से वह कहानी की अपेक्षा 'संस्मरण' के 
अधिक निकट है । (८5) इसलिए कहानी-कथन की अनेक विधियों में से 
रेखाचित्रकार ने आत्म-वृत्तात्मक विधि को विशेष रूप से अपनाया है । 
रेखाचित्रकार स्वयं एक पात्र के रूप में अपने अनुभवों को अ्रधिक 
सुविधा से मृत क्रर सकता है। महादेवी के रेखाचित्र इसका सजग 
प्रमाण हैं ।' 
.. त्मतत्त्व के सन्निवेश से रेखाचित्रकार यथार्थता-वास्तविकता 
का जो प्राभास देना चाहता है, भौर इस हृष्टि से कहानी से जो उसका 
प्र्तर हो जाता है, वह महादेवी के निम्नस्थ कथन से स्पष्ट हो जायेगा--- 

“इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी झा गया है। यह स्वाभाविक 
भी था ।....«« मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा 
परिचय दे पाते हैं, वह बाहर खूपान्तरित हो जायेगा। फिर जिस 


३७४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


रेखाचित्र और संस्मररण 

अपनी साक्षात्‌ सम्पर्क जन्य अनुभूति के बल पर, अ्रपनी उज्ज्वल 
स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए जो रेखाचित्र लिखे गये हैं, वे संस्मरणों 
के अत्यधिक निकट हैं । महादेवी के संस्मरणों ने ही रेखाचित्रों का रूप 
घारण किया है बेनीपुरी की माटी की म्रतों की भी यही अवस्था 
है। इस रूप में रेखाचित्र संस्मृत व्यक्तियों का ही कलात्मक रूप हो 
जाता है। संस्मरणों का श्राधार लेकर ही रेखाचित्रों में श्रात्म-कथा का 
अंदा भ्रा जाता है. क्योकि संस्मरण आत्मकथा के उल्लेखनीय क्षणों का 
लेखा होता है। पर इसी से रेखाचित्र से इसका अन्तर भी स्पष्ट होता 
है--संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति ही लिखते हैं किन्तु रेखाचित्रकार के लिये 
यह आवश्यक नहीं है । (२) संस्मरर्ों में देशकाल का वर्शान रेखाचित्र 
से अधिक होता है। यात्रा सम्बन्धी संस्मरणों से यह विशेषता भ्रधिक पायी 
जाती है। (३) यह झभावदयक नहीं कि संस्मरण का लेखक रेखाचित्रा- 
त्मक शैली को भ्रपनाये । (४) संस्मरण रेखाचित्र से अधिक भात्मनिष्द् 


प्रकार है । 
रेखाचित्र और रिपोर्ताज 
फ्रांसीसी के शब्द 'रिपोर्ताज' तथा अंग्रेजी “रिपोर्टर शब्द में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। पत्रकार-कला से भी इसका गहरा सम्भन्ध है। समाचार पत्र 


(0: न+++>त बी... बजाहैअमनमं 5... पक ९- 


परिचय के लिये कहानीकार अपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता से 
सजाकर निकट लाता हैं उस्ती परिचय के लिये मैं अपने पथ के साथियों 
को कल्पना का परिधान पहनाकर दूरी की सृष्टि क्‍यों करती (” 
“अतीत के चलचित्र' की भूमिका, पृष्ठ २ 
'हष्ट््य---अ्रतीत के चलचित्र' की भूमिका 
““हजारी बाग सेन्ट्ल जेल के एकान्त जीवन में अचानक मेरे गाँव 
और मेरी ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की सूरतें मेरी भाँखों के सामने 
आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी '-- 
माटी की मूरतों की व्याख्या में लिखी भूमिका, ये माटी की मरते । 





रेखाचित्र कला [३७४ 


की जिस घटना को, सत्य की रक्षा करते हुए कलात्मक रूप में--सवेदना- 
नुभृति की शक्ति के साथ--प्रस्तुत किया जाता है, वह रिपोर्ताज नामक 
साहित्यिक विधा की कोटि में थ्रा जाती है। रिपोर्ताज और रेखाचित्र में 
कथनीयाश की यथार्थंता की विश्वसनीयता के साथ सीमित विस्तार से 
विषय को चित्रित करने की समानता है। स्ेदनानुभूति भी दोनों के 
लिए आवश्यक है । मुख्य अन्तर एक के घटना-प्रधान और दूसरे के 
चरित्र-प्रधान होने में है । दूसरे, रिपोर्ताज मे परिवेष्टन-परिस्थितियों का' 
चित्रण आवश्यक है और रेखाचित्रकार को विषय के भीतर से ही 
नेसगिक पीठिका उपलब्ध हो जाती है। तीसरे, सूचनिका मे रेखाचित्र 
की अपेक्षा अ्रधिक सामथिकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध पत्रकार-कला 
से है । 
रेखाचित्र और गद्यकाव्य 

वैयक्तिकता के कारण अपनी संवेदताओ्रो के प्रवाह में रेखाचित्रकार' 
की दबौली में गद्यकाव्य का-सा प्रवाह भी ञ्रा जाता है। फिर भी गद्य 
काव्य रेखाचित्र से कही अधिक आत्मनिष्ठ साहित्य-प्रकार है। गद्य” 
काव्य की गम्भीर प्रकृति रेखाचित्रकार के हास्य-व्यंग्ग को भी नहीं 
सम्भाल सकती । 

अपनी भावात्मक-विचारात्मक प्रतिक्रियाशत्रों को व्यक्त करने से 
रेखाबित्रों में निबन्ध के तत्त्व भी आ जाते है ।* 

साहित्य के अन्य प्रकारों से अन्तर जान लेने के पश्चात्‌ अब हम 
रेखासित्रों के विधायक तत्त्वों को मगिना सकते है। ये चार है-- १. पान 

*महादेवी के रेखाचित्नों मे ऐसा बहुत हुआ है, यथा ठकुरी बाबा 

के चित्र में लेखिका से कवि, ग्रामीण समाज तथा आधुनिक कवि-सम्मे- 
लनों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। दृष्ठव्य--'स्मृति की रेखाये”, 
पुृ० ६४--६५ | वे निबन्धकार के समान विषयान्तर करके, उद्दिष्ट 
विषय से कुछ दूर जाकर, कभी अपनी, कभी भक्तिन की, और कभी 
सामीजक-सॉस्कृतिक वस्तुस्थिति की चर्चा कर लेती है) 


३७६ ] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


या वस्तु, २. प्रष्ठाधार, ३. शैली, ४, उद्ूं श्य । इन सभी का कुछ परि- 
चय हम परिभाषा को स्पष्ट करते हुए दे श्राये है । 

१. पात्र या वस्तु--यह रेखाचित्र का सुख्य तत्त्व है । यही वह तत्त्व 
है जिसकी फ्रॉकी शब्दचित्रकार को देनो होती है। उसे विषय के उस 
कोण विश्येष को प्रस्तुत करना होता है जो सम्पूर्ण वास्तविकता को 
व्यंजित कर दे--जैसे यददि व्यक्ति है तो उसकी बाह्य श्राकृति से लेकर 
आचार-व्यवहार सब का संकेत मिल जायेगा । अपने आप में पूर्णाता का 
आभास चित्र में प्रवश्य मिलना चाहिए। 

२. पृष्ठाधार--चित्राकन के लिए पट चाहिए। वैसे ही शाब्दलित्र- 
कार का वर्ण्य भी किसी स्थान विशेष पर श्राधारित होता है। वस्तु या 
पात्र की गोचरता के लिए ही इसकी सार्थकता है। इससे अ्रधिक की शब्द- 
चित्र में गुंजाइश नहीं । वस्तृत: विषय अपने अस्तित्व के लिए एक 
नेसगिक पीठिका लिये होता है, शाब्दचित्रकार का आधार वही हैं। 
मुख्यतः: इसका सम्बन्ध देश से है, काल से नहीं । संगति के लिए काल 
व्यंग्य ही रहता है । 

३, शैली--शझ्ब्द चित्रकार का यह दूसरा महत्त्वपुर्णा तत्व है। इस 
पर असामान्य अ्रधिकार के भ्रभाव में शब्द-चित्रकार की सफलता संभव 
नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से कुछ लिखने की बात यहाँ नही । लेखक 
को सीमित परिधि में शब्दों से रेखाश्रों का काम लेकर कोश को सम्पूर्स 
बनाना होता है, जो विशेष लाघव--संक्षिप्तता-स्फूरति--का काम है। 
शब्दचित्रकार की सफलता इसमें है कि वह विषयानुरूप शैली का प्रयोग 
करके कहाँ तक उद्दिष्ट को सजीव रूप में प्रस्तुत कर सकता है। राम- 
वृक्ष बेनीपुरी की अपनी पुस्तक 'गेहें और गुलाब' की प्रस्तावना में कहे 
निम्नस्थ शब्दों सें रेखाचित्र-कला का सार झा गया है--“थे शब्द-चित्र, 
पिछले शब्द-चित्रों से भिन्‍न हैं--छोटे, चलते, जीवन्त ! मैंने कहा--हैंड' 
कैमरा के स्तैपशॉट; आलोचक ने उस दिन डॉटा--हाथी दाँत पर की 
तसवीरें 7” लबुता, पेनापनत तथा मामिकता शब्द-चित्र-शैली के लिए 


रेखाचित्र कला [३७७ 


आवश्यक है। शब्द-चित्र में शब्द-विग्यास तथा वाक्य-विन्यास की 
विशिष्टता होती है। एक दाब्द का ऐक वाक्य, तथा श्रपने में चित्र हो 
सकता है । एक पंक्ति का ही प्रघटक हो सकता है । पूर्ण वाक्य के स्थान 
पर वाक्य-खण्ड से ही काम चला लिया जाता है और हैं था' आदि 
सहकारी क्रियाओं की बेजा मुदाखलत भी बरदाश्त नहीं की जाती । इन्हीं 
साधनों से तो शब्द रेखायें बनाते है। चित्र की प्रकृति के अनुरूप 
ग्रामीण शब्दों-मुहावरों का भ्राश्य भी लिया जाता है--रेखाचित्रकार 
की तूलिका में स्थानिक रंग भरा जाता झ्रावश्यक है ।' स्थान-स्थान पर 
पात्रानुकूल चरित्र-व्यंजक वार्तालाप भी रेखाचित्रों भे मिलता है । इनकी 
भाषा पाचानुकूल होती है ।' हुभते-चित्रोपम विशेषण, साम्यमूलक अलं- 
कार, लक्षणा-व्यंजना श्रादि कवित्वपूर्ण प्रसाधनों से चित्र को सजीव 


१. बेनीपुरी के छोटे-छोटे वाक्य, सहकारी क्रियाशों के बिना कंसे 
कार्य करते है, देखिये---/सिर के मुडे हुए छोटे-छोटे बालों के रंग से 
चहरे का रंग प्रतियोगिता करता हुआ । बालों ने चारों श्रोर से जिस पर 
मुदालखत-बेजा कर रखी है, वह छोठा-सा ललाठ, चिपटा-सा ! ललाढ 
की कालिमा में पतली भोंग्रों की रेखा खोई-खोई-सी । छोटी-छोटी 
आँखें--जिनका पीज़ा रंग राजेन्द्र बाबू की आँखों की याद दिलाता है ।” 
“- गेहूं और गुलाब” का 'नथुनिया' चित्र पृ० २८। 

२. बेनीपुरी ने 'माटी की मूरते' पुस्तक में ग्राम्य जीवन के स्केचों में 
ग्रामीण शब्दों का विशेष प्रयोग किया है। कोमलकान्त-पदावली लिखने 
वाली महादेवी ने भी रेखाचित्रों में उनका स्वाभाविक-संगत आश्रय 
लिया है। 

३. महादेवी की भक्तिन की भाषा देखिए---/हम मर जाब तो 
डूनकर का होई, कठउनः बताई खियाई। कउठन इनकर ई अ्रजाबघर 
देखी-सुती”-- स्मृति की रेखाएँ, पृ० ७२ । द 

४. महादेवी की कविता तथा गद्य की उपमाओं में बड़ा अन्तर झा 
गया है। सामयिक थुग के पात्रों के लिए उपसाएँ भी दैनन्दित के जीवन 


३७८ | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


किया जाता है। यथार्थता के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों से ध्वनि-चित्र' 
और रगों का उल्लेख कर वर्शा-चित्र श्रंकित किए जाते है। मिलते-जुलते 
शब्दों से प्रभाव-वर्धध किया जाता है । एक ही वाक्य को एक छोटे 
से ज़िन्र में श्रनेक वार दृहरा कर स्थिति के प्रभाव को मानस-खण्ड पर 
मुद्रित करने का संकल्प होता है ।' रेखाचित्र में विराम-चिन्ह मात्र स्पष्टी- 
करण के लिये नही आते, वे भी बोलने लगते हैं । हास्य-व्यग्य शैली को 
मनोर॑जक तथा तीखा बनाते है ।" 
से ली गई है। यथा--“ मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके 
मुख पर प्रसन्नता की आभा बसे हो उद्भासित हो उठती है। जैसे स्विक्त 
दबाने से बल्ब में छिपा आलोक ---बही पृ० १४ ॥। 

समान आकृति वाले व्यक्तियों को महादेवी 'कार्बस की कापियाँ” 
कहती है । (२१) ु 

“हुड हड़ करती मोटर गण्डक के किश्तीनुमा पुल को पार कर 
रही थी । (८८) 

मोटर सर-सर सर-सर भागी जा रही थी । (5८६) 

ललन भी बोल रहे हैं--बा-बा . . .बा-बा. . .बा-आ-पअ्रा. .. (१०६) 

ललन भी रोने लगे--आँ-ओऔ. ..बा-बा-बा , मे. , मा... (१०७)! 

““ गेहूँ श्ौर गुलाब” 

अगल-बगल के अनेक सरव॒रों को यों ही कुचलती, दबाती,. 
दबोचती । 

“डोमखाना' एक लघुचित्र मे, बाप रे, मरे रे! वाक्य को तार बार 
दुहराया गया हैं--वही, ८५-८७ | 

बेतीपुरी ने भ्रपने चित्रों में इससे विशेष सहायता ली है। इनका' 
मत है--/बोलने के समय जो काम हम चेहरे की भाव-भंगिमा से लेते 
हैं, लिखने के समय वे ही काम हमें विराम चिद्धों से लेना है ।--देखिए 
“हवा पर पुस्तक में 'मैं के लिखता हूँ लेख, पृ० ८ ॥ 

महादेवी का एक मामिक व्यंग्य लीजिए, श्राप दाद दिए विना नहीं 


रेखाचित्र कला [३७६९ 


उद्देश्म--सोहेश्यता से कला मुल्यवान बनती है। हृदय-परिष्कार 
द्वारा मानवता के कल्याण-निर्माण में प्रम्नसर करना, सभी प्रकार की 
कलाओं से अपेक्षित है । सोहे इयता का कला तथा आनन्दानुभूति से किसी 
प्रकार का विरोध नही । महादेवी की ये सारगर्भित पंक्तियाँ किसी भी कला 
का आदर्श हो सकती हैं--“कला के पारस का स्पर्श पा लेने बाले का 
कलाकार के अ्रतिरिक्त कोई नाम नहीं, साधक के श्रतिरिक्त कोई वर्ग नही, 
सत्य के भ्रतिरिक्त कोई पूँजी नही, भाव सौन्दर्य के श्रतिरिक्त कोई व्यापार 
नही और कल्याण के भ्रतिरिक्त कोई लाभ नही । अवश्य ही चित्रण की 
कुशलता कला का आ्रादर्श है, जीवनोन्नायक तत्त्वों का उदबोधन चित्रण 
का प्रादर्श--रेखाचित्र-कला की सार्थकता इसी में है । शब्द-चित्र-चित्रण 
में ऐसा प्रभाव श्रपेक्षित है कि पाठक के भाव-विचार जाग्रुत हुए बिना न 
रह सकें। यह प्रभावक उद्देश्य चित्र के भीतर से ही आए, बाह्यारोपित 
न हो--चित्रण की प्रत्यक्ष वास्तविकता के ही ग्रमीष्सित आदर्श का बोध 
हो जाए। बेनीपुरी की 'माटी की मूरते' में ग्राम्य जीवन के यथार्थ चित्र हैं ।. 
यथातथ्य चित्रण होते हुए भी लेखक का श्रभीष्ट स्कैच के अन्त पर ध्व- 
नित हो उठता है और पाठक का विचारोदबोधन हुए बिता नही रहता । 


चशकिलला+ 2 पनानीकननान-8०3 ५4१ नमक 4»9कनननकनननननननननननन टिक धन भएणएटगए 7: 7:77 


रह सकते--जैसे तिथि-पर्वों में कथावाचक के कथा कह चुकने पर श्रोता 
हाथ में रखे हुए प्रक्षत-फूल फेंक देता है वैसे ही वे, धर्म खरीदने के लिए 
लाए हुए सस्ते अन्न से कभी एक मुट्ठी चावल, कभी चने, कभी जो, बूढ़े 
के सामने बिछे हुए भ्रंगोछें पर बिखेर कर राह नापते है । कोई साहसी 
पाई डाल जाता है, कोई जल्दबाज धोखे में पैसा फेक कर चल देता है । 
इन सब की भाग-दौड़ देख कर लगता है कि इन्हे ठीक संगस मे, अतल 
गहराई की सीमा रेखा पर, अनेक डुबाकियाँ लगाने पर भी पाप के हब 
जाने का विश्वास नहीं ।.. .बीच-बीच में यह दान-लीला भी मायो उसी' 
ग्रजर-अमर और निरंतर संगी को दूसरी ओर बहका देने का प्रयास मात्र 
है । यह बहुकाना भी लग जाय तो तीर नहीं तो तुक्‍्का तो हैं ही --स्मृति' 


की रेखाएं, पृ० ४५१--५२९ । 


३८० | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


इस दृष्टि से उक्त लेखक का नथुनिया” आदर्श स्केच हैं जहाँ आदरों, 
मात्र व्यजित होता है--लेखक अपनी ओर से तनिक नहीं कहता; उसकी 
सारी सवेदना शब्दों को सजीव करती और रेखाओं से ही मुखरित हो 
उठती है । 

संवेदनानुभूति बढ़ाने में महादेवी के रेखाचित्र सर्वाधिक सफल कहे 
जा सकते हैं। जिस उदास-उन्मन लघचुता ने उनके संवेदन को दिशा 
तथा भावना को गति दी उसी के कुशल चित्रण से वे पाठकों को भी 
प्रभावित करने में समर्थ हुई हैं। अवश्य ही महादेवी (तथा अन्य लेखको) 
ने यत्र-तत्र विषयातर करके भी, अपनी प्रतिक्रियाओं को, दृष्टिकोण को 
व्यक्त किया है--और ऐसा करने से रेखाचित्रकार मानो निबन्ध-तत्त्व 
का उपयोग करता है--फिर भी पाठक को मूल संवेदनानुभूति पात्रों के 
कुशल-करुण चित्रण द्वारा ही होती है। संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में 
आत्मतत्त्व के सहज सन्निवेश के कारण प्रसंगानुसार व्यक्त हुई लेखक की 
मानसिक-हादिक प्रतिक्रियाएँ प्रनाधिकार चेष्टा नहीं लगतीं । 

मानवेतर रेखाचित्र भी किसी न किसी सत्प्रेरणा को लेकर ही 
लिखे जाते हैं--मानवेतर होते हुए भी वे मानव-हिताय होते हैं ।' 

यह उल्लेखनीय है कि रेखाचित्र के उद्देश्य की प्रभविष्णुता लेखक 
से गहरी संवेदन की माँग करती है। गहन संवेदना के अभाव में स्तुत्य 
उद्देश्य भी चित्रों में ही सिमट कर रह जाता है। रेखाओं का पैतापन, 
कला का कलन भी इस कमी को पूरा नही कर सकता । 


जेहं भोर गुलाब, पृ० २१८---२६ । 

इसी तथ्य को व्यक्त करने वाला' प्रकाशचद्ध ग्रुप्त का कथन 
पठनीय है-- मेरे पहले संग्रह 'रेखाचित्र' की देहली रेडियो पर आलोचना 
करते हुए भ्रज्ञेय' जी ने कहा था कि मैंने मानवता का चित्रण न करके 
खेंडहरों का चित्रण! किया था। यह सच था, लेकिन मानवता से प्रेरणा 
पाकर ही मैंने अपने विचार और भाव ऐतिहासिक भग्तावशेषों पर 
आरोपित किए थे ।--आ्रधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि, पृ० ११६ + 


रेखाचित्र कला [३८१ 


रेखाचित्र के वर्गीकरण के दो आधार हो सकते है-- 
१. वर्ण्य विषय २. शैली 

वर्ण्य विषय की दृष्टि से इसके दो प्रकार हो सकते हैं--१. मानव 
सम्बन्धी २. मानवेतर। 

दली की दृष्टि से इसके मुख्यतः दो प्रकार हो सकते हैं--१. शुद्ध 
रेखाचित्र २. मिश्र रेखाचित्र । 

शुद्ध रेखाचित्र में साहित्य की भ्रन्य विधाओं की सहायता नहीं 
ली जाती । मिश्र रेखाचित्र में कहानी, निबन्ध, संस्मरण भआरादि के तत्त्वों 
से सहायता ली जाती है। पहले का उदाहरण बेनीपुरी का “नशथुनिया' 
स्केच ही हो सकता है और दूसरे के उदाहरण महादेवी के रेखाचित्र हैं । 

शुद्ध रेखाचित्रों में भी भ्रनेक कलाप्रवृत्तियों का विकास हो चुका है 
और उनको ये ताम दिए गए है (या दिए जा सकते हैं)--संवेदना-चित्र, 
ब्यंग्य-चित्र, अध्ययन चित्र, छवि आदि | इन श्रनेक शैलीगत प्रकारों का 
आधार यही है कि रेखाचित्रकार किस सीमा तक विषय की पझनुकृति 
करता है, भीतर को कितना अशभिव्यक्त कर सका है और किस सीमा 
तथा किस कोदि की आत्माभिव्यक्ति भी कर सका है। शुद्ध रेखाचित्र 
से प्रकाश छाया में एक डायमेनशन बढ जाती है। 

मिश्र रेखाचित्र कहानी-प्रधान, निबन्ध-प्रधान, संस्मरणा-प्रधान 
आदि हो सकते हैं । 


मीरों का गीतिकाव्य 


किसी उद्‌-कवि से लिखा है--- 
सुना है संग दिल की झाँख से आँसू नहीं बहते 
अगर सच है तो पत्थर से ये चश्मे' क्यों निकलते हैं 

--यही समगुणता मेवाड़ के मरुप्रदेश में सीराँ के मामिक गीतों की संदा- 
किनी में मिलती है । 

पुरुष की परुषता को गीत की स्त्रेण प्रकृति के लिए कोमल होना 
पड़ता है--तारी-नाग्रित एक स्वभाव” मासने वाले कबीर,को भी “बहु- 
रिया” बनना पड़ा और सूर को अपनी' विरह व्यक्त करने के लिए भोपी । 
इस माधुये-भाव के निर्वाह में पुरुष कवि का प्रतिभा-अवास या कंवि- 
कौशल हो सकता है। न्यूमैंन ने कहा था-- ह ए0प छ&76 60 80 
90 86 898७७ शआं"ापछं 006886द72088 ए०प छापरडा: 
98600706 & ए0०7787 09छ98ए8९7 खाक्षएएर ए0ए 789 0७ 
&770078 77०7, अ्रतएब कंबी र-सुर को माधुयें-भाव प्रा्त करना पड़ा, 
यह अ्रजित है, किन्तु मीर्रा नारी थी, उसे यह सहज प्राप्त था, यह नैस- 
गिक है । नारी को भावातिरेक भी सहज प्राप्त होता हैं। मीति-कोमल 
प्रतिभा नारी का स्वभाव है और कबीर-सूर के माधुर्य-भाव सम्बर 
गोतों में मीराँ की गीतों की श्रेष्ठता इसकी सजग प्रमाण । 

भीर्यां की नैसगिक कोमलता को उसके जीवन की कंट्ु घटनाओं ने 
झौर भी ऋरुण-कोमल बना दिया | गीति-काव्य में आत्मानुभूति की प्रभि- 
व्यक्ति अनिवार्य है किन्तु यह श्रावर्यक नहीं कि इसमें भ्रात्मचरित मूलक 
तत्व भी हों। फिर भी मीरा की पदावली में आात्मानुभूति ही नहीं, आत्म- 
चरितमूलक तत्त्व भी हैं जो उनकी घनीभूत बेदना के लिए स्पष्ट उत्तरदायी 


( ३5२ ) 


मीरों का गीतिकाव्य [३८३ 


दिखाई देते हैं । वैसे तो रचयिता का स्वभाव-संस्कार तथा जीवन-घटनाएँ 
उसकी किसी भी रचना को समभने मे सहायक हो सकती है, किन्तु गीति- 
काव्य---उसमे भी विशेष रूप से आत्मचरितमूलक गीतिकाव्य-के लिए 
जीवन की जानकारी अपेक्षाकृत और भी आवश्यक हो जाती है। अ्रतएवं 
भीरों के गीतिकाव्य को समझने के लिए उसकी वैयक्तिक तथा प्रभावक 
बाह्य परिस्थिति-पाशव से परिचित होना आवश्यक हो जाता है। 

मीरा में कृष्ण के प्रति अननन्‍्य प्रेम का सांस्कारिक स्वभाव मिलता 
है। उन्होने कृष्ण के प्रति अपनी 'प्रीत पुराणी' (२०) या 'पूर्व॑ जनम 
की प्रीत पुराणी' (५१) का उल्लेख किया है तथा अपने झाप को 'जनम' 
जनम के नाथ गिरधर नागर की (१७६) जनम जनस की चेली” (८०) 
समझा है । उन्होंने कृष्ण से अ्रपतती बालापनां की प्रीत'(१००)का उल्लेख 
भी किया है--ऐसा प्रसिद्ध है कि बचपन में ही उन्हें कृष्ण का इष्ठ हो 
गया था, इस सम्बन्ध में एक घटना भी प्रसिद्ध है। घरेलू वैष्णव संस्कार 
भी इसके लिए उत्तरदायी है। गीतकार के लिए ऐसे संस्कार बड़े सहायक 
सिद्ध होते है क्‍योंकि बड़े होने पर बुद्धि के तर्क-क्रम से जो ज्ञानोपलब्धि 
हो सकती है वह गीतिकाव्य के उपयुक्त नहीं | आत्मा श्रनायास ही जिस 
सत्य को हुृदयज्भम कर लेती है उसकी श्रभिव्यक्ति गीतिकाव्य के श्रधिक 
उपयुक्त है । 

गैशवावस्था के इस सहज वेराग्य या अनायास झात्मानुभूत ज्ञान को 
व्यक्तितत] साधवा तथा पारिस्यथितिक वैराग्य--स्वजन-वियोग-जन्य 
विरक्ति--ने पुष्टि किया । अल्पावस्था में ही मौरों को अपनी माता से 
वियुक्त होना पड़ा । तदनन्तर पितामह, पति, पिता, इवसुर एवं चचा 
की भी भृत्यु हो गई | पति कुँवर भोजराज की जीवितावस्था में भी मीरा 
का पूजन-अर्चन पूरा' चलता था, किन्तु उनके देहान्त के पश्चात तो मानों 
सभी प्रकार के लौकिक बच्घनों को सदेव के लिए तिलाजलि मिल गई । 
प्राचीन काल में भारतीय विधवा भ्ौर वेराग्य का सहज सम्बन्ध होता 


दिखिए---मीराँ बाई की पदावली; प१० २२०; २३१; परशुराम चतुर्वेदी 


३८४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


था और मीराँ जैसी नारी मे तो पहले ही वैराग्य की भूमिका पृष्ठ थी। 
दूसरे, यह युवावस्था का वैधव्य था, जिसमे अ्रनुरक्ति या विरक्ति दोनों 
में हृदय पक्ष या आवेश श्रधिक हो सकता है । अ्तएव मीराँ की संसार 
के प्रति विरक्ति तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति भी शअ्रावेश-प्रधान थी जो 
गीति-काव्य की हार्द के अधिक उपयुक्त हैं । 

राजस्थान की ग्रृह-कला का भी मीराँ पर विरक्तिपरक प्रभाव पड़ा 
होगा । इसके अतिरिक्त मीराँ जब प्रेम के आरावेश में कुल-मर्यादा आदि का 
ध्यान न रख कर मन्दिरों में नाचने। तथा साधु-सन्‍्तों की संगति करने 
लगी, फलत: यदस्वी होने के कारण दर्शंनाभिलाबियों का श्रागमन बढ़ने 
लगा तो राज्य की ओर से उन पर नाना प्रकार के शअ्रत्याचार होने 
लगे । स्वयं मीरा के पदों" तथा मशस्वी होने के कारण उन पर 
नाभादास, ध्र्‌ वदास, प्रियदास श्रादि की लिखी पंक्तियों में दंड एवं 
भ्रत्याचारों का उल्लेख हुआ है । इन मुस्तीबतों ने मीरा के भक्ति-स्वरों 
के लिए निकष का काम किया । राजपूत नारी की निर्भीकता-निरछलता 
प्रसिद्ध है। मीरा भी इस प्रतिकूलता में अपने आ्राराध्य कृष्ण के प्रति 
झभौर भी तीव्रता तथा शक्ति से तन्‍्मय हो उठीं--उनकी आावेशमयी भक्ति 
पवित्र पागलपन तक पहुँच गई । गीतिकाव्य के लिए जिस राग्रात्मक वृत्ति 
से सम्बन्धित सुख-दुःख की 'भावावेशमयी श्रवस्था' या तीन सुखद:खात्मक 
अनुभूति तथा निह्व नव मनःस्थिति की भ्रपेक्षा होती हैं वह मीरा के 


बैक >के 3५०3... ही. ऑन» 33#व००४- वरना वताजमक.. कम अल पक चकमलभ-क+ नानक, वन 


देखिए पद १७, १९, २१ आदि देखिए पद ३७, ३८, ३६, ४०, ४१ भादि 
+देखिए 'मीराबाई की पदावली' पृ० २३५-२३६ 
““सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था विज्वेष का, गिने चुने शब्दों 
में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देता ही ग्रीत है --महादेवी 
(महादेवी का विवेचनात्मक गद्य! पु० १४१) 
'उपरोक्त परिभाषा के झ्तिरिक्त महादेवी की मिलती-जुलती परिभाषा 
है---“साधा रणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीन्र धुख्र दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्दरूप है जो भ्रपनी ध्वन्यात्मकता मे गेय ही सके ।” (वही प० १४७) 


मीरा का गीतिकाव्य [३८१५ 


पास थी। यहीं झाकर शआ्ात्माभिव्यक्ति सुजन की झनिवाय॑ प्रावश्यकता ही 
उठती है भौर रुदन अनायास गान का रूप घारण कर लेता है। 

महादेवी ने गीतिकार के लिए भावातिरेक के साथ संयम को भी 
पावश्यक बताया है क्योंकि भाव की अतिशयता में कला की सीसा का 
अतिक्रमण हो सकता है । भ्रतएव “गीत के कवि को आत्तंक्रन्दन के पीछे 
छिपे हुए भावातिरेक को, दी निःश्वास में छिपे हुए संयम से बाँधना 
होगा तभी उसका ग्रीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में 
सफल हो सकेगा।” इस दृष्टि से विचार करने पर मीरा के 
बाह्य राजरानीपन और आन्तरिक साधना में संयम के लिए पर्यास 
गपवकाश था ।/' 

मीराँ का जीवनादर्श ही उनका काव्यादर्श था | ऐसा दिखाई देता है 
कि जीवनादश भी उन्हे निर्धारित नहीं करना पड़ा, वह स्वतः स्फूर्त हुआ 
है । गीतिकाव्य में जिस आ्रात्मनिष्ठा की अपेक्षा होती है, मीरा का जीवना- 
दर्श उसी का आदर्श है । मीरा का जीवनादर्श स्वकेन्द्रित था और ऐसा 
होने से उन्हें श्रपने से बाहर किसी इतर उद्देश--समाज-रुचि, लोक- 
भर्यादा, श्रादि-- की कामना नही थी; भात्म-तोक के अतिरिक्त किसी लाभां- 
तर की स्पृह्ठा नहीं थी । न उन्हे भक्तिकाल के झन्य प्रसिद्ध भक्त कवियों 
के समान प्रचार करना था, न ज्ञान-भवित या निर्यृण-सगुण के दार्शनिक 
प्रचड़ें सुलफाने थे; न किसी सम्प्रदाय के आचारों के अनुसार लिखना था; 
ने समाजोपयोगी शील-निरूपण के श्रादर्ग खड़े करने थे; न ही पाखंडियों 
का शोध-विरोध करना था श्रौर न ही भक्त के साथ कवि बनने या जगत 
में अपने चीन्हे' जाने की प्राकांक्षाएँ प्रकट करनी थीं । रोते-गाते उन्होंने 
जो गाया--- 

म्हारा री गिरधर गोपाल दूसरा ना कया! (पद १८ ) 

या 'मेरे तो एक राम नाम' दसरो न कोई! (पृ० २४१) 


गिकत०क "ममकापकका+-पका न्‍्रज मर ० ऋ कब 30६८-२७ 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य! पृ०, १४२ 


बही पृ० १४२ 


३८६] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


तो यही उनका आदर्श हो गया । निस्सन्देह दूसरा उनका कोई नही, 
कृष्णा के अतिरिक्त उनको किसी से कुछ लेना-देना नही, वह एक उन्ही 
की चाकरी कर सकती है, “नित उठ दरसरा' पाने के लिए । किसी स्थुन 
प्रधार की उन्हें बाँछा नहीं--सुमरिण की खरची तथा भाव भगत की 
जागी री उन्हे पर्याप्त है। वह घरों अ्रधीर 'हिबडो (हिय)से, जनम जनम 
से साँवरिया के दशेनों के लिए 'तरस' रही है (१४५४), दरद दिवानी' 
बनी हुई है । वे कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है---उसके श्रपने शब्दो 
में उसकी लगन में 'होशी हो सो होई' की निडरता-हृढता है। (२४१) 
तलाभादास ने ठीक ही कहा था--- 

भक्ति निशान बजाय के, काहते नाहिन लजी 

लोक लाज कुल शूंखला, तजि मीराँ गिरधर भजी (२३५) 


लक्ष्य के प्रति ऐसी अ्रनन्‍्य जागरूकता, ऐसी तन्मय साधना भ्रन्यत्र 
दुर्लभ हैं। मीरा के जीवन, और उनके काव्य में भी, एक ही भाव, एक 
ही रस, और एक ही प्रणाली है। यह दीवानी एकनिष्ठता--व्याकुल 
भावापेशमयी भ्रदम्य अनन्यता--गीतिकाब्य के लिए वरदान है । सारतः 
मनोवैज्ञानिक हृष्ठि से, उनके जीवन तथा काव्य का भ्रध्ययन भी उनको 
गीतिकाव्य की झात्मनिष्ठ-एकनिष्ठ हाई के अनुकूल सिद्ध करता है'। 


मीरा की गीतिकाव्योपयुक्‍त अनुभूति संगीतानुमोदित भी है । तत्का- 
लीन भक्ति झ्रांदोलन तथा भजन-कीतंत का सहज संबन्ध रहा है । उनके 
समसामयिक पुष्दिमार्गियों का तो यह विज्ञेप अंग रहा है। परशुराम 
चतुर्वेदी ने निर्मुणिये संतों में भी संगीत के विशेष प्रसार को सिद्ध किया 
है। कबीर साहित्य मे कबीर के संगीत-प्रेम-सूचक अनंक प्रसंग एवं प्रयोग 
पाकर वे सोचते हैं या तो उन्हें शिक्षा मिली होगी अथवा ऐसा उनके युग 
के वातावरण के ही कारण सम्भव हुआ होगा । इसके भतिरिक्त वे लिखते 
हैं--भारतीय संगीत-झास्त्र के भ्रतुसार संगीत्त-कला का घनिष्ठ सम्बन्ध 
योग-साधना के साथ माना गया है ।” (कबीर साहित्य की परख्च' ३००) 


मीरों का गीतिकाब्य [३८७ 


मीराँ को भी बचपन से ही भक्ति के साथ संगीत में भी रुचि दिखाई 
देती है । उनके अनेक पदों से मन्दिर के कीतेनात्मक वातावरण का 
झाभास मिलता है।' उन्होंने भावोन्माद में अपने नाचने का उल्लेख भी 
अनेक पदों में किया है। इसके साथ ही संगीत के वाद्य, स्प्त स्वर, 
लयों के भिन्न-भिन्न विस्तारों द्वारा उत्पन्न तातनि' की धमार राग" आदि 
का भी उल्लेख हुआ' है, जिनसे उनका संगीत-प्रेम सूचित होता है। मीरा 
ने प्रनेक स्थलों पर गोविन्द के गुणों को गाकर अपनी भक्ति का परिचय 
या 
'कीत॑न में ताली बजाने का उल्लेख बहुत हुआ है । देखिए पद ६, 
३७, ७७, १७४ आदि । पद ३१ में मन्दिर का वातावरण देखिए--- 
माई म्हाँ गोविंद, गुणा गास्याँ ॥। 
चरणापित रो ताम सकारे, नित उठ दरसरा जास्याँ। 
हरि मन्दिर माँ मिरत करावाँ घूँघरया धमकास्याँ । 
*साज-सिगार बाँध प्र घूँघर, लोकलाज तज नाची' (१६) 
'पग बाँध घुँघरयाँ खाच्यारी' (३६) 
फहाँ गिरघर आगगा खाच्यारी' (१७) 
'शाच्याँ गाँवा ताल बजावाँ, पावाँ श्रणद हासी' (६) 
'ज्याँ-ज्याँ चरण धरयाँ धरणीषघर, त्याँ-त्याँ निरत कराँरी! (२१) 
"ताल पलावज मिरदंग बाजा, साथाँ आगे णाच्योँ (३७) 
ब्ाज्याँ फाँक मृदंग मुरलिया बाज्याँ कर इकतारी' (७७) 
'मुरली चंग बजत डफ न्यारो' (१७५) 
चंग' छोटे आकार का डफ़ बाजा हैं जिसे साधारणतः लावती वाले 
बजाया करते हैं | 
“पझीराँ के प्रभू बस कर लीने, सप्तताननि की फाँसु, री' (१६७) 
“गावत चार घमार राग तहँ, दे दे कल करतारी' (१७५) 


''गायाँ गायाँ हरियुणा निसदिन' (१६) 
[कृपया अगले पृष्ठ पर देखिये 


३८८] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


मीराँ का युग आधुनिक बौद्धिक युग से भिन्‍न साथनापूर्णा 
भक्तियुग था। उनके समय जहाँ संतों की ज्ञान-योंग की घाराएँ 
मिलती है वहाँ रामपूर्ण भक्ति का वातावरण भी । पूर्व के बंगाल प्रान्त 
में उसी समय श्री चैतन्य देव का भी उदय हुआ था, उनका' प्रभाव भी 
एक ओर उत्कल प्रांत से लेकर दूसरी ओर ब्रजमंडल' तक फेल रहा था । 
उसी प्रकार पश्चिम की ओर गुजरात में भक्त नरसी के पद प्रचलित 
हो रहे थे । अतएवं, उत्तरी भारत में सर्वेत्र श्रायः एक ही प्रकार का 
घपातावरण उत्पन्न हो जाने से, भवितिभाव की लहरों में एक बहुत बड़ी 
शक्ति का संचार हो आया । इसके फलस्वरूप सूरदास, हितहरिवंश, 
गृदाधर भट्ट आदि भवत कवि अ्रपनी ब्रजभाषा की रचनाओं की शोर 
विशेषकर इसी समय, प्रवृत्त हुए ।” तात्पयं यह कि रागपूर्ण भवित 
का वातावरण गीतात्मक प्रकृति के उपयुक्त था । 

मीराबाई ने एक मात्र गीतिकाव्य की रचता की है---उतकी पदावली 
के प्राय सभी पद इसी रूप में हैं। साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से 
मोराँ बाई के पदों को एक झोर सिद्धों, नाथों तथा संतों के पदों से तथा 
दूसरी ओर जयदेव, विद्यापति, नरसी मेहता श्रादि के काव्य से सम्बन्धित 
किया जाता है। हमारे विचार में मीराँबाई के गीतिकाव्य की चर्चा 
करते समय जयदेव और विद्यापति का नाम तो लेना ही वहीं चाहिए 
क्योंकि इनका कोई प्रभाव मीराँ पर लक्षित नहीं होता । न॑ तो इनमें 
मीरा जैसी टेकबद्ध शैली है न मीरा जैसा प्रबल श्रात्माभिव्यंजल । इनमें 
नाटकीयता है और ये वर्णुन प्रधान हैं। विद्यापति की पदावली के 
विषय--वयःसन्धि, नखशिख, सद्य-स्नाता, प्रेम प्रसंग, दुती, नोक-फोंक 


त्क्च फ्रसक+ 2 ने किन्‍न हआ>कन्या एपइननजा- तक, 


अकालपण-क्‍र--झ3०००- 5 मर, 


मीराँबाई की पदावली, पृ० १८, परशुराम चतुबेदी 
(देष) कोई निन्‍दों कोई बिन्दो म्हें तो, गुर गोविंद का गास्याँ' (२५) 
माई म्हाँ गोविंद गुण गाणा (३६) 
बेला मंगल गावण री” (१४६) 'ौीराँ होली गार्वा' (७८) 
साधो संगत हरि गुण गास्याँ (१९७) 


मीरा का गीतिकाव्य [३८६९ 


ग्रादि--तथा उनके सिव तिघ लखिमादेद' के लिए लिखे जाने से 
उनकी वस्तुपरकता भलकती है। ('प्रएर्थना और नचारी”' तथा भावो- 
ल्लास” भादि के कुछ पद इसका अ्रपवाद है |) इन में गीतिकाव्य का बाह्य 

कलेवर--संगीत तथा कोमलकांत पदावली आदि--प्रधान हैं । भ्रतएवं ये 
गीत' हैं, न कि 'गीतिकाव्य-इन में गेयता प्रधान हैं न कि आत्मनिष्ठता । 
गीत-गोविन्द' में रागों और तालों का उल्लेख है । उन रागों के नाम है-- 
मालव, गुज र, गुर्ज री, वसन्‍्त, रामकली, कर््णाट, देशार्य, देशवराटि, 
गुणकरी, देशाक, भेरव और विभास | मीराँ में इनमें केवल गु्जरी 
(गुंजरी) और रामकली मिलते हैं ।अ्तएव संगीत की दृष्टि से भी मीरों पर 
इनका कोई प्रभाव लक्षित नही होता । विद्यापति में वे शास्त्रीय राग-रागनियाँ 
भी नहीं जो सूर-मीराँ की विशेषता है। उनकी मैथिली और बंगाली 
लोक-धु्नें राजस्थान-ब्रज झादि की लोकधुनों से भिन्‍न हैं । वस्तुतः मीराँ 
के पदों का सम्बन्ध एक ओर गुजरात के वरसी मेहता, दूसरी ओर कबीर, 
रेदास आदि संतों तथा तीसरी ओर समकालीन क्ृष्ण-भकतों से जोड़ा 
जा सकता है। इन सब ने पदों में रचना की है । 

मीरों बाई में गुजराती के शब्द ही नहीं मिलते, वे “वाक्य-विन्यास 
आदि कुछ बातों में राजस्थानी, ब्नजभाष की अपेक्षा गुजराती का ही 
झ्रधिक अनुस रण करती हैं ।”| नरसी और मीरों दोनों एकांत भक्त थे-- 
दोनों के पदों में प्रेम-प्रवणता का भावोन्माद है। (विनय के पद इन दोनों 
के प्रयः एक समान हैं 

मीरॉबाई की पदावली में संतों के प्रभाव से सन्त शब्दावली भी मिलती 
है। कबीरदास ने यद्यपि सिद्धों-नाथों की परम्परा के अनुसार पद-रचना 
की किन्तु उनकेपदों के संगीत में गोरखनाथ आदि से निश्चित भ्रन्तर है। 
कबी रदास में न तो गोरखनाथ के पदों की दोहरी ठेक है, न ठेक की 
पंक्तितथा पद के श्रन्य चरणों में समानता श्ौर न केवल, दो ही चरणों 

[मीरा बाई की पदावली पुृ० ६६, परशुराम चतुर्वेदी 

“वही पृ० ६६ 


३९६०] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


की तुक-समानता । कबीर के पदों में इकहरी टेक है, जो पद के भव्य 
चरणों से छोटी है। भीराबाई के अधिकांश पदों में भी पिद्धों 
गौर नाथों की नहीं, कबीर की परम्परा मिलती है। मीर्रा बाई 
के २०२ पदों में से केवल १६ की ठेक दोहरी है शेष सबकी 
इकहरी है। लगभग ५० पदों की टेक पद के अन्य चरणों के समान 
है, शेष पदों की टेक छोटी है। पद की टेक तथा अन्य चरणों में प्राय: 
तुक-समानता है पर भलभग ३० पद इसका अपवाद हैं। शैली की इस 
समानता के अतिरिक्त कबीर-मीराँ में भाव-साम्य के उदाहरशा भी मिलते 
हैं।। फिर भी मीरा जैसा भावोन्‍्माद नहीं, क्योंकि कबीर को केवल 
भावों में बहना ही तहीं था, प्रचारण-शिक्षण का कार्य भी करता था | 
इस दृष्टि से भीराँ के गीतिकाथ्य को कृष्ण-भक्‍तों से अधिक सम्बन्धित 
किया जा सकता है जिन्होंने मीौराँ के समान ही पद-रचना की है और 
जहाँ राग-रागनियों का विशेष प्रसार मिलता है। सूर और भीराँ में भाव 
तथा रचना प्रशाली--इकहरी तथा झन्य चरणों से छोटी टेक, और 
तुकान्तता श्रादि-में साम्य के भ्राधार पर दोनों के एक ही सीत से ' 
उद्भूत होने का विचार उठता है। ह 

झभी तक हम ने सीराँबाई के भ्रन्तर्वाह्म प्रभावों का उल्लेख करके 
उनकी गीतात्मक प्रकृति को समझा है । अरब हम उनके ग्रीतिकाव्य का 


तात्विक विश्लेषण श्रासानी से कर सकेंगे । 

गीतिकावन्य पूर्वापर के बन्चनों से मुक्त, अपने श्रर्थ को व्यक्त करने 
में स्वतन्त्र तथा पूर्ण यानि मुक्तक होवा चाहिए । मीराँ बाई की पदावली 
में संगहीत पद ऐसे ही है। प्रत्येक पद उनके एक-एक भावोन्मादी संचारी 
क्षणों का अक्षुण्ण स्वरूप है। अतएवं प्रत्येक पद इतना निरपेक्ष है कि 
किसी प्रकार के क्रम या योजना की आवश्यकता नहीं । सीोर्रां की पदा- 


_ आदिग्रंथ' तथा “कबीर ग्रंथावली' में मोरां के समान कबीर के 
पदों का रागानुसार वर्गीकरण मिलता है । फिर भी कबीर बीजक' के 
किसी प्रसिद्ध संस्करण में रागानुसार वर्गीकरण नहीं मिलता । 


मीराँ का गीतिकाव्य [३६१ 


वली न तो तुलसी की 'विनयपत्रिका है--जिसमें बहुत कम, पर कुछ न 
कुछ क्रम है --और न सूर का 'सूरसागर'--जिसमे भागवत के अनु- 
सार सम्पादान के कारण पद स्वतन्त्र होते हुए भी कथा-श्रृंखला में बचे 
हैं। कथात्मकता तथा गीतात्मकता मे विरोध हो सकता है क्योकि--जैसे 
सूरसागर में--केवल कथा-निर्वाह के लिए शुष्क वर्णुन-प्रधान पदों को भी 
स्थान मिल जाता है । गीतिकाव्य में जिस भ्रावेगात्मक दीप्त क्षण का प्रका- 
धन होता है वह पूर्ण मुक्तक की ही मॉग करता है भ्रौर यही मीराँमें है । 
आ्रात्माभिव्यक्ति गीतिकाव्य के लिए अनिवार्य है। दूसरे, यह प्भि- 
व्यक्त आत्मानुभूति आतरिक भी हो, अनायास भी; सत्य भी, सद्यभी--- 
सहज समुच्छवसित । मीरा के समस्त पदो में उनके श्रात्म का सहज-सरल 
प्रकाशन है । निरछल-निष्कपट तथा स्यस्फूर्त अनुभूति उनकी विभूति है । 
'खरी' (सच्ची) प्रीत तथा तरल-कातर वेदना ही उनका वैभव है। ये 
बेदना इतनी विपुल है कि वह वृथा-वर्णना के फेर में नही पडी--यहीं 
काव्य बन गई है । रुदन ही गान बन गया है--अ्रनायास, बरबस । इस 
गान में कंठ नहीं, 'करेजे' का द्रवरा है। यहाँ वरण-वर्णो में आकुल व्या- 
कुल" उर की कम्पन, शब्द-शब्द मे 'तरसती' सुधि का दंशन, चरण- 
चरण में 'घायल' की आह और पद-पद में किसी कुलनासी" “बावरी' 
*मीरों रे प्रभु हरि अविनासी करस्यों प्रीत खरी' (८२) 
"आकुल व्याकुल रेण बिहावा, बिरह कलेजों खाय, 
दिवस सन भूख न तिदरा रैणा, मुख सू कह्मा न जाय 7 (१०१) 
*सुबदाँ सुणताँ मेरी छतियाँ कापोँ मीठों थारो बैश (१०३) 
*अहारों क्‍या तरसावों । 
थारे कारण कूल जग छाड़याँ, भ्रव ये क्यों बिसरायाँ (१०४) 
'महाँरों जणम जणम रो साथी, थाने शा बिसर्‌याँ दित राती ॥ 
था देख्यां बिणग कल न पड़ताँ जाणे म्हारी छाती (१०६) 
४घायल री घुूर्भा फिरों म्हारो दरद ण॒ जायया कोया (१०२) 
५लोग वह्मां मीरा बावरी, सासु कह्माँ कुलनासी, री. (३६) 


३६२ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


त्था' मदर्मांती' के निचुड़ते प्राणों का अमंद-निर्बन्ध प्रवाह है । इसका 
विश्लेषण करने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि मीन पानी बिन 
तड़प कर देह त्याग देती है, ण्तंग दीपक के लिए जल' कर 'खेह' हो 
जाता है किन्तु मीरा साँवरे' प्रभु के बिना प्राण इसलिए नही छोड़ती कि 
उसे विरह में भी मिलन की आशा है । पर व्याकुलता में सारी सुध-बुध' 
बिसर जाती है देह भदेह” (देह के रहते भी बिना देह के) है जाती 
है---वेदना इततो आाक़रात कर लेती है कि वेदनानुभूति के अतिरिक्त और 
चेतना रह ही नहीं जाती । तब ऐसी अवस्था की अभिव्यक्ति कैसी हो 
सकती है ? जो अदेह होकर लिखेगा उसकी अभिव्यक्ति में भी प्राण हो 
होंगे, देह लुप्तप्राय होगी--प्राण ही देह का रूप, अनुभूति ही अ्रभिव्यक्ति 
का स्वरूप धारण कर लेगी । ऐसा प्रतीत होता है मानो मीरा के भावुक 
भावोन्माद, निराभरण भन्तद्र वरा, सद्य उच्छवसित उत्स, भ्रनायास' अदेही' 
अभिव्यक्ति तथा अपार रुदन रस के लिए ही आधुनिक कवियों ने ये 
पंक्तियाँ लिखी है--- 


मैं रोया तुम कहते हो गाना 
मैं फूट पड़ा तुम कहते छुंद बनाना. +- बच्चन 
या 

वियोगी होगा पहला कवि 

श्राह से उपजा होगा गान 
'पल-पल थारो रूप निहाराँ निरव निरखती मदर्माती ।” (१०६) 
“प्राण गमायाँ भूरताँ रे, नैश गुमायाँ रोय (१०२) 
*पब्विरह्‌ बिथा ल्याया उर अन्तर, थे आस्खा णा बुझावाँ (१०४) 
“मीरा व्याकुल विरहिणी, सुध-बुध बिसराणी हो (५७) 
“पाणी पौर णा जाणई, मीन तजफि तज्या देह ।' 
दीपक जाप्या पीर शा पतंग जल्या जल खेह । 
और रे प्रभु साँवरे रे, थे बिख देह अदेह (१०५) 


मीरों का गीतिकांव्य [३६३ 


उमड़ कर श्राँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अभ्रनजान --पंत 
या 
रुदन का हँसना ही तो गान 
रो रोकर गाती है मेरी हृत्तन्त्री की तान | --पुप्द 


वस्तुतः आधुनिक कवियों ने गीतिकाव्य के लिए लक्षण बनाये हैं, 
मीरों के पदों ने उन तक पहुँचने के लिए लक्ष्य-ग्रथ का-सा काम किया 
है। मीरा के गीतिकाव्य में गुप्त जी की पारिवारिक मर्यादा का बन्धन, 
तथा 'स्वजनि रोता है मेरा गान! का सजग आत्मविश्लेषण नही; उनकी 
यशोधरा-उमिला के कर्तव्याकतंव्य का इन्द्र नही; पंत की आवेगहीनता 
तहीं; निराला की गीतिका' की नूतन प्रयोगपरकता की चेतना नही; 
महादेवी की गोपन साकेतिकता नहीं और प्रसाद की सीवन को मत 
उधेड कर देखो' का संकोचन नहीं । प्राचीन कवियों में कबीर की दाझे- 
निकता नहीं, तुलसी की “विनय पत्रिका' का पाडित्य नहीं, सूर की गोपियों 
का उक्ति-वैचिश्य नही, पृष्टिमागियों (जिसमें सूर भी है) की सम्प्रदायबद्धता 
नहीं तथा विद्यापति की वस्तुपरकता नहीं। मीराँ में केवल श्रान्तर 
अनुभूति की अमोध मामिकता है, किसी प्रकार का कला-कौशल, सौन्दये- 
सम्भार या चातुर्य-चमत्कार नही; कल्पना-कलन' तथा श्रलंकरण नहीं । 
बेसुधी-अदेही भ्रभिव्यक्ति की देह हो तो उसकी सुगढ़ता की परख की 
जाय ! यहाँ प्राणों की साधना है जो हमे अनुप्रौशित कर देती है। यह 
है मलयानिल की पुलक जिसे देखा नहीं अनुभव किया जा सकता 
है। नहीं नही, यह मीराँ की पीर' ही है जहाँ बाहर कोई घाव नहीं 
दिखाई देता किन्तु उसके श्रन्तरंग को कोई अत्तर वाला और अनुभवी 


ही समझ सकता है--- 
लागी सोही जाए, करण लगण दी पीर ॥। 


बाहरि घाव कछ नहिं दीसे, रोम रोम दी पीर । (१६२) 


३६४ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


गीतिकाव्य की झात्माभिव्यक्षना में बाह्य वर्शोनों का बहुत कम 
स्थान है। यह वस्तुगत अथवा विषयगत नहीं होता । यह नितान्‍्त 
निजात्मक या विषयीगत होता है। मीरा मे गीतिकाव्य की इस आत्म- 
परक विशेषता का प्रा पालन हुआ है । सूर और मीराँ की तुलना से 
हमारी बात अधिक स्पष्ट हो सकेगी। दोनों क्ृष्णभक्त है, पर सर 
तथा उसके सहयोगी एक विशेष सम्प्राय में बँघे है जिनका प्रमुख उद्देश्य 
कृष्ण-लोलाओं का वर्णन है; उन्हे कृष्ण के रूप-सौन्दर्य, दिनचर्या तथा 
अन्य लौलाओों का वर्सन करते हुए अपनी बात कहनी होती है। अभ्रवश्य 
ही इन' लीलाओं मे सूर का हृदय लीन रहता है फिर भी ऐसा वस्तु- 
तत्त्व के साथ होता है जिससे व्यक्तिगत भावावेश का पूर्ण प्रकाशन नहीं 
हो पाता । मीराँ किसी सम्प्रदाय में बंधी नहीं थीं। वे निर्वन्ध थी। 
ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सूर के समान गुर-कृप! से विनय के पदों को 
व्यांग कृष्ण -लीलाओों को लिखना पड़ा हो। सूरदास को बहुत कुछ 
भागवत के अनुसरण में लिखना पड़ा--ऊँसे, कृष्ण के श्रतिरिक्त अन्य 
प्रववारों पर भी । मीराँ प्रारम्भ से ही स्वातुभूति-प्रेरित रही। मीरौ के 
जीवन की मनोभूमिका गीतिकाव्य के लिए अधिक उपयुक्त है, 7'तएवं मीरा 
में सूर की भ्रपेक्षा वस्तुतत्त्व बहुत कम है । मीरा की वेदना का कारण कृष्ण 
है पर वे उसका बहुत कम चित्रण करती हैं--वह लक्ष्य नहीं उपलक्ष्य 
परान्न है, लक्ष्य तो श्रपनी वेदना का आ्राकुल प्रकाशन है। गीतिकाव्य के 
प्रात्मंपरक स्वरूप के अनुसार मीरा मे कही स्व॒तन्त्र प्रकृति-चित्रण नहीं, 
वह सर्वेत्र उनकी बेदना' से वेष्ठित या भावनाओं से रंजित है। यहाँ सावन 
की बदरिया भत भावन की हो जाती है। घन क्या घुभड़ता है, मीरा 
का' भने उमड़ता है ।॥ दूसरे, सूर में आत्म निवेदन है, मीरा में आत्म- 
प्मंण । तीसरे, सूर की आत्माभिव्यक्ति परोक्ष है--उन्हें भोपी, यशीदा 


 बरसाँ री बदरिया सावन री, सावश री मश भावन री |। 
सावन माँ उमंग्यी म्हारो मणरी, भणक सुण्या हरि आवनरी । 
ह (१४६) 


मीरा का गीतिकांव्य [३६४ 


ग्रादि किसी माध्यम से बात कहती होती है। मीराँ का आत्मभिव्यंजन 
प्रत्यक्ष है, वे मानों स्वयं गोपी हैं। इसी से मीरा में सूर का परायापन 
कही नही भूलकता । चौथे, सूर को कला से भी काम था, उनके ग्रीत 
कलागीत हैं; मीरों की तन्‍्मयता कला का भार न वहन कर सकी, उनके 
गीत लोक-गीतो के अश्रधिक निकट हैं । पाँचवें, सूर और मीरों में हृष्टिकोण 
के भद से विरह-व्यक्तिकरण में अन्तर आ गया है। भ्रमर-गीत में जहाँ सूर 
की गोपियों की मार्मिक विरह-वेदता व्यक्त हुई है वहाँ भी कृष्ण के प्रति 
सख्य दृष्टिकोण होने से हास्य-व्यंग्य की भलक तथा वाग्वैदम्ध्य है | मीराँ 
की विवश्ष वेदना अ्रति ग्रम्भीर है, उसमें केवल छटपटाहट है जो 
किसी उतक्तिकौशल या व्यंग्य-विनोद का झ्राश्यथ नहीं ले सकती । यह 
गीतिकाव्य की गम्भीर प्रकृति के उपयुक्त है । 

ग्रात्माभिव्यक्ति तथा सत्य-सच्च अभिव्यक्ति के साथ गीतिकाव्य में 
भाव-ऐक्य तथा संक्षिसता भी श्रावश्यक है। कारण, भावावेशभय क्षण 
में भाव-बंविध्य हो ही नहीं सकता तथा न ही वह लम्बा हो सकता है । 
हम यह बता चुके हैं कि मीराँ की समस्त पदावली में एक ही भाव तथा 
एक ही रस है। उनकी अ्रतत्य तन्‍्मयता में विविधता या इन्द्र को स्थान 
मिल ही नहीं सकता था| उनकी अचल निर्भीकता डाँवॉडोल तो क्‍्या' 
हैं| सकती थी, वह ढोल बजा' कर बात कहती है| प्रत्येक पद में यही 
स्थिति है। एक-एक पद में एक-एक गझ्ावेग-दीस क्षण की अभिव्यक्ति है । 
प्रथम पंक्ति (टेक) में समग्र पद का सारभूत प्रभाव पुंजीभूत है, पद की शेष 
पंक्तियों में इसी मसुल भाव की पुष्टि या रागात्मक विस्तार हुआ है । इस 
में समग्र पद भ्रन्वित रागात्मक स्वरूप बन कर सामने आता है। यहाँ 
एकता में अ्नेकता या अनेकता में एकता की बात नहीं, केद्धगशत मूल 
भाव का, भावावेश के वेगानुसार, सहज रागात्मक अन्वित विस्तार होता 
है ; मीरा की पहली पंक्तिसे ही भावोत्माद, तन्मयता तथा' विवशता का 





“औरों कहै मैं भई रावरी, कहो तो बजाऊँ ढोल । (१००) 
थे कहाँ छाणे म्हाँ काँ चोड्डे, लियाँ वजता ढोल । (२२) 


३६९६] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


परिचय मिल जाता है, अभ्रतएव उनकी टेक बड़ी भावपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण 
होती है । जैसे-- 
अखयाँ तरशा दरसण प्याशी ।॥ (४५) 
'हेली म्हाँस हरि बिनि रह्यो न जाय (४२) 
आली री महारे रेणा बाण पड़ी (१४) 
'महा मोहरारों रूप लुभाणी' (११) 
'तनक हरि चितवाँ म्हारी ओर (५) 
'डारि गयो मनमोहत पासी' (६५) 
'रमैया बिन नींद ने आवे' (७४) 
पतिया में कैसे लिखें, लिख्यों री न जाय (७६) 
हेरी म्हाँ दरदे दिवाणी म्हारा दरद न जाण्या कोय (७०) 
होली पिया बिन लागां री खारी” (७७) 
पपदया म्हारो कब रो बेर चितार॒याँ (८३) 
'पपइया रे पिव की बारित ले बोल (८४) 
सखी म्हारी नीद नसानी हो' (८७) 
जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाँइ परू' मैं तेरी, चेरी हो, 
(४६) 
'महाणे क्‍या तरसावाँ' (१०४) 
हो काना किन गूँथी जुल्फां कारियाँ (१६२) 
जावा दे जावा दे जोगी किसका मीत' (५७) 
हो गये श्याम दूइज के चंदा (१८०) 
सजण सुध ज्यूँ जाणो त्यूँ लीजे हो' (१०७) 


भावावेशभय या गीतात्मक क्षणों में गाए जाने के कारगा उनके पद 

स्विति तथा संक्षिप्तता में आदर्श हैं। विद्यापति, सर, तुलसी, कबीर तथा 

आधुनिक कोई कवि इसकी समता नहीं कर सकता । एक-दो पद उद्घत 
करके हम उनके भाव-ऐक्य तथा संक्षिप्तता को स्पष्ट करेंगे। देखिए--- 


मीराँ का गीतिकाव्य [३६७ 


नागर नंदकुमार, लाग्यो थारो नेह ॥ 

मुरली धुण सुण बीसरां म्हारो कुणवों गेह । 

पाणी पीर णा जाणई, मीन तलफि तज्याँ देह । 

दीपक जाण्या पीर णा पतंग जल्या जल खेह । 

मीरा रे प्रभु सॉवरे रे, थे बिण देह अ्रदेह ॥ (१०५) 
पहली पंक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है। दूसरी पंक्ति 
में उसका कारण तथा प्रभाव है। तीसरी-चौथी में आदर्श प्रेमियों के 
प्रसिद्ध उदाहरण है, और पॉचवी में विरह के कारण अपनी ऐसी अ्रव- 
सथा का कथन है कि कृष्ण पसीज ही उठें | “वे देह के रहते भी बिना 
देहु के हो रही है/--मानो वे बता रही है कि उन आदर्श प्रेमियों का 
अनुसरण करने में वे किसी प्रकार पीछे नही । एक बार मर जाने से तो 
छुटकारा मिल सकता है, पर जीते जी अदेही अवस्था विशेष मामिक है । 
एक दूसरा मामिक पद लीजिए--- 


घड़ी चेण णा आावडॉँ, थे दरसण बिण मोय, 

धाम न भावों नींद ना आवाँ, विरह सतावाँ मोय । 

घायल री घृमा फिरों म्हारो दरद रण जाण्या कोय, 

प्राण गमायाँ भूरताँ रे, नेण गुमाया रोय । 

पंथ निहाराँ डगर मरारा, ऊभी मारग जोय, 

मीरों रे प्रभु कबरे मिलोगाँ, थे मिल्याँ सुख होय । 
पहली पंक्ति में जिस विकल-बेकल वेदना को व्यक्त किया गया है उसीकी 
पुष्टि एक-एक शब्द कर रहा है। अंतिम पंक्ति तक पहुँचते-पहुँचते बेचेनी 
की विवश व्यथा-कथा दूसरों को वशीभूत कर लेती है। आवेश-आवेग में 
कही शैधित्य नही, प्रभाव अधिक से अधिक घनीभूत होता जाता है भर 
ग्रावेध-आवेधग की सीमा के साथ ही गीत की भी समाप्ति हो जाती है । 

मीर्रा के जो गीत कूछ लम्बे हो गए है वहाँभी भावावेशमयी स्थिति 

तथा भ्रन्विति स्थिर रही है। इस दृष्टि से उनके पद छ७, ६२, १०८ 
झादि देखे जा सकते हैं । 


३६८] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


आत्माभिव्यक्ति, सच्यस्फूति, भाव-ऐक्ये तथा संक्षिप्तता के साथ 
संगीतात्मकता तथा तदानुकूल प्रसादमयों शैली भी गीतिकाव्य के लिए 
झावश्यक है। ये मानों उसके शरीर का निर्माण करते है। गीतिकाव्य 
की कोमल हार्द के अनुकूल प्रायः शैली” के स्थान पर 'कोमलकात पदा- 
वली' का प्रयोग कर दिया जाता है । गीतिकाव्य का संगीत बाह्य नही, 
आंतरिक होता है । यह संगीतमय नहीं सगीतात्मक होता है जिसमें संगी- 
तात्मकता शब्दों के अंतराल से फूटती है | संगीतात्मकता भावोदीष्ति 
का सहज तरल रूप होती है । इस दृष्टि से संगीत भावाभिव्यक्ति में सहा- 
बक ही होता है, बाधक नही । मीरों के गीत शास्त्रीय राग-रागनियों में 
बंधे है । उनके प्रत्येक पद पर राग-रागिनी का ताम लिखा है। यह भाव- 
तरल संगीतात्मकता छादिक संगीतात्मकता नहीं । बस्तुतः इन पदों की 
रखता पिगल के नियमादि को हृष्टि में रख कर नहीं की गई थी । “भिन्न- 
भिन्न रामों-रागनियों के अनुसार पंक्तियों की लय दुरुस्त करने अथवा 
भिन्‍्त-भिन्‍न तालों के नियमानुसार उनके विराम आदि के स्थलों का 
संशोधन कर देने से पिगल के बहुत नियम ठीक-ठीक लग नहीं पाते ।”' 

परशुराम चतुर्वेदी ने मीरॉबाई की पदावली में जिन २०२ पदों को 
संकलित किया हैं वे कूल मिला कर ६८ विभिन्‍न राग-रागनियों' में 
मिलते हैं। इतनी राग-रागमियों का उल्लेख तो उस समय की संगीत 
शास्त्रीय पुस्तकों--शाज् देव-रचित संगीत रत्वाकर' था लोचन की 
राग-तरंगिरी--में भी नही हुआ । मीराँ के समसामयिक भक्त-कवि 
सूरदास में भी ६८ राग-रागनियाँ मिलती हैं। सुरऔर मीरा के कुछ राग' 
तो अवश्य समान हैं किन्तु मीरा के निम्नलिखित राग सूर में तहीं मिलते--- 
तिलंग, त्रिवेनी, कामोद, पटमंजरी, माँड, घानी, पी लुबरवा, पूरिया कल्यारा 
खम्माच, अगना, पहाड़ी, पीलू, जोनपुरी, सोहनी, सुख सोरठ, द्यास 


'पपुकक-. >रन्प-न्‍पऋ० ॥न्‍के. ०4 के ब्कक अबकन, अष्या 


दिखिए 'मीराँबाई की पदावली” पृ० ५६-६०, परशुराम चतुर्वेदी । 
इन विभिन्‍न राम-रागतनियों का पूरा क्रमिक विवरण लेख के ग्रन्त 


में देखिये । 





मीराँ का गीतिकाव्य [३६६ 


कल्याण, दरबारी, पूरिया धनाक्नी, जोगिया, सावन, सावनी कल्यार|, 
वागेश्वरी, आनद भेरी, धुन लावनी, कोसी, तट बिलावल, कनड़ी, छाया 
टोडी, हंस नारायण, होली भिक्रोटी, दुर्गा, प्रभावती, प्रभाती, सिंध भैरवी, 
भीम' पलासी, शुद्ध सारंग, कलिंगड़ा, छायानट । मीरों मे कोसी और पीलु 
राग सर्वाधिक मिलते है जो सूर मे नही । 

सूरदास के निम्नस्थ राग मीरों में नही:--केदारा, गाधा र, देवगाधार, 
नायकी, जेतश्नी, गौरी, कल्यान, जैजैवन्ती, सूहो बिलावल, नठनारायन, 
भेरव, अहीरी, गोंड, गुंड, श्रीमलार नट, पूर्वी, सुधरई, मेघ, अड़ाना, 
धूरिया, देवसाख, खंबाखती, ईमन, भोपाल, क्रंग, सकी, वेराटी, नट- 
नारायनी, वसन्‍्त, शकराभरण, श्रीहठी ,वसनन्‍्ती, रामगिरी, देसकार, 
विभास करनाटी आदि । 

विभिन्‍न राग-रागनियो तथा गीत के भावों का सम्बन्ध होता है। 
सीराँबाई मे वियोग-छुंगार के अनुकूल अ्रधिकाशतः गम्भीर तथा कोमल 
भरकृति के रागों का प्रयोग हुआ है | मीरा के भ्रनेक राग' प्रसंगानुकूल है। 
जैसे, वर्षा सम्बन्धी पदों मे मल्हार' तथा 'सावन', होली के प्रसग्र में राग 
होली” और कृष्ण को जगाने के प्रसग में 'प्रभाती' श्रादि देखे जा सकते 
हैं, फिर भी इस नियम का सर्वेत्र पालन नहीं हुआ । वस्तुतः किसी पद 
के लिए यह अनिवाय नहीं कि वह केवल एक ही राग में गाया जाय ।' 
मीरा में एक ही राग में विभिन्‍न प्रसंग मिल जाते है । एक ही विषय 
तथा शैली का मिलता-जुलता पद सुर और मीराँ दोनों ने भिन्‍न-भिन्‍न 
रागों में गाया है । वेखिए--- 


अरउतारो जत्क 


परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परख' से भी इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं। वे लिखते हैं--“कबीर-ग्रंथावली” में संग्रहीत राग गौड़ी 
के १०, १२, २१, ३९, ६९, ६२, १११, तथा १४७ संख्यक पदों को 
आादि ग्रंथ' के अन्तर्गत क्रमशः रागु आसा २२ तथा ६ रागु गूजरी २, 
रागु मारू १, रागु भरउ ४, रागु विभास ४, रागु आसा १२ तथा राग 
बिलावल के शीर्षकों में स्थाव दिया गया है...इन कतिपय उदाहरण के 


जन १२०७-93 «० ५) 4-गाआपाजके क्‍० ३-३७ भोत ०-म९याकपाक ५2 भन-झ१.. रमन हा ० कक - 


४००] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


राग त्रिवेनी 
निपट बंकट छब अटके । 
म्हारे रोणा निपट बंकट छब अठके ॥। 
देख्यां रूप मदत मोहन री, पियत पियूख न मटके । 
वारिज भवाँ अ्र॒लक मँतवारी, रोण रूप रस श्रटके । 
टेढ्याँ कर टेढ़े करि मुरली, टेढ़याँ पाग लर लटके । 
मीराँ प्रभु के रूप लुभारी, गिरधर नागर नटके || 
“मौीरों (पद १०) 
राग सारंग 
नैना निपट विकट छवि अठके । 
टेढ़ी कटि, ठेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पगर लर लटके ।! 
देखि रूप रस सोभा रीभे, घेरे घिरत न घटके । 
पारत बचन कमलदल-लोचन, लाल के मोदनि अटके ॥| 
मंद मंद मुसुकात सखनि में, रहत न काह हटके । 
सूरदास-प्रश्ु के रूप लुभाने, ये गुन-नागर-तटके । --सूरदास 
(सूरसागर, दशमस्कंध २३२२) 
मीौराँ में विषय की एकरसता है। अनेक पदों में एकान्त विरह है, फिर 
भी इनमें विभिन्‍न रागों का उल्लेख हुआ है । जैसे मीराँ के १०० से १०६ 
तक पदों में विरह की प्रकृति तथा तन्‍्मयता एक सी है परन्तु सभी पद 
विभिन्‍न रागों में गाए गये हैं । सूरसागर में मीराँ से कहीं अधिक विविधता 
है तथा उनके पद भी असंख्य है । अ्रतएवं वहाँ ६८ राग-रागनियों का प्रधोग 
हो सकता था, परन्तु मीरा के पद सीमित हैं, विषय भी ग्रधिक एक रस 
है, फिर भी ६८ राग-रागनियों का प्रयोग हुआ है, यह विस्मय का 
विषय है । 
आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नही कहा जा सकता कि 
कबीर साहब के पदों का रागानुसार किया गया वर्गीकरण उनके मूल 
रचयिता का काम नहीं होगा ।” (पू० २६९४-६५) 


मीरा का गीतिकाव्य [४०१ 


विभिन्न राग विभिन्‍न समयों में गाए जाते है। मीरा में शास्त्रीय 
संगीत के इस नियम का पालन अधिकाश पदों में हुआ है। मीरा के 
भ्रनेक पदों से जो समय संकेत मिलते हैं उनसे राग का समय मिल जाता 


है । जैसे देश” के गाने का समय मध्यरात्रि है। इसी राग मे मीरा के निम्न 
पद में यही संकेत मिल रहा है--- 


मीरोँ रे प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अ्रधीरा । 
आधी रात प्रभु दरसरणा दीस्यों जमणा जी के तीरों ॥। (१५४) 
इसी तरह निम्त पदों मे कुछ श्रन्य रागों के समय-सिद्धांत का 
पालन देखिए--- 
राग वागेश्वरी---समय मध्यरात्रि 
'री म्हाँ बेख्या जागाँ, जगत सब सोवाँ' ॥ (5६) 
राग आनन्द भेरव--समय प्रातःकाल 
मीरा प्रातःकाल होने पर मानों सखी से कह रही हैं-- 
सखी म्हारी नींद नसानी हो । 
पिय को पथ मनिहारत सब रैण बिहानी हो ॥ (८७) 
राग प्रभाती--समय प्रातःकाल 
थे तो पलक उधाड़ो दीनानाथ, 
मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी ॥' (११८) 
'जागो बंसीवारे ललना, जागो मेरे प्यारे! (१६५) 
राग सुहा--समय दित का दूसरा पहर 
चालाँ मण वा जमणा का तीर ॥ 
वा जमणा का निरमल पाणी, सीतल होयां सरीर | 
बँपी बजावाँ गावाँ कान्‍्हाँ, संग लिया बलवीर। (१६१) 
राग गूजरी--समय दिन का दूसरा पहर 
जमणा किणारे कान्हा पैतु चरावाँ, बँशी बजावाँ मीठा 
वाणी” (११) 


४०२] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


इस संगीत-तत्त्व की रक्षा के लिए तदानुकल प्रसादपूर्ण श्वब्दावली 
का प्रयोग हुआ है। कही भी भाषा की जटिलता नहीं--भावों के सहज 
तारल्य के साथ भाषा का सहज सारल्य है। नेसगरिक भावोच्छूवास के 
साथ भाषा का स्वाभाविक प्रवाह है। उनकी भाषा की प्रकृति को देख 
कर यह सहज ही कहा जा सकता है कि मीरा किसी विशेष भाषा में 
गाने नही बैठी थी । तूलसी का 'मानस' अ्रवधी में, तथा 'विनय-पत्रिका' 
ब्रज-भाषा में है, सर का सागर' ब्ज-भाषा में है--ऐसा निश्चित मत 
मीर्रा के पदों के सम्बन्ध में नही दिया जा सकता। यही मोराँ की 
भाषा का सहज गुण स्पष्ट होता है। उनकी भाषा सभी पदों में एक- 
सी नही । दूसरे उनकी भाषा की प्रकृति संतों की-सी है--बह मिश्रित 
भाषा है। “अधिकांश में राजस्थानी, ब्रजभाषा, गुजराती तथा कहीं- 
कहीं पंजाबी, खड़ी बोली एवं प्रबी तक का न्यूनाधिक संभिश्रण है। 
कई स्थलों पर, राजस्थानी के अतिरिक्त ब्रजभाषा के बिकारी हपों 
का भी व्यवहार है । ब्नजभाषा, पंजाबी, गुजराती तथा खड़ी बोली की 
विभक्तियो का भी व्यवहांर है |...मीराँबाई मेड़ता वा मेवाड़ से लेकर 
कुछ न कुछ दिनों तक, वृन्दावन अथवा द्वारकापुरी में भी रह हऊुकी थी, 
अतएवं उनकी रचनाओं में उन स्थानों की भाषाओं के भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोगों 
का भी पाया जाना कोई आरचर्य की बात नहीं ।” हमारा कार्य यहाँ 
मीरॉबाई की भाषा का विवेचन नहीं । गीतिकाव्य ब्रज, अ्रवधी या राज- 
स्थानी' में लिखा जाए इससे विशेष भ्रन्तर नही पड़ता, पर मीरा की भाषा 
की मिश्नित प्रकृति से उसकी गीतिकाव्योवित सहजता स्पष्ट हो जाती है। 
मीरा का रुदन कभी भाषा का विचार करके नहीं चलता था--भाषा तो 
मानों आँसुओ्ों के साथ बही चली. आती होगी । वस्तुतः मीरा में पग्राम- 
कंठ का भीलापन अधिक है, साहित्यिक कंठ का सौष्ठवत कम | 
मीरा में पिगल का ध्यान न रखते हुए, संग्रीतात्मकता की हृष्टि से कुछ 
विशेष दब्दो हो, रे जी है भाई, आदि या अधिक पदों का प्रयोग 


कं 


परशुराम चतुर्वेदी, मीराबाई की पदावली (पृ० ६०) 





मीराँ का गीतिकाब्य [४०३ 


मिलता है। इससे छांदिक बंधन ढीला हो जाता है भौर संगीतात्मकता 
बढ जाती है । जैसे निम्न पदों में 'हो' का प्रयोग देखिए-- 

असा प्रभ्नु जाण न दीजे हो ॥। 

तन मन घन करि वारणे, हिरदे घरि लीजे, हो । 

आझाव सखी मुख देखिये, नेणा रस पीज, हो । 


मीरा के प्रभु रामजी, बड़ भागण दीभे, हो ॥ (१६) 
म्हारी गलियाँ नाँ फिरे, वाँके श्रॉगणा डोले, हो । 
म्हाँरी अ्रगुली ता छुवे, बॉकी बहियाँ मोरे, हो । 
महारो अ्रंचरा न वो, वाँको घँघट खोले, हो । (१८१) 
यहाँ 'हो' सार्थक भी है संगीतात्मक भी । 
निम्नलिखित पदो में हे माय' तथा 'हो माई” का सम्बोधन भी संगीत 
के भ्रनुकूल है-- 
मैं जल जमुना भरन गई थी, आ गयो क्ृष्न मुरारी, हे माय । 
ले गयो सारी श्रनारी म्हारी, जल में ऊभी उघारी, हे माय। 
सखी साइनि मोरी हँसत हैं, हँसि-हँसि दे मोहि तारी, हे माय। 
ह (१६६) 
महेँ तो गुण गोविंद का गास्याँ, हो माई । 
राणो जी रूढ्यों बॉरो देस रखासी । 
हरि रूठयाँ कुम्हलास्याँ, हो माई । 
लोक लाज को काण न मानूँ। 
निरभ निसाण घुरास्याँ, हो माई । (३५) 

'रे, “री, 'जी' का प्रयोग भी अनेक पदों में सगीतानुमोदित है | जैसे--- 
सावण दे रह्या' जोरा रे, घर आ्रयो जी स्याम मोरा, रे ॥ 
उमड़-घुमड़ चहुँ दिस से श्राया, गरजत है घन घोरा, रे। 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोरा, रे । 
मीराँ के प्रभु गिरिधर तागर, ज्यो बारू सोही थोरा, रे ॥ (१४७) 


४०४] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


रंग भरी राग भरी राग सूं, भरी री । 
होली खेल्या स्थाम संग रंग सूं भरी, रो ।॥। 


कर्क क्््क््फ कक 


चोवा चंदण अरगजा म्हा, केसर गागर भरी री । 
मीराँ दासी गिरघर नागर, चेरी चरण घरी री ॥ (१४८) 
कही-कही मीरा पहली पंक्ति में शब्दों तथा वाक्याशों की भावृत्ति करती 
हैं । यथा--- 
पादल देखाँ भरी स्याम मैं बादल देखा भरी (८२) 
प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी रे, मने लागी कटारी प्रेमनी' (१७३) 
जावा दे जावा दे जोगी किसका मीत । (५७) 
जोगी मतजा मतजा मतजा, पाँइ परूँ मैं तेरी, चेरी हों ।(४६) 
किसी को बार-बार रोकने के भाव जिन स्वाभाविक शब्दों में फूटेंगे, 
वही यहाँ हैं जिससे संगीतात्मकता स्वतः ही बढ़ गई है। मीरा के दाब्दों 
तथा संगीत में कोई व्यवधान नहीं--वे सर्वत्र एकाकार हैं। कहीं-कहीं 
मीराँ में श्रानुप्रासिकता, शब्दावृत्ति तथा शब्दों के विशेष प्नुक्रम से नूतन 
संगीत उत्पन्न हो गया है। ये पंक्तियाँ भ्रास्वादनीय हैं--- 
धवरुसा री बदरिया सावन री, सावन री मण भावन री' (१४६) 
'रैगभरी राग भरी राग सूं भरी री 
होली लेल्या स्थाम संग रंग सू भरी, री ॥ 
उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाज, 
पिचकाँ उड़ावाँ रंग-रंग री भरी, री ।..-«०-( (४८) 
मीरा का गीतिकाब्य कला-गीतों की अ्रपेक्षा ग्राम-गीतों के प्रधिक 
निकट है । वस्तुतः न यह शुद्ध ग्राम गीत है न कला-मीत, यह दोनों के 
मध्य की कड़ी है। कलामीतों का ग्रामगीतों से ही विकास हुआ है | मीरा 
का गीतिकाव्य इस विकास-क्रम के अध्ययन मे महत्त्वपूर्ण थोग दे 
सकता है । 
मीर्सा का गीतिकाव्य ग्रामगीतों के तिकट है क्योंकि--- 


मीरा का गीतिकाव्य [४०४ 


१. यह हृदय का सहज उच्छुवसित रूप है, मस्तिष्क की चितन- 
धारा नहीं । 

२. हृदयस्थ भावनाश्रों की अभिव्यक्ति मे किसी कृत्रिम शिष्टाचार 
को स्थान नहीं दिया गया । 

३. भावों की सरलता सर्वत्र बनी हुई है । 

४. भाषा तथा शैली की ऋजुता । 

४. भाषा का मिश्वित होना तथा ग्रामीण शब्दावली की प्रचुरता । 

६. कलात्मक उपकरणों--उक्ति वैचित्य, वाग्वैदग्ध्य, अलकारों 
का कम से कस प्रयोग । 

७. स्त्रेण प्रकृति--कवयित्रियों ने अपने गीतों में स्वकीया के प्रेम, 
विरह, उच्छवास को जितनी प्रतिष्ठा दी है, उतनी पुरुषों ने नहीं। 
आमगीतों में स्वकीया-प्रेम के सरल प्रेम की मासिक व्यंजना है। मीराँ 
में ये सब हैं। स्त्री-प्रकृति में गाहेसस्‍थ्य कर्मे-विधान--चक्‍्की पीसते, 
धान कूटते, चर्खा चलाते समय आ्रादि के साथ मनोरंजन तथा श्रम-परिहार 
के लिए गीत गाने की जो स्वाभाविक प्रेरणा होती है वह मभीराँ मे 
नहीं । इसी तरह जन्म, मुण्डन, जनेऊ, विवाह आदि के अवसर पर उमंग 
में श्राकर जो ग्राम-गीत गाये जाते हैं वह भी मीरों में नही । स्पष्ट है 
मीरा में प्राम-गीतों की उपरोक्त जातीय विशेषता कम है पर मीराँ के 
गीत ग्रामीण नारियों के विरह-गीतो के श्रधिक निकट हैं । इन्ही गीतों 
में प्राय: कौए, मोर, चातक और बादल आदि भाग लेते है । 

८४. मीराँ में 'सावन' 'होली' आदि की लोकधुनें भी हैं। वेसे भी 
शास्त्रीय राग-रागनियों का विकास लोकधुनों के श्राधार पर हुआ । इस 
दृष्टि से मीरोँ के गीतों का अध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
प्रब हम मीरा के कुछ ऐसे पद देंगे जहाँ ग्रामगीतों की-सी छाब्दावली, 

भाव, वातावरण, संगीत भ्रादि हैं -- 

'लक्ष्मी नारायण सुधाशु-'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धात' 
पुृ० २०० (द्वितीय संस्करण ) 


४०६] 


परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


पषइया रे पिव की बारि ने बोल ॥| 

सुणि पावेली विरहणी, रे, यारो रालेली पाँख मरोड़ । 

चाच कराऊ पपइया रे, ऊपरि कालर लूरा । 

पिव मेरा मैं पिव की रे, तृ पिव कहै स कूण । 

प्रीतम के पतियाँ लिखें, कड़वा तू ले जाँइ । 

जाइ प्रीतम जी सं यूँ कहै रे, थाँरी बिरहिसशि धान न खाई । 
(८४) 

मतवारो बादर आए रे, हरि को सनेसो कमहुँ न लाय रे । 

दाढुर मोर पपदया बोले, कोयल सबद सुणाये रे । 


(इक) कारी अ्रधियारी बिजरी चमक, बिजरी 


बिरहिरि अ्रति डरपाये, रे, । 


(इक) गाजे बाज पवन मधुरिया, मेहा अ्रति भड़ लाये रे । 
(इक) कारी नाग बिरह श्रति जारी, मीरा सन हरि भागे रे (८१) 


होली पिया बिण म्हाणें णां भावाँ धर आंगणां न सुहावाँ॥ 
दीपां चोक पुरावां हेली, पिया परदेस सजावां । 

सूनी सेजां व्याल बुलाया जाया रेण बितावां । 

नींद णेणा णा झावां । 

कब री ठाढ़ी म्हा मग जोबां निसदिन विरह जगायां | 

क्यासूं मणारी बिथा बतांवा, हिवड़ों रहा भकुलावां । 

पिया कब दरसावां । 

दीख शा काँई १रम सनेही, म्हारो सेंदेसा लावाँ 

या बिरियां कब होंसी म्हारो हँस पिय कंठ लगावाँ । 

मीराँ होली गांवा )। (७८) 


ग्रीतिकाव्य के सभी तस्तवों का कार्य प्रभावान्विति में योग देना हैं । 
प्रभावान्विति का प्रमाण है रसात्मकंता। मीराँ के गीत॑ इस दृष्ठि से 
आदर हैं । पाठक एकदम रस-स्तर पर पहुँचे जाता है ! 


१, तिलंग १ २६ 
२. ललित २ २३. 
३. हमीर ३,४, २६-२८, १६६, २४. 
१९७ 
४. कानहरा ५, १६७, १६८ २५. 
५, शब्द ६-९, ७१-७३ २६. 
६. तरिबेनी १० २७. 
७. गूजरी ११, १२ र्‌८. 
५, नीलाबरी १३, २०१, २०२ २६. 
8. कामोद १४, १५, २६, २० ३०: 
१०. मुल्तानी १६ ३१. 
११, मालकोस १७ ३२. 
१२, भिफोटी १८ ३३. 
१३, पट मंजरी १९६, २५ ३४. 
१४, गुनकली २०, २१ ३५. 
१४, माड २२ ३६. 
१६. धानी २३, १५५ ३७. 
१७, पीलु बरवा २४ ८ 
१८. पूरिया कल्याण ३१, १९७ २६: 
१९, खम्माच ३२, २३, ४१ ४०, 
२०. अंगता ३४ ४१. 
२१. पहाड़ी १४; ४२, १०२, १३१४, ४२. 


मीराँ का गीतिकाबव्य [४०७ 


मीराँ की राग-रागनियाँ 


१३१६५ 


पीलू ३६-३८, ६९, ९१-६५, 
१८७, १८८, 

जोनपुरी ३९,४०,१८२,१८ढे 
सोहनी ४३-४८ 


विहागरा ४९, १५६ 
बिलावल ५०, १००, १५७- 
१५६ 

सोरठ ५१,५५-६०, १४४, १७६ 


सुखसोरठ ५२-५४, ७६ 

इयाम कल्याण ६१ 

रामकली ६२, ६३ 

दरबारी ६९४ 

मलार ६५, १४६-१४८ 
विहाग ६६,१ ३८-१४ १, १८६- 


१९२ 
पूरिया धनाश्री ६७, ६८ 


जोगिया ७० 

होली ७४, ७५, ७७, ७८, ८० 
सावन ८५१-८रे 

सावनी कल्याण ८४ 

सारंग ८५५, १३३, १४२, 
१६०, १७७ 

बागेश्वरी ८६ 

आनन्द भेरी ८७-८९ 

भैरवी ६०, १३४ 


४७०५८] 


४३, देस ६६-६८, १०३, १४३, 


४४, 
४५. 
४, 
४७. 
डंण, 
४६8. 


प०, 


११. 
४२, 


५४. 
पड, 
१५. 
९. 


१५४ 

टीडी ६६ 

आसावरी १०१ 

घुन लावनी १०४ 

अलेया १०५ 

प्रभावती १०६ 

प्रभाती १०८५, ११८०१२०, 
१६५, १६९९ 

सिंध भैरवी १०६ 

भीम पलासी ११० 

कोसी २ ११-०१ १४, १२१, 
१२३-१३२ 

देश ११५-११७ 
कलिगड़ा १४३ 

तट बिलावल १४५ 

परज १४६-१५२, १६३, 
१ृ८घ४- १८६ 


५9 


प्रैघ, 
५९, 
६७०. 
६१ 
६२. 
६२५ 


६४, 
६५. 
६६. 


परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


« सूहा १६१ 


कनड़ी १६२, १६८ 

छाया टोड़ी १६४ 

काफ़ी १६६९-१७३ 

हंस नारायण १७४ 

होली भिकफोटी १७५, १७६ 
मारू १७८ 


दुर्गा श्ध७ 
धमार १८१ 
छुद्ध सारंग १६३, १६४ 


६७. छाया नंट १६४ 


द्ष 


, रागश्री १8६ 


६९. धनाश्नी २०० 


शब्द स्वतः कोई राग नहीं, भ्रतएवं मीरा-पदों की रचना कुल ६८ 
राग-रागनियों में हुईं । 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू 


उन दिनों रीतिकालीन बिहारीलाल की लोक-प्रियता का रहस्य जानने 
के लिए निरन्तर उनकी सतसई का अध्ययन करता था। अ्रध्ययन इसी 
तक ही सीमित नहीं था, सतसई की अनेक टीकाओ्ं तथा विभिन्‍न विद्वानों 
की आलोचताओं का भी होता था । मेरे पास कोई गायत्री तो है नहीं कि 
जो नींद की पहरेदार बनी रहे, नीद भाती है तो साथ स्वप्न भी आते हैं। 
उस दिन बिहारीलाल जी का ही स्वप्न भ्रा गया । क्‍या देखता हूँ कि 
एक सजे-सजाए कमरे मे--शायद राजाजयसिंह के भवन का कक्ष होगा-- 
मुभे उसी स्वरूप का व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसे मैंने चित्र-रूप मे एक 
पुस्तक के पहले पृष्ठ पर देखा था । पहचानने में कुछ देर श्रवश्य लगी, 
पर अन्त में पहचान ही लिया, वे बिहारीलाल थे । पर मुझे बड़ा आ्रइचर्य 
हुआ कि वे काव्य-रचना करने में संलग्न नही, चित्रकारी में लीन थे। 
अपनी तुलिका से रंग भरने के बाद वे कुछ सोच मे पड़े दिखाई दिए। 
नाता रंग घुले पड़े थे, सबको देखते और चित्र पर दृष्टि डालते, बस यही 
क्रम चलता रहा | आखिर अपनी जिज्ञासा-तृत्ति के लिए मैं पूछ ही बंठा 
“क्या आप ही बिहारीलाल जी हैं ?” तीन बार पूछने पर मानों 
उनका ध्याल-भंग हुआ । “कहो, क्या कहते हो ? एक कामिनी का सुन्दर 
पोज्ञ सामने था, अब नही बनेगा ।” मेरे मुख पर भ्रब भी वेसे ही आइचर्य 
था । मानव-प्रकृति की परख से अपने दोहों को यथार्थ रूप देने वाले 
इस पुरोहित को समभते देर न लगी । बोले--“मैं पहले कवि था, अब 
चित्रकार हूँ" अधिक भअ्रन्तर नही, पहले शब्द-चित्र बनाता था, 
अब उन्हीं को पट पर अंकित कर रहा हुँ; बस लेखनी का स्थान तूलिका 
मे ले लिया है। पहले शब्दों से स्पर्श, गन्ध, वर्ण, ध्वनि तथा हृह्य-चित्र 


( ४०६ ) 


४१० | परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


बनाये थे, अब उन्हें दूसरे रूग में उतारने के प्रयास में हूँ |” मैं ने कहा--- 
“आप की चित्रमयता रंग लाई'''” वक्रोक्ति-कुशल कवि ने मेरी बात पूरी 
न होने दी और अपने श्रभिप्राय से उसका भ्र्थ लेकर कहा: “ठीक है मेरी 
चित्रमयता ही रंग लाई, भ्रव चित्रकार हैं, रग्ों से काम लेता हें। 
मैंने अपने शब्दचित्रों मे सर्वाधिक बरा-चित्रों को अंकित किया था, पर 
शायद तृत्त न हुआ । उसी अतृत्ति का परिशाम है कि आज चित्रकार 
हैँ । आज उन्ही वर्ण-चित्रों को न्‍गों या रेखाओं में उतारने में कठिनाई 
भरा रही है। मेरी प्रश्न-सुचक हृष्टि को देखकर उन्होंने कुछ ऐसे दोहे 
बोले जिनके चित्र बना चुके थे । वे थे-- 

“सोनजुही सी जगमगति, अंग ग्रन॑ग जोबन जोति। 

सुरंग, कसूँभरी कंचुकी दुरंग देह-दुति होति ॥ (१६०) 

छुटी न सिसयुता की भलक, भलवयों जोबनु भ्रय। 

दीपति देह दृहुनु मिलि दिपति ताफता-रंग ॥. (७०) 

विहँसति, सकुचति सी, दिऐ कूच-आँचर-विच बाँह । 

भीजें पट तट कौ" चली, +हाइ सरोवर माँह। (६६४) 

श्रहे, दहेड़ी जिनि घर, जिनि त॑ लेहि उतारि | 

नीके है छीर्क छुवे, ऐस"ई रहे, नारि ॥ (६६६) 

त्रिबवलि, नाभि दिखाइ, कर सिर ढकि, सकुचि, समाहि | 

गली, अली की झ्ोट के, चली भल्री विधि चाहि। (दूछ) 

भोहेनु त्रासति, मुंह नठति, आँखिनु सौं लपदाति। 

ऐचि छुड़ावति करु, इंची भागे श्रावित जाति ॥ (६८३) 

इनके चित्र बना चुका हैँ, पर इस दोहे का चित्र नहीं बना सका--- 
प्रंग अंग-प्रतिबिब परि दरपन से सब गात। 
दृहरे, लतिहरे, चौहरें भूषन जाने जाता (६८०) 
मैंने दो तीन ग्नुभाव-चित्र बोले हैं। सदा अनुभावों द्वारा भावों 

को व्यजित किया है। भाव को वाच्य करना वाणी का उपहास करना 


श्बान उक्ब कदर अटल- सणमहट पक. पका 8०बहस्‍ड तार” ० पाक अप सकमगान्‍-२मदान्ओकेक 


'दोहों की सख्या 'बिहासे-रत्ताकर' के भ्नुसार है। 





बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४११ 


है । वह कविता कया हुई जो भाव का चित्र सामने न ला दे । इस हृष्टि 
से अपने चित्रमयता के दृष्टिकोण को मैंने अ्रहे, वहेंडी'*“नारि' मे भली- 
भाँति व्यक्त कर दिया है। हमारे जमाने मे कैमरा नहीं था, नहीं तो*'* 
खैर, इन्हें तुम शब्दों से स्‍्नैप शाँट समझो ।” 

यह कहकर मुसकरा दिए । कहने लगे: “अब कहो क्या कहते हो ?” मैं 
भी हँस दिया और श्रपनी बात दुहराने लगा: “आपकी चित्रमयता रग 
लाईं। आज के छायावादी, कविता की परिभाषा भी चित्र के आधार 
पर देते है--'कविता वर्शुमय चित्र है! या चित्र-राग” है । हमारे पंत जी 
ने आपकी तरह कविताओं में ऐन्द्रिय विषयो का सुन्दर समावेश किया 
है। शुक्ल जी ने कविता में बिम्ब ग्रहण पर बड़ा बल दिया है। आगे 
भौर कुछ तन कहकर मैंने पूछ लिया: “जब मैं आया श्राप खोये-खोये क्या 
खोज रहे थे ?” बिहारीलाल जी ने कहा--“भ्रब तुमने पूछ ही लिया तो 
एक बात कहे बिना नही रहूँगा। मैं श्रालोचक तो नहीं पर मत्यं-लोक 
की भ्रालोचनाओों को पढ़कर कुछ ठेस भी लगी और कुछ हमारी 
झालोचनात्मक बुद्धि भी जगी । जब भी हमारी आलोचना होती है तो 
कला की सभी प्रदंसा करते हैं किन्तु हमारी भ्रनुभूति तक कोई नहीं 
पहुँचता, जैसे हम बिलकुल फरमायज्ञी कवि थे, हमारी कोई अपनी झाकु- 
लता नही थी। सारी सतसई में केवल श्राठ दोहे| राजा जयसिंह पर है । 
इससे कोई अन्तर नहीं आता । हमारी कला के सौन्दर्यमय उपकरणों में 
भी एक सौन्दर्यानुभूति थी | जब तुमने पुकारा उस समय मैं उसी अवस्था 
में था। जो पोज्ध मेरे सामने था वह मुझे भा गया, बस मैं सब कुछ पा 
गया । पर उसे उतारना सरल नही क्योंकि... क्योंकि. .:छोड़ो बस ठीक 
ही लिखा था--- 

+ देखिए दोहे स० द३े८, २८०, १६७, २२६, ३००, ७१३, ४७६२, 
७११, ७१० इनमें से भी कुछ दोहे जयसिह के युद्धों में जीतने की सच्ची 
धटनाओं पर हैं। ३८ तथा ३०० तो अत्यन्त सार्थक प्रन्योक्तियाँ हैं जो 
किसी पर भी लागू हो सकती हैं । 


४१२] परिचित प्रएन, नई समीक्षा 


लिखन बेठि जाकी सबी गहि गहिं सरब गरूर । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥ (३४७) 
“सच्ची बात है छवि का छाक' (नशा) बडा विषम होता है। और 
नक्षों को स्थिर रखने के लिए घड़ी-घड़ी पीना पड़ता है, पर यह नशा 
क्षण मात्र छक लेने पर फिर नहीं उतरता, अनोखा है । दूसरे नछषे, नींद, 
डर या नियतकाल के बीतने पर उत्तर जाते हैं पर सौन्दर्य के इस नशे में 
कमबख्त नींद ही नहीं आती, बढ़ता ही जाता है।” भुझे याद आ गया कि 
बिहारी जी ने इसी सम्बन्ध में दोहा' भी लिखा है--- 
डर न टरे, नींद न परे, हरे ने काल-विपाक्‌ । 
छिनक्‌ छाकि उछुके न फिरि, खरो विषम छवि-छाक्‌ ।। (३१८) 
मैं समझ गया कि सुन्दरी नायिकाशो तथा सुन्दर कला के मूल 
में उनकी यही भ्रमर सौन्दर्य-मादकता रही होगी । 
थोड़ी देर रुककर कहने लगे -- “मुझे तो इस पोज का संकेत देता है। 
सारी बात कह देना मुझे भाता नहीं-आता ही नहीं । मैं क्यों कहता हूँ कि 
सुझे भाता ही नही ? मैं अपनी अनुभूति से कैसे लड़ जाऊं जो भंगिम है, 
बक (वक्र) है । यह भंगिम अनुभूति मेरी कला के, प्राण है। यही अभि- 
व्यक्ति में भंगिमा ले श्राती हैं। मैंते अपनी कला तथा भ्रपने मनचाहे 
विषय सौस्दर्य-छूंगार का मर्म अपने दोहे में प्रकेट कर दिया था किन्तु 
पता नहीं यह दोहा भ्रभी तक झालोचकों में प्रचलित नहीं हो पाया । वह 
दोहा है--- 
दुरत न कुच बिच कंचुकों परी, सारी सेत । 
कवि आँकनु के अरथ लौं प्रयटि दिखाई देत॥ (१८८) 
भला हो 'रत्वाकर' जी का जिन्होंने इस दोहे का शुद्ध पाठ देकर 
इसका अर्थ समझाया है। मेरे विचार में वह कवि क्या जिसका पर्व व्य- 
जित न हो, बात बात में बात न हो, और वहू सौन्दर्य कया जो भोने 
घृघट के भीतर से न फाँके (५३८, ५७६), जलचादर के दीप लौं न जग- 
मगाए (३४०) और भीने झगा में से न किलमिलाए । (१८६, १६८) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४१३ 


मैं न अधिक आवृत्त करता हूँ न अ्रनावृत्त । बस इसी श्राध में भ्रगाध सौंदर्य 
है। मेरी शैली को तुम “"लजौहीं श्रधखुली डीठि! (६५५, ६५३, ६३०, 
६२८) से उपमित कर सकते हो । अ्रब मैं तुम्हें अपनी बंकिम' शैली का 
या भंगिम सौन्दर्यानुभूति का आधार बता सकूगा। लक्षण भ्रंथ मैंने पढ़े 
हैं, सम'के है, श्रध्ययनाभ्यास का मैं कायल हूँ, पर ध्वनि-सिद्धात की श्नृ- 
भूति भी तो हुई है । मुझे तो बाँकी श्रदा, बंकबिलोकनि-प्राख' (३५६), 
टेढ़ों-टेढ़ो जाय की बॉकी चाल भाती है और ऐसी छबीली छवि-छाक मे 
छक कर मेरी शैली भी बंकिम हो गईं है। संगति का असर किस पर नही 
होता । मैंने तो साफ़ लिखा है--- 

संगति-दोषु लगे सबनु, कहे ति साँचे बेन । 

कुटिल-बंक-भुव-संग भए कुटिल बक-गति नेन ।। 

“जैसे बेंकाई से 'बरुती, अलक, चितवन, तरुनि, तान' श्रादि का मूल्य 
ब्रढ़ जाता है उसी प्रकार कवि की बंकिम शैली या व्यंजना-सम्पन्त शैली 
का महत्त्व भी बढ़ जाता है ।' 

“मैरी शैली वैसे ही सज जाती है, अनुप्रास उसमें स्वतः ही ञ्रा जाते 
है क्योंकि राजा-रईसों' के पास श्रावभगत में जब कोई पान भी देने आता 
हैं तो भ्रपते सौन्दर्य-शिष्टाचार के साथ भ्रनुप्रास भी लिए आता है-- 

सहित सनेह, सकोच, सुख, स्वेद, कंप मुसकानि । 
प्रात पानि करि आपने, पान धरे मो पानि ॥ (२६५) 

“मेरी उपसाभों की जगमग राजमहलों की विलास-सामग्री है । तुमने 
इतिहास में पढ़ा होगा, हमारे युग में कलाभों की विशेष उन्नति हुईं थी। 
उन कलाओं का जड़ाव-छूंगार और मीनाकारी मेरे मन मे बस गई । बस 
मेरे दोहों में भी जड़ाव और मीनाकारी झा गई। पर प्रायः मेरी कविता- 
कामिनी तुम्हें सहज सजी मिलेगी, लदी-दबी नही। मैने अपने सहज 
शूंगार, का दृष्टिकोण व्यक्त भी किया था-- 


. शा रखना, बरुनी, अलक, चितवनि भौहूँ, कमान । 
प्राधु बँकाई ही चढ़े, तरुनि तुरंगम तान।॥ (३१६) 


४१४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


बेंदी भाल, तंबोल मूह, सीस सिलसिले बार । 
हग आँजे, राजे खरी एई सहज सिगार ॥ (६७६) 

(मुझे भी ध्यान आया कि सहज-श्रृंगार' के परिचायक अनेक दोहे 
बिहारी में मिलते है; और कविता तथा कामिनी के सौन्दर्य के प्रति यही 
एक समान दृष्टिकोण मिलता है। बिहारी के नायक प्राय: 'सहज सचि- 
क्कन', बिधुरे-सुथरे' बालों (६५), भ्ंजन के बिना ही 'रससिग।र' मज्जित 
नेत्रों, ऑँग-ओ्रोप आँगी दुरी ( १८४)तथा श्रा भूषण-विहीन सहज सुन्दर नारियो 
पर रीभते हैं ।)वे श्रागे कहने लगे--- नारी के लिए अलंकारों की आवश्य- 
कता या समुचित सार्थकता पर मैने कितने ही दोहे लिखे ।' फिर भी 
मेरे दोहो मे श्रलंकार आए है, और खूब आए है, पर मेरा प्रयास यही 


2एकाताउ/दककक2७५ >> +0०फा पक कपयाएकेटनपापककत.. धककबाबो) .0 ३०, कप शा मम न] (४०५५३४ 34 ०ा-कजक "4३४9७ #फ्बडल/8ल्‍२७७७॥८०॥५३८०७७ (७७५३३५००/०४४&, 


भूषन-भारू सँभारिहै क्यों इंहि तन सुकमार । 
सूबे पाइ न धर परे सोभा ही के भार ॥ (३२२) 
मानहु विधि तन-प्रच्छ छवि स्वच्छ राखिबे काज । 
हंग-पंग-पोंछन को करे भूषत पायंदाज ॥ (४१३) 
पहिरि व भूषन कनक के, कहि आवत ईहि हेत । 
दरपन के से मोरचे देह दिखाई देत ॥ (३३५) 
पहले तथा तीसरे दोहे के प्रसंग के सम्बन्ध में 'रत्ताकर' जी का 
विचार है कि दूती ने वाथिका को झ्षीघत्र अभिसार कराने के लिए श्राभू- 
दण न पहलने को कहा है। पर मेरा विचार है कि इसमें अभिसारादि 
की कल्पना करने को आवश्यकता नहीं क्योंकि ये दोहे बिहारी की 'सहज 
सिगार' वाली रुचि के अनुकूल हैं | 
बिहारी को नायिका का स्वाभाविक सौन्दर्य विशेष भ्रच्छा लगता 
है। यधा-- 
तन भूषन, अ्ंजन हगनु, पगन्‌ महावर-रंग | 
नहिं सोभा कौ साजयितु, कहिबें ही कौं अंग ।। (२३६) 
'यदि मूल वस्तु (कविता या कामिनी) सुन्दर हो तो उस पर श्रन्य 
[कृपया अगले पृष्ठ पर देखिये । 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४१५ 


रहा है कि ये 'दरपन के से मोरचे' न दीखें । जैंसे नारी की छवि-स्वच्छता 
के लिए अलंकार पुरुषों के 'हग-पग-पोंछन' के लिए 'पायंदाज है--और 
इस रूप में ये तारी-शोभा के साधन है, साध्य नहीं--उसी तरह प्रायः 
मेरे दोहों में ये साधन रूप में ही झ्राए हैं। वस्तुतः जिस व्यक्ति या विषय में 
स्वयं योग्यता नहीं वह दूसरों की सहायता या भूषणादि से श्रेष्ठ पद नहीं 
पा सकता पर जिसमे स्वयं योग्यता होती है, वह यद्यपि सामान्य भी हो, 
उच्च पद-प्राप्त करता है--- 
पाइल पाइ लगी रहै, लगौ ग्रमोलिक लाल । 
भोडर हूँ की भासिहै बेदी भामिनि भाल ॥” (४४१) 
मैं उनके प्रयास' और प्राय: को समक गया । क्योंकि सतसई के 
कुछ दोहो मे मात्र रंग-साम्य के आधार पर केवल चमत्कार के लिए उप- 
मान लाए गए है। फिर भी बिहारी की अप्रस्तुत-योजना प्रशंसनीय है ॥ 
रीतिमुक्त बोधा का रीतिबद्ध कवियों पर,भ्राक्षेप कि कुछ सीखे-सिखाए 
रूढ़िबद्ध उपमात्ो को लेकर लोगो ने कविता को खेल बना दिया है' 
बिहारी पर लागू नहीं होता । 
भागे मैंने उनकी प्रशंसा में कहा---/उस समय झौर भी कलाकार 
थे, उनके लिए भी वही परिस्थितियाँ, वही कलाओं की मीनाकारी थी, 
पर बिहारी की बानगी अ्रलग है, औरे कछु' है। किसी सुजान' ने इसी 
के बस हो कर ही तो कहा--- 
प्रसाधन स्वतः सुशोभित हो उठते हैं अन्यथा नहीं-- 
सबे सुहाएई लगें बसे सुहाऐ ठाम । 
गोरे मूह बेंदी लसे अरुत, पीत, सित, स्थाम ॥। (२७१) 
कभी-कभी तो बाह्य प्रसाधन सुन्दर छवि के 'सहज विकास को 
बिकत तक कर देते हैं-- 
करत मलिन भ्राद्धी छत्रिहि, हरतु जु सहज विकासु । 
अंगरागु अगनु लगे, ज्यों आरसी उसासु । (३३४) 
"यह वितवनि औरे कछू, जिहि बसु होत सुजान! (५८८) 


४१६ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


सबकी भूषण सतसई रची बिहारीलाल' | या--- 

सतसेया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर 
देखन के छोटे लगें 

आगे उन्होने कुछ कहने न दिया, और मुख भुका लिया | थोड़ देर 
के बाद तरल नेत्रों से मेरी ओर देखकर बोले -- “मैंने छोटे छंद का चुनाव 
अपनी रुच्यानुकूल किया। मैं कवि-कौहल, लाघव या व्यंजना में मानता 
हैँ और दोहा छंद की प्रकृति ही ऐसी है । भाई रहीम की यह पंक्तियाँ 
मुझे याद आ रही हैं-- 

दोहा दीरघ भरथ के आखर थोरे आँहि। 
ज्यों रहीम नट कूडइली सिमिटि कूदि चलि जाँहि॥ 

(मैंने देखा बोलते समय उन्हें किसी प्रकार की वाठिनाई नहीं हो 
रही थी, उनका दोहों का अध्ययन बड़ा पूर्ण था ।) काव्य में बिना व्यंजना 
शक्ति के कूदने-सिमटने या लाधव-फुरती का काम चल ही नही सकता । 
इसके साथ ही, हमारा कुछ रहस्य पाने वाले तुम्हारे शुक्लजी के शब्दों में, 
कल्पना की समाहार तथा भाषा की समास शक्ति से मैंने बड़ा काम 
लिया। भ्रवर्य ही दीरघ अरथ' के लिए कल्पना का संक्रोंचन तथा 
थोरे आखर' के लिए भाषा की सामासिकता दोनों अनिवार्य है। ये दोनों 
शक्तियाँ भी मेरी एक विशिष्ट वृत्ति पर झ्राधारित हैं जिसके बिना ये 
दक्तियाँ ही नहीं, मेरी चित्रमयता भी पंग्रु हो जाती, वह है सुमुन्नत चयन 
बृत्ति । वैसे तो यह भी सामंती वातावरण की उपज है, सामंतवादी 
मनोवृत्ति है, और दूसरे कलाकारों में भी ये हो सकती थी, कूछ है भी, 
पर ऐसी सुरुचि कुछ स्वभावज भी होती है । इसी के बल पर मैंने प्रनेक 
प्रसंगों, अनुभावों या शब्दों में कुछ विशेष को ही च्ुना-सजाया भौर इसी 
से छोटे छंद दोहे से ही काम चल गया। बड़े छंद्ों मे भरती बहुत होती 
है, जो मुझे नहीं भाती । सजाने में भी एक क्रम चाहिए, जिसकी सुरुचि 
बिहारीलाल की #पा से मुझे प्राप्त थी ।” मैं समझ गया कि उनके दोहे 
क्यों सुगठित तथा सार गभित हैं। यह भी समझे गया कि क्यों उन्होंने मात्र 


बिहारीलाल से इल्टरव्यू [४१७ 


सतसई ही लिखी । चयन-वृत्ति वाला अधिक नही लिख सकता। ग्रागे 
मैं ने दोहों की मौलिकता के सम्बन्ध में प्रश्न किया | वे कहने लगे-- 
“मैंने भावों-विचारो में कोई मौलिकता लाने का यत्न नहीं किया । हमारे 
रूढिबद्ध दृष्टिकोण, तथा राजा-रईसो के उस विलासपुर्ण वातावरण में 
इसकी गुन्जायश भी नहीं थी, पर युग और स्वभाव से जिस सुचयन-वृत्ति 
को प्राप्त किया, उस से गाथा सप्तशती' 'अ्रमरूक' झ्रादि से लिए भाव 
““कछ लोगों के अनुसार चुराये भाव--भी मेरे भ्रपने हो गए ! भ्रब इसे 
तुम चाहे दृष्टि की मौलिकता कही चाहे शैली की । बहुत सों ने इसका 
अनुकरण किया, पर यह कोरी शैली मात्र का अनुकरण था, दृष्टि की 
भंगिमा तथा चयन-वृत्ति की सुरुचि तो सब के पास नही थी; इसलिए वे, 
सफल न हो सके । तुम्हारे आलोचक ये स्वीकार करते है कि बड़े छंंढों 
में भी वे हावानुभाव नहीं भ्रा सके, जो मेरे छोटे-छोटे दोहों में आ्राए हैं + 
एक बात तो कहना मैं भूल ही गया । चयन-वृत्ति श्रौर ओऔचित्य का बड़ा 
सम्बन्ध है। सौन्दर्य बिना श्रौचित्य के नहीं हो सकता । दोहे जँसे छंद में 
इसकी और भी आवश्यकता है। मैंने फूछ दोहों मे अज्ञात रूप से यही 
बात कही है । जैसे-- 
जो सिर घरि महिमा मही लहियति राजा राइ। 
प्रगगत जडता आपनिये, सुमुकुठ पहरित पाइ॥ (४३०) 
इसी से मेरे दोहों में अधिक पदत्व”, 'न्यून पदत्व/ तथा 'समाप्त- 
पुनरात्त दोष' बहुत कम मिलेंगे ।” यह कह कर वह हुप हो गए। उन्होंने 
संकेत किया, दूर खड़ी सुन्दरी रतनार सुरा लाईग्ोर दो प्यालो में उडेल 
दी गई । मुझे उन्होने सकेत किया, मैने सकेत से ही नाही कर दी। वे 
चुस्कियां लेकर मेरे प्रइन को सुनते लगे। मैंने कहा हमारे झआलोचक गण 
कहते हे--- भापके काव्य में जीवन की विविधता नही, दर्शन भो  ... "हाँ ! 
वे ठीक कहते है, किसी दर्शन के पचडे में मै नही पड़ा; फिर भी धर्म, 
श्र, काम मोक्ष में मेरे लिए काम ही काम का रहा है, यही मेरे लिए 
मोक्ष है | मेरे साहित्य के नाते पूर्वज विद्यापति ने जिस तिल भर के 


४१८ | परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


संगम को सर्वस्व माना था मैं भी उसी का कामी हूँ। मैने अपना 
काव्यादर्श तथा जीवनादर्श व्यक्त करते हुए कथा था--- 
तन्त्रीनाद कवित-रस, सरस राग, रति-रंग, 
अनबूड़े बूड़े, तरे जे बूड़े सब अंग । (६४) 
संगीत, कविता तथा रतिरग के भानन्द को मैने एक ही पंक्ति में 
रख दिया है। मेरी कविता श्रृंगार रस के लिए और श्ुगार रस कविता 
के लिए आया है। और जहाँ 'रसराज' की साधना हो वही श्रपता 
राज्य है। मेरा तो अब भी यही विश्वास है, उन मुक्ति में घुल भोंको 
जिसमें प्रियतम-प्राप्ति की युक्ति नही और यदि प्रियतमभ संग में प्राप्त हो 
तो नरक की भी धड़क नही है । मैंने लिखा था--- 
जौ न जुगति पिय मिलन की, धूरि मुकति-मुंह दीन । 
जौ लहिये सेंग सजन, तौ धरक नरक हूँ कीन। (७५) 
“सच बात है, हम तो भोगवादी हैं। नारी के बिशुरे-सुथरे बालों को 
देख कर 'पथ'-अपभ्र' का ध्यान भी कभी-क्ती जाता रहता है। (६५) 
तुम्हारे छायाव।दियों की तरह किसी अतीन्द्रिय आनन्द के फेर में नहीं 
पड़ा । ऐन्द्रिय रति ही मुक्ति है, यही नही प्रपर मुक्ति तो विनाशक है । 
तुमने पढ़ा होगा--- 
चमक, तमक, हाँसी ससक, ससक, भझपट, लपदाति। 
ए जिहि रति, सो रति, मुकति, भर मुकति अति हानि | (७६) 
“इस ऐन्द्रिय रति को साथ लेकर ही हम किसी गम्भीर प्रेम की 
कल्पना कर सकते हैं और उसका प्रतिपादन भी मैंने किया था, यंथा-+« 
गिरि तें अँचे रसिक-मत बूड़े जहाँ हजाद। 
वहै सदा पश्ु नरतु कौ प्रेम-पंरयोधि पंगराहं।' (२५१) 
“पर सच्ची बात है रसिकता के रस के साथ किसी की प्रेम-प्राप्सि 


बिहारी ने एक भन्य दोहे मे भी ऐन्द्रिय रति को मुक्ति बताया है-- 
गोरी छियुनी, नखु श्ररूनु, छला स्यामु छवि देह । 
लहत मुकति रति पलकु यह नैन तिबेनी सेइ।। (३३८) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४१६ 


भी हो तो और भी क्षेम है । तुम इसे बुरा तो कहोगे पर क्‍या करें, 
रीतिकालीन सामंतों की तरह हम भी कुछ संघर्ष नही कर सके । जायसी 
के रत्नसेन की तरह सात सागर पार करने की हिम्मत हममे नही; हमारे 
कृष्णलाल तो बड़े बेचारे है; वियोग होने पर बेहाल पड़ जाते है-- 
कहा' लड़ेते हग करे, पड़ो लाल बेहाल । 
कहुँ मुरली, कहूँ पीत पढ्ठ, कहूँ मुकुट, बनमाल ॥। (१५४) 
“रोमानी शौर्याश्चित प्रेम की बात ही नही हम तो हर दृष्टि से सुख 
चाहते हैं, श्रम करने का दुःख हमसे नही उठाया जाता । भ्रनियारे दीरघ 
नयनों से घायल होकर, कोई कूछ कर भी क्या सकता है ? हम भौतिक- 
वादी नहीं भोगवादी हैं। हम जीना चाहते है आराम से, कामिनी के दाएँ- 
बाँएँ, हमारा मन नही फिरा कि किन्‍्ही समस्याओ्रों के फेर में पड़े। 
हमारा आादश तो वह परेवा पक्षी है जिसे कुछ करना-घरना नही पड़ता 
और स्वाभाविक रूप में सारे आराम उसे उपलब्ध होते हैं। देखो ना पंख 
(वस्त्र ) उसके प।स होता ही है, भोजन ककड़ सब स्थानों पर प्राप्य 
रहता है और सर्वत्र साथ उड़ सकने वाली सपर परेई उसके संग रहती 
हैं। फिर बताओ, पृथ्वी में एक वही सुखी है ना ?' मैं जवाब में तनिक 
मुसकरा दिया और वे श्रागे कहने लगे “हम तो खाने खरचने की बात 
करते हैं जोड़ना हमें भाता नहीं। जीवन को सहज से सहज रूप में 
लेना चाहते है; यम-नियम या संयम-दमन को हमारा दिल नही मानता। 
भोगवृत्ति मनुष्य का सहज स्वभाव है और सहज स्वभाव में यत्न करने 
पर भी अन्तर नही लाया जा सकता । मैंने लिखा था--- 
कोरि जतन कोऊ करो, पर न प्रकृतिहि बीच । 
तल-बल जलु ऊंचे चढ़े, भ्रन्त नीच कौ नीछ ॥ (३४१) 
_ 'वटु पाँखे, भखु काँकरे, सपर परेई संग । 
सुखी, परेवा पुहमि मैं एके तुही, विहंग॥। (६१६) 
मीत, न नीति गलीतू हू जो धरियें घनु जोरि। 
खाऐएँ सरचें जो जुरे तौ जोरियें करोरि ॥ (४८१) 


४२० | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


“सच्ची बात है, किसी को अच्छा लगे या बुरा, अपना-पश्रपना 

प्राकृतिक स्वभाव नहीं छूट सकता--- 
भावरि-अ्रनभावरि-भरे करो कोरि बकवादु । 
अपनी अपनी भाँति कौ छूटे न सहजु सवादु ॥ (६३७) 

“र-नारी का आ्राकषंण सहज है, प्राकृतिक है । भव-सांगर के पार 
उतरने की बात व्यर्थ है। और पार उत्तरतर जा भी कौन सकता है?--- 
'तिय-छवि' जाने दे तब तो ।*' 

मैंने कहा--- आपने वारी का इतना चित्रण किया है, पर महत्त्व 
तनिक भी नहीं दिया ।” “दिया है” वे बोले --“पर पुरुष की रसिक मनो- 
वृत्ति को समझ कर । मनुष्य मूल रूप से ही रसिक है, विलासी है, प्रेमी 
नहीं । वह एक से, एकनिष्ठ प्रेम कर ही नहीं सकता । इसलिए मैंने भी 
अपने नायक को बन्धन में नहीं रखा । जीवन का सहज स्वाद है निर्बन्धता 
में, स्वच्छन्दता में, भौर इसी के अनुकूल मैंने नारी को भी देखा है। 
भेरा विलासी नायक नारी को संग लेकर असने लोचन जगत्‌ को, 
रसमय करता है। और नारी के देहरूपी सुदेश का भोग बहु राजा अनकर 
क्यों न करे ?* नारी केवल कामिनी है, पुरुष को लुभाने-रिकराने के 
लिए न वहु दासी हैन देवी, वह है भदनिका। देखो ने कितनी 
नायिकाओों का हमने चित्रण किया है, सबके पृथक्‌-पृथक गुण है पर सब 
हमे रस देती हैं। कामिनी हमे श्रघिक से अधिक लुभाने के लिए गुण- 
ग्रहण करती है और सच्चे गुरीजन उनकी प्रशंसा करके रस लूदते हैं। 
उसकी अपनी कोई वैयक्तिक सत्ता नही है । उसे जो सुख मिलता है, वह 
भी हमार ही सुख का साधन होता है। उसके गुणों की प्रभंता होती है 
ताकि वह भोग्या बनने के श्रधिक से अधिक योग्य बन सके । 'मुस्धा'- 


पा भव-पारावार कौ उलेंधि पार को जाइ। 
तिय-छवि-छायाग्राहिनी अभ्रहै बीच ही आइ ॥ (४३३) 
“इक नारी लहि संगु रसमय किए लोचन-जगतु (४२) 
क्यो न तृपति हू भोगने लहि सुदेसु सब देहु (५) 


कक र७+०३करक0+ तप 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२१ 


मध्या की लज्जा को हम आभूषण कहते है पर उनके रूप रंग के 
समान यह भी हमे उन्मत्त करती है।” मैंने देख" नशा बढता जा रहा है 
पर कुछ कह नहीं सकता था । वहाँ खाने की ऐसी चीजे भी थी कि नशा 
कम हो जाता था। अच्छा हुआ बिहारीलाल उन पर हाथ साफ करने 
लगे । तब मैने भी प्रइन करने की हिम्मत की---“आप के दोहो को क्‌द्ध 
लोग श्रश्लील कहते है!” उन्होने जवाब दिया -- 

“भोगवादी हृष्टिकोण में श्रश्लीलता का तत्त्व तो है किन्तु मेरी 
संक्रेतिक शैली ने इसे भी छिपा दिया है। भ्रश्लीलता नर-तारी के काम- 
व्यापार के हादिक प्रदर्शन में है, साकेतिक-बौद्धिक दर्शन में नही। यह 
ठीक है कि हमने समाज के श्यगारिक राज फाह किए है पर अनाड़ियों 
की तरह नही, कलाकारों की तरह। दो-तीन दोहो से मै अपनी बात स्पष्ट 
करता हूँ | मेरा विपरीत रति सम्बन्धी दोहा है-- 

परयो जोरु, विपरीत रति रुपी सुरत-रन-धीर । 
करति कुलाहलु किकिनी, गह्मो मौनु मंजीर ॥ (१२६) 

“दूसरी पक्ति मे सक्ष्मता है, साक्षात्कार नही;संकेत है, नग्न उत्तेजना 
नही । यहा दोहरी व्यंजना है--व्यंजना के भीतर भी व्यजना है। यहाँ 
व्यंजना के पर्दों को खोलने मे पाठक जिज्ञासा से रस तक पहुँचता है, 
स्थूल नेत्र से कुछ देख नहीं पाता । दो दोहे और लो जिनमे साकेतिकता 
से क्रितनी बात कह दी गई है पर क्या मजाल कि फूहडता आई हो-- 

अहे, दहेडी जिनि धरे, जिनि ते लेहि उतारि। 
नीके है छीक छुवे, ऐसेई रहि, नारि। (६६६९) 

'वाठफ चाहे, वक्ष के उभार, ग्रागिक नग्तता ब्रादि, कितनी ही बातो 
की वल्पता कर सकता हैं किन्तु निरावृत्त या साक्षात्‌ रूप में कुछ नही पा 
सकता । अधिक क्‍या प्रायः मेरे दोहे था तो 'अनबोले' ही उत्तर देकर 
नरनता से बचते है! था छुवि-छुटा' में, उस भझोरः ध्यान नहीं 


बिनती रति विपरीत की करसि पिय पाइ। 
हैसि, अनबोले ही दियौ उतरु, दियौ बताइ॥ (१३०) 





४२२] परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


जाता ।' तीसरे मेरा श्ूंगार नागरिक है जहाँ मेरी हृष्टि स्थल अंगों के प्रदर्शन 
पर न रह कर मनोभावों और हावों के वर्शान पर रही है । मेरी नायिका 
राधा भी नागरि"' है और नायक कृष्ण भी नागर' हैं। मैंने भ्रनेक दोहों 
में ग्रामीण तथा नागरिक मनोवृत्ति में अन्तर बताया है । मेरा दृष्टिकोण 
नागरिक है और इस दोहे से समझा जा सकता है जिसमें मैंने नागरी को 
गँवेलिनों में रहने पर श्रपमानित होना बताया है । सुनो-- 
नागरि विविध बिलास तजि, बसी गवेलिनु मांहि । 
मूढनि मै गतबी कि तूँ, हुठयों दे इठिलॉहि ॥ (५०६) 
“मैंने तुम से कहा है मेरी दृष्टि मनोभावों और हाथों पर रही है । 
ग्रात्मशइलाघा की बात नहीं, इसीसे मेरे दोहे यथार्थ बन सके है। नायक- 
नायिका का व्यावहारिक-शुंगारिक मनोविज्ञान इनमें बराबर मिलेगा । 
इस दृष्टि से कुछ उत्कृष्ट दोहे तुम्हे सुनाता हूँ-- 
“बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ | 
सौहेँ करे भोंहनु हेँसे देन कहै नटि जाइ॥ (४७२) 
देख्यौ भ्रमदेख्यों किये, भ्रग-भ्रग सब दिखाई । 
पैठति सी तन मैं सकुचि बेठी चिते लजाइ ॥ (६१८) 
ज्यौं ज्यौं श्रावति निकट निसि त्यीं त्याँ खरी उत्ताल । 
भमकि-फ्मकि टहुले करें लगी रहचरट” बाल ॥(५४३) 
नहि अन्हाइ नहिं जाइ घर, चितु चिहुँदयों तकि तीर । 
परसि, फुरहरी ले फिरति विहेंसति, घँसति न नीर ॥(६४५) 
नाँक चढ़े सीबी करें जिते छुबीली छैल। 
फिरि-फिरि भूलि वहै गहै त्यौं केंकरीली भैल ॥। (६०६) 
'दीप-उजेरै हूँ पतिहि हरत बसन्‌ रति-काज | 
रहो लपटि छबि की छटनु, नैको छुटी न लाज ॥ (४६३) 
मेरी भवबाधा हरी राधा नागरि सोइ । (१) 
'तौ, बलिये, भलिय बनी, नागर नंद किसोर । (६२१) 
देखिए दोहा सं० २७६, ४३८, ४३९, ६२४, झादि । 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२३ 


भोहँनु चासति, मूँह नटति, ऑखिनू सौ लपटाति । 

एंचि छुडावति करु इंची आगे आवति जाति ॥॥ (६८३) 

बालमु बारे सौति के सुनि परनारि-बिहार । 

भी रसु, भ्रनरसु, रिस रली, रीफ खीफ इक बार ॥” (१८७) 

निस्सन्देह, मुझे ये दोहे मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थ लगे, और मैंने 

भी उसकी मानव-प्रकृति की परख की प्रशंसा में कुछ कहा । भागे मैने 
पूृछा--“ आपने भक्ति के दोहे भी तो लिखे है ”” “लिखे हैं, इसलिए 
कि पहले के भक्त कवियों ने भक्ति की अभ्रपार रचनाएँ की थी; हमने भी 
परम्परा का पालन कर लिया। दूसरे, राधा-कृष्ण के स्मरण से भ्रपना 
क्या जाता है, लाभ ही लाभ है। मेरे साथी भिखारीदास का यह दोहा 
प्रसिद्ध है--- 

भ्रागे के सुकवि रीभिहै तौ कविताई, 

नतु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है । 

“हमारी श्ृंगारिक सामग्री को भक्त-जन भी राधा-कृष्ण के नाम से 
ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम कौन से सिद्धातवादी हैं कि 'रति” को 'मुक्ति' 
मान लिया तो कोई झौर भाव उठ ही नहीं सकता । 'समय पलटि पलट 
प्रकृति! (६६१) के अनुसार “बै-ते चढ़ती बार जग न जाने कितने भ्रोगुन 
करता है (४६१)--यौवन-ऋतुराज में 'नव दल फल फूल' के बदले लाज 
चली ही जाती है (४७४)--भौर इस समय सौभाग्य' (३१३) के नष्ट 
होने पर वृद्धानस्था में कुछ वेराग्य भी श्रा जाना स्वाभाविक है | मनुष्य 
चाहे न' चाहे, बुढ़ापा तो सहज-झूा से कभी-त-कभी आएगा ही । श्रतएक 
मे सम सुन्दर सब, रूप कुहप न कोइ' । (४३२) तब यम-करि के मूँह 
के नीचे पड़कर हम भी कह उठते---“विषय-तृषा परिहरि भ्रजोँ नरहरि 
के भुन गाउ” (२१) वैसे मनोवैज्ञानिक हष्टि से, किसी भी भाव की अति 
होती है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो होती ही है । कुछ क्षण हमारे 
जीवन में भी ऐसे भा ही जाते, जब हम भी कह उठते थे--- 

मोहूँ दीजे मोपु, ज्यों श्रवेक अधमनु दियो । (२६१) 


४२४] परिचित प्रश्न, नई समीक्षा 


या दीन प्रार्थना भी करते-- 
हरि, कीजति बिनती यहै तुम सों बार हजार । 
जिंहि तिहि भाँति डर॒यो रह्यौ परुयौ रहो दरवार । (२४१) 
“इनको पढ़कर हमे कोई भी भक्त कहेगा, पर सच्ची बात है हम में 
कोई आत्मा की वेचेनी, तड़प या जिज्ञासा नहीं जेसी हमारे पहले के 
भक्तों में होती थी । कोई सिद्धांत नही, या कुछ अ्रन्तर नही श्राता इसलिए 
हम कभी सगुण का प्रतियादन करते कभी निर्गुण का । ये दो दोहे सुनाता 
हैं, समझ लो-- 
दूरि भजत प्रभु पीठि दें गुन-विस्तारन-काल । 
प्रगटत तियु न निकेट रहे चंग-रंग भूगाल ॥| (४२८) 
लटुवा लो प्रभु-कर-गहै निगुनी भुन लपदाद । 
बहै गुनी-कर ते छुटे निगुनीय ह्वूजाइ ॥ (५०१) 
“एक स्थान पर तो मैंने मुरारी को भी राम का कार्य करने वाला 
बता दिया है । वह दोहा है--- 
कौन' भाँति रहिहै बिरदु अब देखिबी मुरारि। 
बीघे मोसो आई के गीधे गीर्धाह तारि। (३१) 
वस्तुतः भक्तों के समान तल्‍लीनता-भावुकता हमारे दोहों में है ही नहीं, 
हैं भी तो इसलिए कि अपनी कला-चातुरी से हम में भक्त बनने का भी 
कौशल है। फिर भी यहू तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान चाहे हमारी 
भक्ति से न रीभी हमारी बंकिम दोली से, वागूविदाधता तथा उक्तिवनित्य 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । कला की दाद देने के लिए बह 
अपने दर्शन दुर्लभ नही करेंगे । इन दो-तीन दोहों का तुमने भी आाश्वादन 
किया होगा-- 
मोहि तुम्हे बाढी बहस, को जीते, जदुराज । 
अपने अपने बिरद को दूहँ निबाहन लाज ॥ (४१) 
करो कुबत जगु, कटिलता तजों न, दीन दयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत, त्रिभंगी लाल ॥ (४२५) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२४ 


“मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मानव का सूत्र स्वभाव नही जाता चाहे 
समय के प्रभाव से, झ्रायु बढने के साथ उसके बाह्य स्वरूप मे कुछ परि- 
वर्तव भले ही आ जाए । भक्ति के दोहे लिखते समय भी हमारी मूल 
प्रकृति कोई भी देख-समझ सकता है। हम कौन सा भगवान को 
अपनी लौकिक जीवन की उपेक्षामय साधना से रिफाते थे या पर्चात्ताप- 
पीड़ित तरल उद्गारों से द्रवित करते थे। यहाँ भी हमारी भोगवादी मनोवृरत्ति 
या आराम पसदगी मुफ्त में काम निकालने से बाज नहीं आई। हम 
कहते---जगत-गुरु स्थाम ! क्‍या तुम्हे दुनियाँ की हवा तो नहीं लग गई 
कि तुमने थोड़े गुणों पर रीकना छोड दिया है| (७१) भ्राखिर हमारी बार 
ही ऐसी क्‍या बात हो गई कि तुम हमारे गुण-अवगुण गिनने बैठे हो ? 
आगे तो तुम अपनी दया से ही पतितो को तार देते थे । (२२१) फिर 
भी रियायत की बात नहीं। आगे तुम एक ही (आध्यात्मिक) ताप से 
पिघलते थे, हमने तो हृदय-हमाम को त्रयतापों से तपा रखा है, फिर भी 
तुम नहीं पसीजते ! (२८१) 

“हमने जिस राधा-कृष्ण की भक्ति की उसके स्वरूप की जानकारी 
से हमारी भक्ति और भी स्पष्ट हो जाएगी । हमने कृष्ण के शगारी- 
लोकरजक रूप से ही अनुराग दिखाया है। आखिर आपने नाम को 
तो सार्थक करना ही था, बिहारीलाल को बिहारीलाल ही भा 

सकते थे--- 
सीशा-मुकुट कटि-काछनि, कर मुरली, उर माल । 
इहि वानक मो मन सदा बसौ, बिहारी लाल ॥ (३०१) 

“आनन्द क्रीडा करते वाले 'बिहारीलाल' के साथ हमने उसी राधा 
से भव-बाघा हरने की प्रार्थना की जिसके तन की क्ाई से श्याम हरित- 

दुँति' हो जाते । (१) यह तो अलग-अलग की बात रही, हमने राधा- 
कृष्ण की युगल मूर्ति की भक्ति भी कौ--इसलिए कि इनकी केलि' से 
ब्रजमग का एक-एक निक्‌ज प्रयाग” का फल देने वाला हो गया । मैने तो 
अपने मन से स्पप्ट वहा था-- 


४२६] परिचित प्रशइन, नई समीक्षा 


तजि तीरथ, हरि-राधिका तन-दुति करि अनुराभु । 
जिहि ब्रज-केलि-निक्‌ ज-मग प्र पग होतु प्रयागु ॥ (२०१) 
“प्रेस मे एक से काम नही चल सकता । भ्रतएब हमारा काम तो 

जशुगल किशोर से ही चल सकता था । मेरी अनन्य इच्छा थी-- 

नितप्रति एकत ही रहत, बेस-बरन-मन एक। 

चहियत जुगल किसोर लखि लोचन-जुगल अनेक ॥॥ (२१८) 

“जैसे कृष्ण गोपी-वल्लभ तथा रफिक शिरोमणि होकर भी राधा- 

प्रेमी प्रसिद्ध हैं वेंसे ही तुम हमारे रसिक-प्रेमी नायक को समझो ।” यह 
कहकर वे कुछ चुप होगए। पर मैं तो जैसे सब कुछ पूछने पर उतारू था । 
मैं कहने लगा---“मैं समझे गया कि आप की भक्ति का रहस्य क्‍या है । 
झापने श्रन्य अनेक विषयों पर भी तो लिखा है और उनका सामाजिक 
महत्व भी है। उनके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?” “वही” वे 
बोले “जो अपने भक्ति के दोहों के सम्बन्ध में है ।” पर मेरे मुख पर 
जिज्ञासा देखकर वे उसका स्पष्टीकरण करने लगे--“जैसे भक्ति के प्रनेक 
दोहों के मूल में हमारी मूल # गारिक मनोवृत्ति कलकती है पर फिर 
भी कुछ दोहे पूरी भक्ति के दिखाई देते हैं, वैसे ही अन्य विषयों पर 
लिखे दोहे भी हैं--जंसे प्रकृति-वित्रण के सम्बन्ध में । अपने समकालीन 
कवियों को तरह मैंने भी प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया 
है। या भालम्बन रूप में किया है तब उसमें भी मूझे सुन्दर नारी ही 
नज़र आाई है। तुम्हीं देखो, ऐसी शरद ऋतु किसे अ्रच्छी न लगेगी-- 

अरुन सरोरुह-कर-च रन, हग-खंजन, मुख-चंद । 

समे झाइ संदुरि सरद काहि न. करति अनन्द । (४८७) ' 
या अद्ध रात्रि के समय झाने वाली यह शीतल प्रेम-पात्री वायु किसे सुख 
न देगी--- 

रही रुकी क्यों हूँ सु चलि, आधिक राति पधारि। 

हरति तापु सब द्योस कौ उर लगि यारि बयारि ॥ (३८९) 
हमें तो शीतल मंद सुगन्ध वायु भी नवोढ़ा नायिका ही लगती थी--- 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२७ 


लपटी पुहुप-पराग-पट, सनी स्वेद मकरंद । 

आवति, नारि नबोढ़ लौं, सुखद वायु गति मंद ॥ (३६२) 
पावस-घन-अंधियार में दित-रात का भेद भी हमें चकवा-चकवी मिल- 
बिछुड़ कर बताते थे-- 


पावस-घन-अ्रंधियार मै, रह्मौ भेद नहि झानू । 
रात द्योसः जानयो परत, लखि चकई चकवानु ।। (४5८६) 
कहने की आवश्यकता नही कि प्रालम्बन रूप मे भी हमारी रुचि-केन्द्र 
नारी ही रही है। फिर भी कुछ ऐसे दोहे भी भ्रवश्य लिखे जो मेरे सम- 
कालीन कवियों से भिन्‍त प्रकार के है क्योकि उनमे प्रकृति का प्रकृति के 
लिए चित्रण हुमा है। जसे-- 
कहलाने एकत बसत अ्रहठि मयूर, गमृंग बाघ | 
जगतु तपोबन सो कियो दीरघ-दाघ निदाघ ।। (४८९) 
चुवत्‌ स्वेद मकर द-कन, तरु-तरु-तर बिरमाइ। 
झ्रावत्‌ दच्छित देस ते थक्‍यों बटोही बाइ॥ (३६०) 
रनित भूग-घंटावली, भरित दान मधु-नीर । 
मंद मंद आवतु चल्यो कुजरु कुज-समीर। (हे८८) 
वस्तृतः शूंगार रस-राज की सेवा में हम ऐसे संलग्न हुए कि हमें 
उसी का राज्य सर्वत्र दिखाई दिया । वात्सल्य सम्बन्धी या करुण प्रसंग 
भी हमें प्रभावित नहीं कर सका--उसके भूल में भी हमें ःछ गरररिक रति 
दी दिखाई दी। ये दो दोहे सुनो जो मेरी बात को स्पष्ट करंगे-- 
बिहँसि बुलाइ, बिलोकि उत प्रौढ़ तिया रस घुमि । 
पुलकि पस्तीजति, पुत कौ पिय-चूम्यौ मुँहुँ चुमि।॥। . (६१७) 
हंग धिरकोंहँ, भ्रधः खुलें, देह-थकोहिै ढार। 
सुरत सुखित सी देखियति, दुखित गरम के भार ।॥। (६९२) 
तम्हारे युग के फ्रायड ने भ्रन्‍्य भावनाओं के मूल में काम-भावता को 
माना है। हम यद्यपि किन्‍हीं सिद्धान्तों के पचड़े मे नहीं पड़े पर परोक्ष 
रूप में हमारे दोहो से यही सिद्ध होता है। इनके श्राधार पर कोई भी 


४२८ ] परिचित प्रदन, नई समीक्षा 


फ्रायड के सिद्धात को सत्य स्प्रीकार कर लेगा । यह कह कर कछ उत्तर 
पाने के लिए बह मेरी ओर देखते लगे यए, पर जब मैं पूृवंबत रहा दो 
आगे कहने लगे कि “हमने पाख7-बेंडन किया है, पर रुच्यानुकूल रस भी 
लिया है, ये दोहे भी हमारे श्छतगारिक लेन से बाहर नहीं पठले । मैने तो 
रति” को ही मुक्ति! बता उसकी स्पष्ट साधना की पर कुछ छिपे रुस्तम 
कई प्रकार की झ्राठ लेकर शिकार करते ध। यही मेरा ब्यग्ग-विनोद 
काम आया । जरा इन भक्तों फी अपूर्व भक्ति! देशों-- 
में यह तोहीं मे लखी भगति अपूरब, बात । 
लहि प्रसाद-माला जु भी तनु कदंब की सौल ॥ (४७०) 
चितवत, जितवत हित हिचे, किसे तिरीछे नैन । 
भीजे तन दोऊ केपे, क्यों हैँ जप निश्रर न॥ (५१७) 
और इस १२-उपदेद-कुशल कथावाचक मिश्र की मुस्कान का रह्स्थ 
संमभो--- 
परतिय-दोपु पुरान ससि लखि मुलकी सूुखदानि, 
कस्‌ करि राखी मिश्र हैं मह-प्राई मृसकानि। (२६४ 
इस बाल-प्रेमी चतुर नायक की बदमाशी भी फसे छिप गजती है--- 
लरिका मिसनु लंगहझ मो दिंग प्राह | 
गया अचानक झाँगुरी छाती छैलु छ्ाह। (३५६) 
इसी तरह सपृंसक वैद्य का बहुत धन लेकर दूसरों भी रति-शन्ति 
बढ़ाने के लिए पारा देना, ज्योतिपी जी का अपने पृत्र-जत्म पर, 
' पितृमारक योग की गाना कर के शोकाकुल और बाद में जारज-योग का 
फल निकलने पर हपित होता आदि भी मेरे विनोद के उपकरण बने 
हैं।” यह कह वे मुस्करा दिए। मैं भी हसता हुआ पहने लगा *- इस 


अंग भोमरापामरीम १७ पड कप शटइाब के... मन. पट क्र 


बहु धनु ले, अहसानु के, पारो देत मराहि। 

बेद-बघ, हँसि भेद सी, रहो नाह मुह लाहि ।। (४३६) 
चित पितमारक-जोंगु गनि भयौ, भय सुत, सोगु । 
फिरि हुलस्पों जिय जोइसी समुर्क जारज-जोंगु ।। (५३४) 


बिहारीलाल से इन्टरव्यू [४२६ 


कपरणा ससुर को तो श्राप भूल ही गए जिसने***” “हाँ बह,” कह कर 
और हंसते हुए उन्होंने दोहा सुना दिया-- 

कन देबौ सौप्यो ससुर, बह थुरहथी जानि । 

रूप-रहचर्ट लगि लग्यो माँगन सब जगु आनि ॥ (२६५) 

मैंने चर्चा आगे चलाने के लिए कहा कि “कुछ दोहे आपके धार्मिक 

क्षेत्र के भी हैं जिन में धर्म की वास्तविकता स्पष्ट होती है।” उन्होंने 
पूछा “जैसे”, तब मैने कुछ याद करके दोहे बोले--- 

“जपमाला, छापे, तिलक सरे न एकौ कामु । 

मन-काँचे नाचे बृथा, साँचे रॉचे रामु ॥ (१४१) 

प्रपनें श्रपनें मत लगे बादि मचावत सोरू। 

ज्यँ त्यौ सबकौं सेइबौ एक नन्‍्दकिसोरु ॥।” (५८१) 


ये सुन वे बोले--/इन दोहों में तो हमारी कोई मौलिकता नही । 
संतों ने बाह्याडम्बरों का खडन करके झ्ातरिक साधना पर बल दिया 
ही था, हमने उनको ठीक' समझ कर, अ्रपने युग में वहीं बात देखकर, 
उनकी हाँ में हाँ मिला दी । अ्रवश्य ही मेरे अनेक नीति सम्बन्धी दोहे 
तत्कालीन राजन तिक अवस्थाओरं के अनुसार है। यह ठीक है कि मेने 
राजा जयसिह का हुक्म पाकर ही सतसई की रचना की थी पर मेरी 
बुद्धि उनकी भ्रराष्ट्रीय मनोवृत्ति को कभी स्वीकार नही कर सकती थी। 
शिवाजी ने राजा जयसिह को पत्र लिखा था, मैं कुछ ऐसा तो न कर 
सका, रोजी का सवाल था पर अन्योक्ति के माध्यम से उसी आशय की 
बात कहे बिना ने रह सका । सुती-- 
“स्वारधू, सुकृतु न, श्रमु वृथा; देखि, विहग, बिचारि। 
बाज, पराएँ पानि परि तूँ पच्छीनु न मारि॥” (३००) 
मैं सोचने लगा कि शूंगारी कवियों को भी अ्रपने-पराए का भेद ज्ञात 
था और इससे तत्कालीन राष्ट्रीय-हष्टिकोण को समझने में संहायतां मिल 
सकती है । मेने कहा--अपके नहिं पराग नह मधुर मधु' वाले दोहे ने 
बड़ा काम किया ।” “किया”, बिहारी बोले “पर इस राजनैतिक दोहे 


४३० | परिचित प्रइन, नई समीक्षा 


का अभीष्ट प्रभाव न पड़ सका । इसलिए मैंने भी उनकी अनेक जीतों की 
कोई प्रशंसा नहीं की और अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहा | मैंने ऐसे 
नीति के अनेक दोहे लिखे है जिनमें सामतिक व्यवस्था के व्यवहार स्पष्ट 
होते हैं। ये दोहे राजाशो-जागीरदारो के व्यवहार से सम्बन्धित है, जो 
हमारे अनुभवों का क्षेत्र रहे हैं। जसे, किसी गुणी को उपयुक्त स्थान नहीं 
मिला और कोई गुण-हीन उच्च स्थान पाकर फूला-फूला फिरता है। 
दूसरे, उस युग में चाहुकारिता बढ़ी हुई थी, इसलिए ऐसा प्रायः होता 
रहता था कि राजाओं के मुँह-लगे लोग कृत्कार्य होते रहते थे श्रौर बहुत 
से विद्वान मानी स्वभाव के कारण अभ्रसफल रहते थे | सम्मानित व्यक्ति 
भी किसी समय थोड़ी-सी बात पर अ्नाहत हो सकता था।” बिहारीलाल 
जी ने अनेक दोहे बोले थे पर मुझे कुछ ही याद है, वही लिखें देता हेँ--- 

जनमु जलधि, पानिपु बिमलु, भौ जगु श्राधु अपार । 

रहें गुनी हां गर-परयों, भर्ल न मुकता-हार । (३७६) 

गहे ने नेंकौ गुन-गरबु, हेंसों सबे संसारु। 

कुच-उचपद-लालच रहे गरे परे हें हार॥ (३७७) 

दिन. दस झादरु पाई की करि लें आ्रापु बखानु। 

जो लगि काग ! सराधपखु, तो लगि तो सनभानु ॥ (४३४) 

मरतु प्यास पिजरा-परयौ सुत्रा समे की फेर। 

भ्रादर दे दे बोलियतु बायसु बलि की बेर ॥ (४३५) 

नहिं पावसु, ऋतुराज यह; तजि तदवर चित भूल । 

झपतु भऐँ बिनु पाइहु. क्यों नव दल, फल, फूल ॥ (४७४) 

नीच हियें हुलसे रहैं गहे गेंद के पोत | 

ज्याँ ज्यों मार्थें मारियत, त्याँ त्योंँ ऊँचे होत ॥। (४६१) 

मैं भागे कुछ पूछने ही वाला था कि मेरे मित्र ने मुझे भोकोड़ कर 

जगा दिया । देखा, वहाँ बिहारीलाल तो न थे किन्तु बिहारी संतसई 
मेज़ पर खुली पड़ी थी, जिसे मैं पढ़ते-पढ़ते सो गया था । 





लेखक की ग्रन्य कृतियाँ--- 





१. महादेवों को काव्य-स 
कस, 
इस पुस्तक मे उनकी विचारधारा, भावधारा, गीतिकाव्य, क 
प्रकृतिचित्रण, महत्व आदि पर मौलिक विचार प्रकट | 
गए हैं । 
पृष्ठ संख्या १६५ मुल्य : ढाई रु 
वितरक : ओरिएन्टल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्‍ली । 


२. मीरजा-व्याख्या 
प्तीरजा' की काव्य-सौन्दर्य सहित घिश्लेपशात्मक व्याख्या | 
व्याख्या इस रूप मे की गई है कि महादेवी के समग्र काव्य 
मूल विशेषताएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं । 


पृष्ठ संख्या १७७ मूल्य : तीन रुप 
वितरक : झोरिएस्टल बुक डिपो, नई सहठुक, दिल्‍ली । 


३. साहित्य-सुधा 

(परिवरद्धित संस्करण ) 

“्रस्तुत पुस्तक सत्यपांज जी के मतत तथा चिस्तनपूर्णा निबर 
का संग्रह है। सभी निवन्धों में विषयों की गम्भीर व्याख्या 
और उनमें पाठफ के हुदय में दिलार उदवोधन « 
शक्ति है । 

-- साहित्य सनन्‍्दे 


पृष्ठ संख्या २२४ मूल्य! तीन झुपर 
निश्ियाम प्रकाशन, नई दिल्‍लों | 


